महावीर का अर्थशास्त्र 


आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन 


महावीर का अशथेशास्त्र 


आचार्य महाप्रज्ञ 





संपादक 
मुनि धनंजयकुमार 


6 आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन, चूरू 


स्वर्गीय श्रीमती घीसीबाई रांका (धर्मपत्ती श्री मोतीलाल एच० रांका) बगडीनगर 
(राजस्थान) की पुण्य स्मृति मे उनके सुपुत्र निर्मल नरेन्र एवं सुपुत्री उर्मिला, कोयम्बतूर 
के सौजन्य से प्रकाशित 


प्रकाशक : कमलेश चतुर्वेदी, प्रवन्धक : आदर्श साहित्य संघ, चूरू ( राजस्थान) 
मूल्य : चालीस रुपये, प्रथम संस्करण * १९९४, मुद्रक : आर० के० भारद्वाज लेजर एवं 
ऑफसट प्रिंटर्स, दिल्‍ली-११००३२ 


फट 985 ६9 /35095(788 0५9, &८॥9798 'श89073299,. २६ 40 00 


आशीर्वचन 


ईस्वी सन्‌ १९८७, अमेरीका का होनोलूलू शहर | हवाई विश्वविद्यालय शान्ति- 
संस्थान एवं डे वोन सा बौद्ध मंदिर के सयुक्त तत्वावधान मे सगोष्ठी का आयोजन । 
संगोष्ठी का विषय था -- “बौद्ध परिप्रेक्ष्य मे शान्ति ।' पन्द्रह देशो के प्रतिनिधियों की 
उपस्थिति । हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० ग्लेन डी० पेज के विशेष आमंत्रण 
पर हमारे प्रतिनिधियो का एक दल वहां पहुँचा | संगोष्ठी मे एक प्रश्न आया कि 
अपरिग्रह के बारे मे बुद्ध ने कुछ कहा हो, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता । इस सन्दर्भ 
मे महावीर की क्या अवधारणा रही है ? वहाँ उपस्थित विद्वानो मे अधिसंख्य बौद्ध 
विद्वान थे। सभवतः महावीर के दर्शन से वे पूरे परिचित नही थे | उस समय हमारे 
एक प्रतिनिधि खड़े होकर बोले -- 'महावीर ने अपरिग्रह के बारे मे बहुत कहा है । 
उनका एक दृष्टिकोण यह रहा है -- “असविभागी न हु तस्स मोक्‍्खो -- जो अर्थ 
का संविभाग नही करता, विसर्जन नही करता, वह मोक्ष को प्राप्त नही कर सकता ।! 

इस एक सूत्र से बौद्ध विद्वान्‌ बहुत संतुष्ट हुए। सौका विश्व विद्यालय टोक्यो 
(जापान) के जो प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, वे हमारे प्रतिनेधिदल को विशेष आग्रह 
के साथ जापान ले गए और वहाँ अनेक गोष्ठियो मे जैन दर्शन के सम्बन्ध मे उनके 
विचार सुने । मैने जब से यह बात सुनी, मन मे आया कि परिग्रह और अपरियग्रह के 
विषय मे महादीर की अवधारणा पर तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। इस वर्ष 
अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान और जीवनविज्ञान पर इक्कीस दिवसीय ग्रवचनमाला के बाद 
आचार्य महाप्रज्ञजी से कहा -- महावीर के दर्शन पर अर्थशास्त्रीय दृष्टि से भी एक 
प्रवचनमाला का आयोजन किया जाए। हे 

संसार मे अनेक अर्थशास्त्री है। वे अपनी दृष्टि से अर्थशास्त्रीय अवधारणाओ 
को व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग तक पहुँचा रहे है । अर्थ के प्रति लोगो का अकर्षण 
बढ रहा है। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ मनुष्य के जीवन से भी 
अधिक मूल्यवान्‌ बन रहा है । अर्थ का अर्जन, सग्रह, सरक्षण और भोग --- यह 
चतुष्टयी सन्ताप का कारण बन रही है | ऐसी स्थिति मे महावीर की विचारधारा कुछ 


प्रस्तुति 

जो मनुष्य अप्रामाणिक प्रवृत्तियो से धन का अर्जन करते हैं, वे बेर के साथ अपना 
अनुबन्ध कर लेते है । 

धन मे मुच्छित मनुष्य को धन त्राण नही देता । 

अंधेरी गुफा मे जिसका दीप बुझ गया हो, उसकी भांति अर्थ मे आसकत मनुष्य 
पार ले जाने वाले मार्ग को देखकर भी नही देखता । 

महावीर के ये सूत्र स्पष्ट संकेत दे रहे हैं - महावीर अर्थशास्त्री नही है । वे 
अध्यात्म पुरुष हैं। आत्मा के अस्तित्व को उन्होने अपना आधार माना है । 

अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय वस्तुएं है । अध्यात्मशास्त्र के अध्ययन 
का मुख्य विषय आत्मा है। उसका सम्बन्ध अपरिग्रह से है। महावीर अपरिग्रह के 
महान्‌ प्रवक्ता है । उन्होने स्वयं अपरिग्रह की स्थापना की, आकिचन्य का जीवन जीया । 

गृहस्थ मनुष्य अपरियही नही हो सकता, जीवन चलाने के लिए भिक्षाजीवी नही 
हो सकता । उसके लिए महावीर ने इच्छापरिमाण -- परिग्रह के सीमाकरण का विधान 
किया | सीमाकरण से अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धान्त फलित होते है। आकाक्षा और 
उत्पादन के असीम संवर्धन का सिद्धान्त बहुत आकर्षक है किन्तु वह स्वाभाविक नही 
है और उसके परिणाम भी मनुष्य के हित मे नहीं हैं । 

अर्थशास्त्र आर्थिक समृद्धि का शास्त्र है और अर्थ का सीमाकरण शान्ति का 
शास्त्र | असीम आकांक्षा और शान्ति मे कभी समझौता नही होता । मनुष्य के लिए 
आर्थिक संसाधन भी जरूरी है। शान्ति के मूल्य पर यदि आर्थिक विकास हो तो 
परिणामतः अशान्त मनुष्य आर्थिक समृद्धि से सुखानुभूति नही कर सकता | वर्तमान 
की अपेक्षा है -- आर्थिक आवश्यकता की सपूर्ति और शान्ति -- इन दोनो का समन्वय 
किया जाए। ऐकान्तिक दृष्टिकोण विश्व की समस्या को समाधान देने मे सक्षम नही 
है, इसलिए सापेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर आवश्यकता की संपूर्ति का अर्थशासत्र और 
शान्ति के अर्थशास्त्र - दोनो एक दूसरे के पूरक हो । संयम, विसर्जन, त्याग, सीमाकरण 
- ये शब्द आर्थिक संपन्‍नता के स्वणद्रष्टा मनुष्य को प्रिय नही हैं। भोग, विलासिता, 


सुविधा - इन शब्दों मे सम्मोहक शक्ति है। जो प्रिय नही लगते, वे मानवता के 
भविष्य के लिए अत्यन्त अनिवार्य है । इस अनिवार्यता की अनुभूति ही महावीर और 
उनके सीमाकरण के सिद्धान्त को अर्थशास्त्र के सन्दर्भ मे समझने की प्रेरणा देगी । 

पूज्य गुरुदेव ने कल्पना की, प्रकल्प और संकल्प किया -- महावीर के 
अर्थशास्त्र' के कुछ सूत्रो पर चर्चा हो, जो मानसिक तनाव और पर्यावरण की समस्या 
मे उलझे हुए मानस को समाधान दे सके । महापुरुष का संकल्प निर्विकल्प होता है 
इसलिए वह चरितार्थ हो गया। चार सप्ताह ( ६ अगस्त से २८ अगस्त ९४ ) तक 
प्रति शनि और रविवार को चलने वाला उपक्रम बढती हुई जिज्ञासा और उत्साह के 
साथ संपन्न हो गया ।पाठक के लिए प्रस्तुत है महावीर का अर्थशास्त्र | ” मुनि 
धनंजयकुमार ने इसके संपादन मे अनवरत श्रम किया। मुनि महेन्द्रकुमारजी ने बड़ी 
तत्परता के साथ इसका एक परिशिष्ट तैयार किया, जिसमे कुछ आधुनिक विचारको 
के विचार बिन्दु संकलित है । इसमे मानवता के भविष्य का प्रतिबिम्ब है, यदि बिम्ब 
अपने प्रतिबिम्ब को पहचान सके । 


-- आचार्य महाप्रज्ञ 
अध्यात्म साधना केन्द्र 


नई दिल्ली 
११ सितम्बर १९९४ 


सम्पादकीय 


(॥ अपरिय्ह का प्रवक्ता निर्ग्रन्थ 
क्या रच सकता है अर्थशास्त्र का अ्न्थ ? 
महाप्रज्ञ की कृति 'महावीर का अर्थशास्त्र 
खोल देती है बंद जिज्ञासा पात्र 
उभरता है मन मे यह प्रश्न 
क्या अपरिग्रह का चिन्तन 
दे सकता है परिग्रह का दर्शन ? 
(3 समाधान है गहराई मे, ऊँचाई मे 
अवस्थित हू सतह पर, वराई मे 
सहसा चेतना के अतल तल को चीरकर 
कौधती है एक विद्युत किरण -- 
आयुष्मन्‌ 
महावीर के ध्वनि प्रकपन 
पकड़ता था चेतना का कण-कण 
न केवल मानव 
देव दानव 
पशु-पक्षी ही नही 
वृक्ष और वनस्पति भी 
सुनते थे 
समझते थे 
भूलकर बैर-भाव 
त्याग अपना विभाव। 
>») महावीर का वचन 
शाश्वत सत्य का निर्वचन 
न व्यक्ति 


न जाति 
सबके लिए 
जिसमे अध्यात्म शास्त्र भी है 
नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र भी है 
राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र भी है 
प्रश्न है पकडने वाली दृष्टि का 
संकल्पजा सृष्टि का । 

[) विस्मृति का विलय 
स्मृति मे ग्रन्थ भूवलय' 
एक पत्र मे संदृब्ध 
अनगिन भाषा से समृद्ध 
जिसमे रसियन और जापानी भी है 
फ्रेच और जर्मनी भी है 
कोई भी नही है ऐसी लिपि 
जिसकी न मिले प्रतिलिपि 
केवल चाहिए वह दृष्टि 
जो पकड सके शब्द-सृष्टि । 

() महाप्रज्ञ का प्रस्तुत सृजन 
मौलिक प्रतिभा का एक और निदर्शन 
महावीर की सूत्रात्मा से 
महाप्रज्ञ की अर्थात्मा का 
साक्षात्‌ मिलन 
महावीर को प्रासंगिकता का 
महाप्रज्ञ की प्रतिभा से 
सजीव चित्रण 
जो देता है 
नया प्रकाश 
प्रबल आश्वास 
नया विश्वास । 


(0 महाप्रज्ञ कहते है - 
अपरिग्रह के चिन्तन से ही 
निकल सकता है 

परिग्रह का पावन दर्शन 
अहिंसा और शान्ति के अर्थशास्त्र का 
कमनीय अयन 

जिस पर चलकर 

पा सकता है हर पाठक 

शान्ति की वह दिव्य मणि 

जो भोतिव.ता को चकाचौध मे 
हो गई है आँखों से ओझल । 


मुनि धनंजयकुमार 
नई दिल्‍ली 
१३ सितम्बर ११९४ 


अनुक्रम 


१. केन्द्र मे कौन ? मानव या अर्थ ? १५ 
२. विकास की अर्थशास्त्रीय अवधारणा २७ 
३.अहिसा और शान्ति का अर्थशास्त्र ३८ 
४.व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का सीमाकरण ५० 
५. पर्यावरण और अर्थशाखत्र ६१ 
६. गरीबी और बेरोजगारी ७१ 
७ महावीर, मार्क्स, केनिज और गांधी ८० 
८. नई अर्थनीति के पेरामीटर ९० 
९. धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण न्‍ १०० 
१०. जिज्ञासा :समाधान ११२ 
११. महावीर ओर अर्थशात्र १२६ 
यरिशिष्ट 

१. महावीर वाणी : मूल खोत १४५ 
२. व्रत-दीक्षा १५० 
३. चोदह नियम १५८ 
४. अणुव्रत-आचार-सहिता १५९ 


५. अर्थशास्त्र : आधुनिक विचार १६० 


केन्द्र में कोन ? मानव या अर्थ ? 


विश्व की नई व्यवस्था अपेक्षित है । नया समाज, नई अर्थ व्यवस्था, नई राजनीति 
की प्रणाली, सब कुछ नया अपेक्षित है । इसलिए कि जो नया-नया चल रहा है, उससे 
संतोष नही है । जो नया करना चाहते है, वह पुराना भी है । हमारी इस परिवर्तनशील 
व दुनिया मे धौव्य, उत्पाद और व्यय एक साथ चलते है। ध्रुव है, शाश्वत है और 
साथ मे परिवर्तन भी है। यह अनेकान्त का नियम है । परिवर्तन और शाश्वत--दोनो 
संयुक्त रूप से चलता है इसलिए नया कुछ भी नही होता । जो नया होता है, वह भी 
पुराना बन जाता है । जो पुराना है, उसमे भी खोज करे तो बहुत कुछ नया मिलेगा । 


मनुष्य की प्रकृति 


भगवान्‌ महावीर ने मनुष्य को व्याख्यायित किया। मनुष्य बाहर से तो एक 
विशिष्ट आकृति प्रधान और पशु से भिन्न लगता है किन्तु मनुष्य की प्रकृति बहुत से 
प्राणियो से भिन्‍न नही है । प्रत्येक प्राणी के अन्तस्तल मे एक प्रकृति है मप्म । मनुष्य 
की प्रकृति मे भी काम है । महावीर का वचन है--कामकामे । --यह पुरुष कामकामी 
है । काम उसकी प्रकृति का एक तत्त्व है । 

उसकी प्रकृति का दूसरा तत्त्व है--अर्थलोलुए--वह अर्थलोलुप है, अर्थ का 
आकाक्षी है । 

मनुष्य की प्रकृति का तीसरा तत्त्व है--धम्मसद्धा । मनुष्य मे धर्म की श्रद्धा है, 
चरित्र की श्रद्धा है, आस्था है । 

मनुष्य की प्रकृति का चौथा तत्त्व है--सवेग | वह मुक्त होना चाहता है । 

ये मनुष्य की प्रकृति के चार तत्त्व हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | भारतीय 
चिन्तन मे चार पुरुषार्थ का समन्वय माना गया है । चार पुरुषार्थ को छोडकर हम मनुष्य 
की व्याख्या करे तो उसे समग्रता से नही समझा जा सकता । उसको समग्रता से समझने 
के लिए इस पुरुषार्थ चतुष्टयी को समझना जरूरी है। 

समन्वित दृष्टिकोण 
चाणक्य भारतीय राजनीति और अर्थनीति के एक प्रतीक पुरुष है । उन्होने कई 


१६ महावीर का अर्थशास्त्र 


ग्रन्थ लिखे है । कौटिल्य अर्थशास्त्र उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अपने दूसरे प्रसिद्ध गन 
चाणक्य सूत्र मे वे लिखते है-- 

सुखस्य मूर्ल धर्म: । धर्मस्य मूल अर्थ. । अर्थस्य मूल राज्यः । राज्यस्य मूल 
इद्धिक-जयः । 

सुख का मूल है धर्म । धर्म का मूल है अर्थ । अर्थ का मूल है राज्य और राज्य 
का मूल है इच्द्रिय-जय । 

इन्द्रिय-जय को छोड़कर केवल राज्य और अर्थ की कल्पना चाणक्य नही कर 
सकते | चाणक्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के शिष्य थे और चन्द्रगुप्त भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य । मौर्य साम्राज्य मे चन्द्रगुप्त ने कुछ नई व्यवस्थाएं दी थी और उन व्यवस्थाओ 
के सूत्रधार थे महामात्य चाणक्य । चाणक्य सूत्र मे उन्होने जिस सत्य का ग्रतिपादन 
किया है, वह एक समन्वित दृष्टिकोण है । 
दो प्रणालियां 


वर्तमान मे दो मुख्य प्रणालियां प्रचलन मे है-- 

कैपिटलिज्म 

कम्युनिज्म । 

एक पूजीवादी प्रणाली है और एक साम्यवादी प्रणाली । दोनो की फिलॉसफी € 
मैटेरियलिज्म--भौतिकवाद । पूंजीवाद का दर्शन भी भौतिकवाद है और साम्यवाद 
का दर्शन भी भौतिकवाद है । दोनो मे दर्शन का कोई अन्तर नही है । 
त्रती समाज 


महावीर ने एक समाज की कल्पना की थी। उसका नाम हो सकता है व्रती 
समाज । उसके लिए उन्होने एक आचार सहिता दी । उसमे से अर्थ-व्यवस्था के बहुत 
सारे सूत्र फलित होते है, अर्थ-व्यवस्था के अनेक सिद्धान्त प्रस्फुटित होते है । व्रती 
समाज की जो परिकल्पना है, उस पर दर्शन की दृष्टि से विचार करे । वह न भौतिकवाद 
है और न कोई दूसरा अन्य वाद | वह एक समन्वित वाद है, जिसमे भौतिकवाद और 
अध्यात्मवाद दोनो का समन्वय है । महावीर यथार्थवादी थे । उन्होने भौतिकवाद को 
अस्वीकार नही किया, पौदूगलिक सुख को अस्वीकार नही किया । किन्तु उनमे प्रकृति 
का भेद अवश्य बतलाया--एक शाश्वत सुख या आन्तरिक सुख है, दूसरा क्षणिक 
अथवा भातिक सुख है । 


केन्र मे कौन ? मानव या अर्थ १७ 
जीवन का आधार 


महावीर ने कहा--खणमेत्त सोक्खा बहुकाल दुक्खा--भीतिक सुख क्षणिक 
होता है, परिणाम मे दुःखद होता है। इस अन्तर का ग्रतिपादन किया पर यह नहीं 
कहा-- जो भौतिकवाद है या भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वह सर्वधा गलत है। यह 
सचाई है कि हमारा सारा जीवन पौद्ूलिक है, पुद्रल के आधार पर चलता है। हम 
भौतिकवाद से हटकर केवल अध्यात्मवाद के आधार पर जीवनयात्रा को नही चला 
सकते | इसलिए उन्होने एक समन्वित दृष्टिकोण पर बल दिया । कोरा भौतिकवाद 
नही, कोरा एकांगी दृष्टिकोण नही, किन्तु अनेकान्त का दृष्टिकोण, भौतिकवाद और 
अध्यात्मवाद--दोनो की समन्विति । 


केनिज के विचार 


आधुनिक अर्थशाख्र भौतिकवाद के आधार पर विकसित हुआ है। उसकी 
कठिनाई यह एकांगी दृष्टिकोण ही है । यह एकांगी दृष्टिकोण नही होता तो वर्तमान में 
इतनी आधिक अपराध की स्थितियां नहीं बनती, इतनी आर्थिक स्पर्धा नही होती, 
उत्पादन और वितरण मे इतनी विषमता पैदा नहीं होती । आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रमुख 
पुरुष केनिज कहते है---हमे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबको धनी बनाना है । 
इस रास्ते मे नेतिक विचारो का हमारे लिए कोई मूल्य नही है ।' उनका बहुत स्पष्ट 
कथन हे--यह नैतिकता का विचार न केवल अप्रासगिक है, बल्कि हमारे मार्ग मे 
बाधक भी है । 


आश्चर्य किस बात का 


आज ज्वलन्त प्रश्न है भ्रष्टाचार का । बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार की बात करते है, 
कहते है--आज प्रष्टाचार बढ़ा है । जब अर्थशास्त्र की मूल धारणा यह है कि नैतिकता 
का विचार हमारे मार्ग मे बाधक है तो फिर भ्रष्टाचार का रोना क्यो ? इसमे आश्चर्य 
किस बात का है ? वर्तमान की अर्थशास्रीय अवधारणा के बीच यदि भ्रष्टाचार बढ़ता 
है, आर्थिक अपराध बढ़ते है, अप्रामाणिकता ,और बेईमानी बढ़ती है तो स्वाभाविक 
है। भ्रष्टाचार न बढ़े तो आश्चर्य की बात है । 


आधुनिक अर्थशास्र के आधार 


इस समग्र पृष्ठभूमि के सन्दर्भ मे वर्तमान के अर्थशाख्र और भगवान महावीर 
के युग के अर्थशाख्र के कुछ कोणो पर विचार करे । आधुनिक अर्थशास्त्र के तीन 


१८ महावीर का अर्थशास्त्र 
मुख्य आधार है-- 

( इच्छा 

( आवश्यकता 

ए मांग 

इच्छा को बढ़ाओ, आवश्यकता को बढ़ाओ और माग को बढ़ाओ । तुलनात्मक 
दृष्टि से देखे--इच्छा का क्षेत्र व्यापक है । आवश्यकता का क्षेत्र उससे छोटा है और 
मांग का क्षेत्र उससे भी छोटा है। इन तीन पर आधुनिक अर्थशासत्र का ढाचा खडा 
है । 
महावीर का अर्थशास्त्र 

महावीर के अर्थशास्त्र के तत्त्वो पर विचार करे तो आधुनिक अर्थशाख््र मे चार 
बाते और जोड़ देनी चाहिए 

() सुविधा 

(3 वासना, आसक्ति या मूर्च्छा 

() विलासिता 

(3 प्रतिष्ठा 


सुविधा के लिए 


केवल इच्छा पूर्ति के लिए या केवल विलासिता के लिए सारा प्रयल नही होता । 
अर्थ का विकास जो मनुष्य करता है, उसका एक दृष्टिकोण बनता है सुविधा | उसे 
सुविधा चाहिए ।इसलिए वह अर्थ का सग्रह करता है । 
आसक्ति 


दूसरा तत्त्व है आसक्ति । न सुविधा की जरूरत, न आवश्यकता, केवल वासना । 
आज के विज्ञापन ऐसी वासना जागृत करते है कि अनावश्यक को भी आवश्यक बना 
देते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नही 
सकता । यह वासना विज्ञापन के द्वारा जागृत होतीं है | 


विलास के लिए 


मनुष्य विलास के प्रति आकर्षित है । वह विलासिता की पूर्ति के लिए अधिकतम 
प्रयल करता है। विलास के लिए प्रभूत धन चाहिए। अर्थ मनुष्य की इस वृत्ति को 


घोष सेना है १ 





केन्द्र मे कौन ? मानव या अर्थ १९ 
प्रतिष्ठा के लिए 


एक हेतु है प्रतिष्ठा, अह का पोषण । कोई आवश्यकता नही है, फिर भी अहं के 
पोषण के लिंए बहुत कुछ खरीदना पड़ता है । 


केन्ध में कोन है ? 


इन सूत्रो के संदर्भ मे अर्थनीति पर विमर्श करे । किस अर्थ की व्यव॑स्था मे, किस 
सूत्र के साथ मनुष्य प्रधान बनता है और कहा अर्थ प्रधान बनता है । कही-कही मनुष्य 
गौण बन जाता है और अर्थ प्रधान या मुख्य बन जाता है । यह गौण और मुख्य का 
अन्तर जितना स्पष्ट होगा, हमे इस सचाई का बोध होगा--अर्थशाख्तर के केद्ध मे मनुष्य 
कहा है और अर्थ कहा है । 


अनियंत्रित इच्छा 


आधुनिक अर्थशास्त्र का मुख्य सूत्र है---अनियत्रित इच्छा ही हमारे लिए कल्या- 
णकारी और विकास का हेतु है । जहा इच्छा का नियत्रण करेगे, विकास अवरुद्ध हो 
जाएगा । जहा अनियत्रित इच्छा है, वहा मनुष्य निश्चित रूप से परिधि मे चला जाएगा 
और अर्थ केन्द्र मे आ जाएगा। ््श्ि 


असीम आवश्यकता 


आवश्यकता के लिए भी यही सूत्र काम करता है। अर्थशास्त्र का सूत्र है-- 
आवश्यकत्ता को असीम विस्तार दो, कही रोको मत । इससे भी मनुष्य किनारे पर लग 
जाता है और अर्थ केद्ध में आ जाता है । 


सुविधा का अतिरेक 


हम सुविधा को अस्वीकार नही कर सकते । महावीर ने भी इसे सर्वथा अस्वीकार 
नही किया । इसलिए कि मनुष्य के भीतर कामना है । कामना है तो फिर सुविधा उसके 
लिए अनिवार्य बन जाती है । कामना और सुविधा--.इन दोनो को अलग नही किया 
जा सकता। यदि मनुष्य की प्रकृति मे काम नही होता तो हम सुविधा को अस्वीकार 
कर देते । यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है---जहां कामना है, वहां सुविधा अनिवार्य 
. होगी। महावीर ने भी इस यथार्थ को स्वीकार किया--सुविधा की अपेक्षा है, किन्तु 


. जहां सुविधा का अतिरेक हो जाता है, वहां मनुष्य गौण बन जाता है और अर्थ प्रधान 
. बनज़ाता है। ः 


शै महावीर का अर्थशास्त्र 
विलासिता 


विलासिता मे मनुष्य का कही पता ही नही होता । मनुष्य परिधि से भी बाहः 
चला जाता है | केवल अर्थ ... अर्थ .. . और ... अर्थ बचता है | विलासिता + 
हमारी आवश्यकता है, न अनिवार्यता । न सुविधा है, न कोरा मनोरंजन । वह केवल 
भोगवृत्ति का उच्छुखल रूप है । समझदार मनुष्य उसमे किसी भी सार्थक तत्त्व के 
नही देख पाता । वहां केवल अर्थ की लोलुपता और उसकी पूर्ति के साधन के सिव 
और कुछ नही बचता । विलासिता केवल भोग का पोषण है । इसमे काम और अ 
-- दोनो वृत्तियां काम करती है । 


महावीर का सूत्र 


इन सूत्रों के आधार पर अर्थनीति का निर्धारण होता है और आदमी अर्थर्जि 
की वृत्ति मे सन होता है । प्रश्न है---महावीर ने इस विषय मे क्‍या नया सूत्र दिया 
क्या इच्छा को अस्वीकार किया ? महावीर ने इच्छा को अस्वीकार नही किया । उन्होंरे 
स्वय कहा--इच्छा हु आगाससमा अणंतया-- इच्छा आकाश के समान अनन्त हे 
क्या आवश्यकता को रोकने की बात कही ? उन्होने यह भी नही कहा--आवश्यक 
ताओ को समाप्त कर दो, उनका प्रयोग मत करो | उन्होने इनके साथ 'सयम' शब्द 
का प्रयोग किया--इच्छा का संयम करो, आवश्यकता का सयम या सीमाकरण करो | 


मूलभूत आवश्यकताएं 


आवश्यकता क्‍या है और अनावश्यकता कया है, इसे समझना भी जरूरी है। 
हम शरीर की माग को पूरा करे, वह आवश्यकता है | भूख हमारे शरीर की मांग है 
प्यास हमारे शरीर की माग है । इस माग को पूरा करे, यह आवश्यक है | विनयविं- 
जयजी ने आवश्यकताओ का एक चित्रण किया है--शरीर की जो पहली माग है, वह 
है रोटी की माग । दूसरी माग है पानी की । तीसरी मांग है कपड़े की । चौथी माग र 
मकान और वख््र की । ये शरीर की चार मूलभूत मागे है, आवश्यकताएं है । 
वर्गीकरण आवश्यकता का 


आवश्यक वह है, जो शरीर की माग को पूरा करे । आवश्यक वह है, जो इद्धिद 
की माग को पूरा करे | हमारे जीवन का पहला तत्त्व है शरीर और दूसरा तत्त्व 
इन्द्रिय । अलकरण शरीर की माग नहीं है । यह इन्द्रियो की मांग है । सगीत सुनना 
चलचित्र देखना, स्वादयुक्त भोजन, सुखद स्पर्श--ये इच्ध्रियों की मागे है । महावी'* 


॥ 


६ 
) 


॒क्‍ 


केद्ध मे कौन ? मानव या अर्थ २१ 


ने, अध्यात्म के आचार्यो ने-इन्हे अस्वीकार नहीं किया। उन्होने माना--ये मांगे है 
और इस यथार्थ पर सामाजिक प्राणी चलता है, इसलिए इन्हे स्वीकृति दी । इससे भी 
आगे है मन की माग । वह शरीर के लिए जरूरी नही है किन्तु यदि मन की चाह, तरग 
को निरस्त कर दिया जाए तो मानसिक विकृतिया भी पैदा हो सकती है । इसलिए मन 
की मांग भी आवश्यक होती है । इससे आगे बढ़े--पारिवारिक और सामाजिक सबंधो 
के निर्वाह की भी एक आवश्यकता है। परिवार बढ़ाना और सामाजिक संबंधों की 
स्थापना भी एक आवश्यकता है । विवाह करना, सतान पैदा करना, इन्द्रिय विषयों को 
प्राप्त करना, यह सारा एक मांग का, आवश्यकता का वर्गीकरण विनयविजयजी ने 
किया है । 


मनुष्य का व्यक्तित्व 


महावीर की सारी कल्पना एक साथ आचार्य ने प्रस्तुत कर दी। यह सारा 
भौतिकवादी दृष्टिकोण है, पौद्गलि दृष्टिकोण है। आधुनिक अर्थशास्त्री भी इंन सब 
आवश्यकताओ का प्रतिपादन करते है और इन्हे पूरा करने की योजना बताते है । 
महावीर ने कहा--ये मांग या आवश्यकताए है, इन्हे हम अस्वीकार नही करेगे, किन्तु 
केवल ये ही नही है। मनुष्य की प्रकृति के चार तत्त्व है। उनमे केवल काम ही सब 
कुछ नही है । काम की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, किन्तु वह भी सब कुछ नही है 
काम है साध्य और अर्थ है उसकी पूर्ति का साधन । प्रकृति के ये दो अंग बन जाते 
है--काम और अर्थ, एक साध्य और दूसरा साधन । मनुष्य इतना ही नही है । यदि 
मनुष्य का व्यक्तित्व केवल काम और अर्थ की सीमा मे ही होता तो मैतिकता, चरित्र 
आदि पर विचार करने की आवश्यकता ही नही होती । फिर भ्रष्टाचार, बेईमानी और 
अनैत्तिकता से ग्लानि करने की , परहेज करने की भी कोई आवश्यकता नही होती । 
केनिज ने मनुष्य की आधी प्रकृति के आधार पर अपनी अर्थशास्त्रीय घोषणा कर दी, 
आधी प्रकृति को अस्वीकार कर दिया। 


रोटी और आस्था 


प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने एक बहुत अच्छी बात कही है---कोरी रोटी और 
कोरी आस्था--दोनो अपर्याप्त हैं। मनुष्य केवल रोटी के आधार पर जी नही सकता 
और केवल आस्था के सहारे भी जी नही सकता | आज की प्रणाली तो यह है कि 
रोटी दो तो आस्था को खण्डित कर दो । आस्था दो तो रोटी की समस्या रह जाती 
है। ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमे रोटी भी हो और आस्था भी हो । यह 


२२ महावीर का अर्थशास्र | 


समन्वित प्रणाली है | महावीर ने जो मार्ग-दर्शन दिया, जो अर्थशात््र का दर्शन दिया, 
उसमे न रोटी का अस्वीकार है और न आस्था का अस्वीकार है । दोनो का समन्वय 
है, रोटी भी मिले और आस्था भी । क्‍ 


आधी प्रकृति की उपेक्षा मत करो 


महावीर ने कहा--मनुष्य की जो आधी प्रकृति है, उसे ठीक समझने का प्रयल 
करो । वह है धर्म और संवेग या मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा । उसको बिल्कुल उपेक्षित 
मत करो । जानबूझकर उसके साथ आखमिचौनी मत करो, चरित्र को भी स्थान दो । 
जब चरित्र की मीमासा करते है और मुक्त होने की बात सामने होती है, तब एक शब्द 
फलित होता है सयम । सुविधा की सीमा करो, उसे असीम मत बनाओ ! मकान और 
वस्त्र शरीर के लिए आवश्यक है, पर सुविधा को इतना मत बढ़ाओ कि वह स्वयं के 
लिए हानिकारक बन जाए। 


सुविधा की सीमा का सूत्र 


महावीर की भाषा मे सुविधा की सीमा का विवेक यह है--जो सुविधा शारीरिक, 
मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए, वह सुविधा मान्य है, किन्तु जो 
सुविधा शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को हानि पहुचाए, वह सुविधा 
अवांछनीय है । फ्रिज एक सुविधा है, किन्तु शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 
पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है । एयरकडीशनर स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । 
वातानुकूलित मकान सुविधाजनक तो है, किन्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । 
यह कितनी मूर्खता है 


एक प्रसिद्ध उद्योगपति बीमार हो गंए। डाक्टरी दवा से स्वस्थ नही हुए। 
अस्पतालों और डाक्टरो से निराश होकर अन्त मे वे एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास 
गए। चिकित्सक ने उनसे पूछा--आप क्या खाते है ? कहा रहते है ? उन्होंने सब 
बताया | सारी बाते चिकित्सक के ध्यान मे आ गई । उसने कहा--आप एक काम 
करे । तीन घटे गरम पानी मे नहाए। उन्होने वैसा ही किया । दो चार दिनो मे स्वास्थ्य 
लौटने लगा । एक दिन वे गर्म पानी के टब मे बैठे थे। मन मे विचार आया--वहैं 
कितनी मूर्खता है । दिन मे आठ-नौ घटे तो एयरकडीशनर मे काम करो, फिर तीन घटे 
गरम पानी से स्नान करो । अपने घर के एयरकंडीशनर को निकलवा दिया । तीन घटे 
गरम पानी के टब में बैठने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई । 


केन्द्र मे कीन ? मानव या अर्थ २३ 
वह वांछनीय नहीं है 

वह सुविधा, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, वाछनीय नही है । 
आज बहुत सारे पदार्थ ऐसे आ गए, जो एक बार सुविधाजनक लगते है, किन्तु अंततः 
मन को विकृत बना देते है, मानसिक चचलता पैदा कर देते हैं । जितने भी मनोरंजन 
के क्लब है और उनमे जो सुविधाए दी जाती है, वे एक बार तो मन को अच्छी लगती 
है, किन्तु उसके बाद मन विकृति से भरता चला जाता है । इसीलिए महावीर ने 
कहा--सीमा करो, ऐसी सुविधा को मत भोगो । 


तर्क की भाषा 


एक व्यक्ति से पूछा गया---“शराब क्यो पीते हो ? 

उसने कहा--'मेंरे लिए आवश्यक है ।' 

'क्यो आवश्यक है ? “इससे क्या होता है ? 

“इसके पीते ही सारा तनाव मिट जाता है ।' 

यह तर्क की भाषा है--शराब हमारे टेशन को मिटाने के लिए आवश्यक है । 
महावीर ने कहा--इस काल्पनिक आवश्यकता की सीमा करो । यथार्थ की आवश्य- 
कता रोटी और पानी है । यह शराब केवल काल्पनिक आवश्यकता है, जिसे तुम तनाव 
मिटने के लिए जरूरी बताते हो । आज मादक वस्तुओ का जो बाजार प्रभावी है, वह 
काल्पनिक आवश्यकता के आधार पर बना है। इस विषय मे महावीर से पूछा 
जाए---क्या करे तो महावीर कहेगे-- “सयम करो । यह तुम्हारे लिए जरूरी नही है । 
यह तुम्हारी कृत्रिम आवश्यकता है, तुमने इसे आवश्यकता मान लिया है वस्तुतः यह 
आवश्यकता नही है ।” हमारी कल्पना भी बहुत बार आवश्यकता पैदा कर देती है । 
यह नाटक क्‍यों ? 


रेल के डिब्बे मे दो यात्री आसपास बैठे थे । एक उठा । उसने आगे बढ़ कर 
खिड़की को बन्द कर दिया | दूसरा उठा और खिड़की को खोल दिया | एक नाटक 
शुरू हो गया । एक खोलता है, दूसरा बन्द कर देता है । टी, टी, आया । यात्रियों ने 
उन दोनो का नाटक बताया और अपनी परेशानी व्यक्त की । टी, टी, ने पूछा--तुम 
दोनो ऐसा क्यो करते हो ? पहला बोला--मुझे गर्मी लगती है, घुटन महसूस होती है 
तो खिड़की क्यो न खोलूं ? दूसरे ने कहा--मुझे सर्दी लगती है तो क्यो न बन्द करूं ? 
टी० टी: ने दोनो को खिड़की के पास बुलाया और कहा--देखो ! दोनो ने ध्यान से 
देखा तो पता चला कि खिडकी के शीशा ही नही है । 


२४ महावीर का अर्थशास्र 
सचाई को न भुलाएं 

जब शीशा ही नही है तो बन्द करने से क्या लाभ और खोलने से क्या लाभ ? 
हमारी काल्पनिक आवश्यकताएं, कृत्रिम अपेक्षाए इतनी ज्यादा होती है कि हम सचाई 
को भुला देते है । महावीर इसीलिए कहते है कि तुम काल्पनिक आवश्यकता की सीमा 
करो, संयम करो | सुविधा की भी सीमा करो, संयम करो । महावीर ने यह नहीं 
कहा--केवल आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है । उन्होने व्यवहार को भी मिथ्या 
नही बतलाया । व्यवहार भी एक सचाई है । पौद्गलिक जगत्‌ भी एक सचाई है । अपेक्षा, 
आवश्यकता और सुविधा--यह भी एक सचाई है, किन्तु इन्हे उच्छृंखल मत बनाओ, 
मर्यादा का अतिक्रमण मत करो, इनकी एक सीमा निर्धारित करो | सीमा का भी एक 
बहुत अच्छा सूत्र प्रस्तुत कर दिया--जहा मूल को हानि न पहुचे, शरीर, मन और 
भावधारा को हानि न पहुंचे । टी, वी, हमारी इन्द्रियो को हानि पहुंचाता है । कितने 
बच्चे इसके प्रबल आसकत बन गए, कितने लोग आंखो की ज्योति मन्द कर बैठे | 
समाचार पत्र मे पढ़ा--ब्रिटेन मे बच्चो के चश्मे बहुत बिके | कारण खोजा गया तो 
पता चला--बच्चे टेलीविजन के बहुत निकट बैठक" देखते है, बहुत लम्बे समय तक 
देखते है, इसलिए आखो की समस्या बढ़ रही है, चश्मे बढ़ रहे है। यह उच्छुखल 
और अतिशय वृत्ति है 
अनावश्यक है विलासिता 


महावीर ने कहा--विलास को समाप्त करो | विलासिता सर्वथा अनावश्यक 
है । इसका पूर्ण निरोध करो, संयम करो । यह बात कुछ कटु लग सकती है, किन्तु 
बहुत सच्ची है--- 
सत्वं विलवियं गीयं, सब्यं नं विडम्बितं। 
सत्वे आभरणा भारा, सब्वे कामा दुहावहा ॥ 
हि वासना को बढ़ाने वाले गीत, गीत नही, विलाप है । वासना को बढ़ाने वाले नृत्य 
और नाटक विडम्बना है, प्रदर्शन को बढ़ाने वाले आभरण भारभूत है। उच्छूखल 
वासना दु:ख को बढ़ाने वाली है । 
यदि इतिहास उपलब्ध होता 


महावीर ने संयम का एक अभियान शुरू किया, प्रयोग शुरू किया और उस 
समय जब आबादी आज जितनी नही थी, पाच लाख व्यक्तियो का एक समाज बनाया । 


केन्द्र मे कौन ? मानव या अर्थ २५ 


वह महावीर के सिद्धान्तों को मानने वाला समाज था । पांच लाख लोग उस समय की 
दृष्टि से कम नही होते । लिच्छवी गणतंत्र का प्रमुख महाराज चेटक महावीर के उस 
व्रती समाज का एक प्रमुख सदस्य था । पूरा जैन इतिह्यस आज प्राप्त नही है । भारतीय 
इतिहास मे जैन तथ्यो की जितनी उपेक्षा हुई है, शायद किसी की नही हुई है । अनेक 
राजाओ, गणतंत्र के प्रमुखो, जैन सेनापतियो और सार्थवाहो का इतिहास आधुनिक 
इतिहासकारों ने गायब कर दिया । यदि उनका इतिहास आज हमारे सामने उपलब्ध 
होता तो लिच्छवी, वज्जी आदि गणतंत्र महावीर के अर्थशाखत्रीय सिद्धान्तो के आधार 
पर चलते थे, यह स्वयं तथ्य सिद्ध हो जाता । 


मौलिक अंतर 


महावीर ने एक ऐसे समाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो सयमी और व्रती 
समाज था। व्रत और संयम के सदर्भ मे हम आधुनिक अर्थशाशत्र और महावीर के 
अर्थशात्न की तुलना करे | पहला अन्तर तो मूल मे ही दर्शन का आएगा । आधुनिक 
अर्थशासत्र एकांगी भौतिकवाद पर आधारित है ।महावीर के अर्थशाखत्र मे भौतिकवाद 
एवं अध्यात्मवाद--दोनो का स्वीकार है। आधुनिक अर्थशास्त्र ने एक लक्ष्य बना 
लिया है--मनुष्य को धनी बनाना है। महावीर के अर्थशास्त्र का लक्ष्य था--मनुष्य 
शान्ति के साथ, सुख के साथ अपना जीवन बिताए। क्योकि शान्ति के बिना सुख 
नही मिलता । सुख शान्ति पूर्वक होता है। गीता मे कहा गया-- 


न चाभावयतः शान्ति: अशान्तस्थ कुतः सुखम्‌ । 


भावना के बिना शान्ति नही होती और शान्ति के बिना सुख का सपना भी नही 
लिया जा सकता । 


प्रश्न केन्द्र और परिधि का 


एक ओर धन से मिलने वाला सुख है, दूसरी ओर शान्ति से मिलने वाला सुख 
है। भौतिकवाद के आधार पर धन+-सुख-- यह समीकरण बनेगा। महावीर के 
अर्थशास्त्र का समीकरण होगा-- धन की सीमा+शान्ति और सुख । व्रत, संयम और 
सीमाकरण के संदर्भ मे हम महावीर के अर्थशाख्त्रीय सिद्धान्तो का मूल्यांकन कर सकते 
हैं। इस सिद्धान्त का केद्धीकृत निष्कर्ष यह होगा--जहां व्रत है, संयम और सीमाकरण 
है, वहां अर्थशास्त्र के केद्ध मे मनुष्य रहता है, अर्थ दूसरे नम्बर पर रहता है । जहां ऐसा 
नही है, ्रत, सयम और नैतिकता का विचार नही हैं, वहां पदार्थ और अर्थ केद् में 


२६ मंहावीर का अर्थशा्र 


रहेगा, मनुष्य पर्दे के पीछे । इस संदर्भ मे वर्तमान की समस्या को, आर्थिक अपराधो 
को समझने मे बहुत सुविधा होगी । हम सरलता के साथ यह समझ सकते है---आज 
क्यों आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ? क्यो आर्थिक अपराध बढ़ रहे है ? क्यो सत्ता 
के शीर्ष पर बेठा व्यक्ति आर्थिक अपराधो मे लिप्त होकर त्याग पत्र देने को बाध्य 
होता है ? जेल मे जाने को विवश होता है ? जब तक मनुष्य परिधि मे रहेगा, अर्थ 
केन्द्र मे रहेगा, तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नही जा सकेगा । 


बिकास की अर्थशाश्रीय अवधारणा 


भगवान्‌ महावीर ने प्रत्येक कार्य, विकास या पर्याय को सपिक्ष बतलाया । बहुत 
शाखाए है, बहुत शास्त्र है । अनेक विद्या की शाखाओ मे परस्पर सबद्धता है । जितने 
भी शास्त्र हैं, उनमे भी परस्पर सापेक्षता है। यद्यपि अर्थशास्त्र अर्थ के विषय मे ही 
चिन्तन करता है किन्तु कोई भी शास्त्र निरपेक्ष होकर चल नही सकता | ऐसा प्रतीत 
होता है--- आधुनिक अर्थशास्त्र ने निरपेक्ष होकर चलने का प्रयल किया है । शायद 
इसी का परिणाम है कि अनेक समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझी है, हिंसा को 
प्रोत्साहन मिला है । 


आकर्षक उद्देश्य 


केनिज ने अर्थशाख्र का मुख्य उद्देश्य बतलाया--हर निर्धन व्यक्ति धनी बने, 
मालामाल बन जाए। उद्देश्य आकर्षक है । इस विषय मे साम्यवाद और पूंजीवाद मे 
कोई विशेष अन्तर दिखाई नही देता। प्रक्रिया और परिणाम मे अन्तर हो सकता है, 
किन्तु मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति निर्धन न रहे, गरीब न रहे, गरीबी की 
रेखा के नीचे जीवन यापन न करे ! प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओ की 
पूर्ति हो सके-और वह सुख शान्ति के साथ अपना जीवन जी सके । यह,विकास का 
एक लक्ष्य बनाया गया। अर्थशासत्रीय दृष्टि से विकास की परिभाषा भी यही है। 
आर्थिक विकास, भ्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलोजी का विकास, प्रति व्यक्ति आय 
और जीवनस्तर--ये आधुनिक अर्थशास्त्र के विकास के मानदण्ड है । 


प्रिय नहीं है दरिद्वता 


प्राचीन काल मे भी कहा गया--अधन निर्बलं--जो अधन है, वह निर्वल है । 
दरिद्र और गरीब कभी वांछनीय नही रहा । दरिद्रता सदा तिरस्कृत हुई है । उसे किसी 
भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया । 

एक ब्राह्मण पण्डित ने राजा भोज से मिलने के लिए प्रस्थान किया । वह बहुत 
दरिद्र था। राजा को भेट करने के लिए कपडे मे गने के कुछ खण्ड (टुकडे) बांधकर 


२६ मंहावीर का अर्थशात्ष 


रहेगा, मनुष्य पर्दे के पीछे । इस संदर्भ मे वर्तमान की समस्या को, आर्थिक अपराधों 
को समझने मे बहुत सुविधा होगी । हम सरलता के साथ यह समझ सकते हैं--आब 
क्यो आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ? क्यो आधिक अपराध बढ़ रहे है? क्यों सत्ता 
के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति आधिक अपराधो मे लिप्त होकर त्याग पत्र देने को बाध्य 
होता है? जेल मे जाने को विवश होता है ? जब तक मनुष्य परिधि मे रहेगा, अर्थ 
केद्ध में रहेगा, तव तक ऐसी घटनाओ को रोका नही जा सकेगा । 


विकास की अर्थशास्नीय अवधारणा 


भगवान्‌ महावीर ने प्रत्येक कार्य, विकास या पर्याय को सापेक्ष बतलाया । बहुत 
शाखाएं है, बहुत शास्त्र है। अनेक विद्या की शाखाओ मे परस्पर संबद्धता है । जितने 
भी शाख््र हैं, उनमे भी परस्पर सापेक्षता है। यद्यपि अर्थशास्त्र अर्थ के विषय मे ही 
चिन्तन करता है किन्तु कोई भी शास्त्र निरपेक्ष होकर चल नही सकता । ऐसा प्रतीत 
होता है--- आधुनिक अर्थशास्त्र ने निरपेक्ष होकर चलने का प्रयल किया है । शायद 
इसी का परिणाम है कि अनेक समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझी है, हिंसा को 
प्रोत्साहन मिला है । 


आकर्षक उद्देश्य 


केनिज मे अर्थशातत्र का मुख्य उद्देश्य बतलाया--हर निर्धन व्यक्ति धनी बने, 
मालामाल बन जाए । उद्देश्य आकर्षक है । इस विषय मे साम्यवाद और पूंजीवाद मे 
कोई विशेष अन्तर दिखाई नही देता। प्रक्रिया और परिणाम मे अन्तर हो सकता है, 
किन्तु मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति निर्धन न रहे, गरीब न रहे, गरीबी की 
रेखा के नीचे जीवन यापन न करे । प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओ की 
पूर्ति हो सके-और वह सुख शान्ति के साथ अपना जीवन जी सके । यह,विकास का 
एक लक्ष्य बनाया गया। अर्थशासत्रीय दृष्टि से विकास की परिभाषा भी यही है। 
आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलोजी का विकास, प्रति व्यक्ति आय 
ओर जीवनस्तर--ये आधुनिक अर्थशास्त्र के विकास के मानदण्ड है । 
प्रिय नहीं है दरिद्रता 


प्राचीन काल में भी कहा गया--अथन निर्वलं--जो अधन है, वह निर्वल है । 
दरिद्र और गरीब कभी वाउनीय नही रहा । दरिद्रता सदा तिरस्कृत हुई है । उसे किसी 
भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया । 

एक ब्राह्मण पण्डित ने राजा भोज से मिलने के लिए प्रस्थान किया | वह बहुत 
दरिद्र था। राजा को भेट करने के लिए कपड़े मे गने के कुछ खण्ड (टुकड़े) बांधकर 


२८ ः महावीर का अर्थशात्र 


ले लिए | कुछ देर विश्राम करने के लिए वह जंगल मे सो गया । उधर से आ रहे एक 
व्यक्ति ने उसे देखा । उसने सोचा--राजा के पास यह पुरस्कार के लिए इक्षुखण्ड 
लेकर जा रहा है । उसने कपड़े से इक्षुखंड निकाल लिए और उसकी जगह लकडियां 
बांध दी । पंडित सोकर उठा । वह कपड़े मे बंधी लकड़ियो को लेकर राजा के महल 
की ओर चल पड़ा । दरबार मे पहुंचकर भेट करने की इच्छा से जब कपड़े को खोला 
तो उसमे लकड़ियां देखकर स्तब्ध रह गया | वह बहुत चिंतित हो गया । महाकवि 
कालिदास समझ गए---इस व्यक्ति के साथ किसी ने छलना की है। उन्होने तुरन्त 
स्थिति को संभालते हुए कहा--'महाराज ! आज जैसा उपहार आया है, वैसा कभी 
किसी ने भेट नही किया । बड़ा अद्भुत उपहार है । राजा ने पूछा--कैसे ? कालिदास 
ने कहा-- 


दग्ध॑खाण्डवमर्जुनेन बलिना. रम्बहुमेभूपितं: 
दग्धा वायुसुतेन हेमनयरी लंका पुनः स्वर्णभूः । 
दग्धो लोकसुखो हरेण मदन: किं तेन युक्‍त॑ कृत, 

दारखिय॑ तापकारकमिद॑ केनाएपि दग्ध॑ न हि॥ 


खाण्डव वन को अर्जुन ने जला दिया, सोने की लका को हनुमान ने जला दिया 
और कामदेव को शंकर ने जला दिया, लेकिन इस दरिद्रता को, जो सबको जलाती है, 
कोई जला नही सका | यह विप्र इस दरिद्रता को जलाने के लिए ईंधन भेट कर रहा 
है । इसे जलाने मे आप ही समर्थ है । 

दारिद्रय कभी प्रिय नही रहा, गरीबी कभी वांछनीय नही रही, न प्राचीनकाल में, 
न अर्वाचीनकाल मे । सब चाहते है कि गरीब कोई न रहे, समाज किसी को न सताए । 
किन्तु यह बड़ा कठिन काम है । 


अर्थशात्र का ध्येय 


आधुनिक अर्थशास्त्र ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया--मनुष्य के स्वार्थ के 
मनोवेग को उभारा जाए। आज के अर्थशास्त्र का मुख्य ध्येय रहा है---जहां तक हो 
सके, स्वार्थवृत्ति को उभारा जाए। जितना स्वार्थ उभरेगा, उतना ही विकास होगा । 
केनिज ने बड़ी दृढ़ता के साथ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | इस सिद्धान्त मे 
सचाई नही है, ऐसा में नही मानता । क्योंकि व्यक्तिगत ग्रेरणा और व्यक्तिगत स्वार्थ 
जितना मनुष्य से काम करवाता है, उतना कोई नही करवाता | स्वार्थ हमारी एक बहुत 
बड़ी प्रेरणा है और बहुत प्रिय है । जिस सिद्धान्त का आधुनिक अर्थशास्त्र ने प्रतिपादन 


विकास की अर्थशाख्रीय अवधारणा २९ 


किया, वह प्रिय है, आकर्षक है--हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को बढ़ाए और व्यक्तिगत 
स्वामित्व जितना विकसित कर सके, करे । जितना अर्जन कर सके, करे । 

साम्यवाद ने जो सिद्धान्त प्रस्तुत किए, वे भी कम आकर्षक नही है| कोई भी 
व्यक्ति भूखा नही रहेगा, बिना मकान के नही रहेगा, वखहीन नही रहेगा, आजीविका 
शून्य नही रहेगा, प्राथमिक आवश्यकताएं सबकी पूरी होंगी। यह साम्यवाद का 
आकर्षण सपना था, और है । 


प्रिय और हित 


इस संदर्भ मे महावीर के दर्शन की मीमांसा करे । प्रिय और हित--इन दो शब्दो 
पर ध्यान दे । एक बात प्रिय लगती है, किन्तु हितकर नही है । एक बात हितकर है, 
किन्तु प्रिय नही लगती । एक बात ऐसी भी हो सकती है, जो प्रिय भी है और हितकर 
भी है। हर व्यक्ति धनवान बने, स्वार्थ के मनोवेग को उभारे, जिससे संपदा का विकास 
हो---यह प्रिय है, किन्तु हितकर नहीं है । व्यक्ति मे स्वार्थ वैसे भी बहुत तीव्र होता 
है । इस वैयक्तिक स्वार्थ ने समाज मे काफी समस्याएं पैदा की है । इसे और वीत्र 
बनाने का प्रयल किया जाए तो परिणाम कैसा होगा, यह हम आज के समय को देखकर 
समझ सकते है | ४ 


केसे हो आर्थिक विकास ? 


हर व्यक्ति चाहता है--समाज मे आर्थिक विकास हो, किन्तु प्रश्न है कि कैसे 
हो ?इसकी प्रक्रिया क्या हो ? आर्थिक विकास निर्विकल्प है । महावीर कहते है-- 
आर्थिक विकास की बात करते समय इन बिन्दुओ पर विचार अवश्य करो --- 

() अहिंसा और साधन शुद्धि 

() मूल्यों का हास न हो 

(3 स्वार्थ की सीमा 


अहिंसा और साधन शुद्धि 


आर्थिक विकास के साथ कही हिंसा तो नही बढ़ रही है ? साधन शुद्धि की दृष्टि 
से विचार करे--आर्थिक विकास हो, किन्तु वह येन-केन-प्रकारेण नही । एक व्यक्ति 
आज सामान्य स्थिति मे है। उसने किसी सम्पन्न व्यक्ति का अपहरण कर लिया । 
एक करोड़ की फिरोती मांगी । उसमे सफल हुआ । गरीब से करोडपति बन गया । 
आर्थिक विकास तो उसका हो गया किन्तु उसके लिए जो साधन अपनाए, जो प्रक्रिया 
अपनाई, क्या वह वाछनीय हो सकती है ? 


३० महावीर का अर्थशात्र 
प्रसिद्ध होने के नुस्खे 


प्राचीनकाल मे एक चिन्तन रहा--प्रसिद्धि आदमी को विजय दिलाती है । एक 
व्यक्ति के मन में विकल्प उठा--मुझे प्रसिद्ध होना है । इसके लिए क्‍या करू ? किमी 
ने सलाह दी--जाओ, बाजार मे घड़ो को इकट्ठे रखो और लाठी से फोड़ो, बहुत प्रसिद्ध. 
हो जाओगे । ऐसा न कर सको तो पहने हुए सारे कपड़ो को उतार फेंको, नग्न हो जाओ, 
एकदम प्रसिद्ध हो जाओगे | यह भी न कर सको तो गधे की सवारी करो, प्रसिद्ध हो 
जाओगे । प्रसिद्ध होने के ये सबसे सस्ते नुस्खे है-- 


घट भिन्द्ात्‌ पट छिन्द्यात्‌, कृत्वा रासभरोहणम्‌ । 
येन केन प्रकारेण, प्रसिद्ध: पुरुषो भवेत्‌॥ 


दो सूत्र है--एक येन-केन-प्रकरेण का और दूसरा साधन-शुद्धि का। भगवान्‌ 
महावीर ने कहा--समाज के क्षेत्र मे आर्थिक विकास मे किसी को आपत्ति नही हो 
सकती किन्तु यह येन-केन-प्रकारेण नही होना चाहिए, उसमे अहिंसा की दृष्टि से विचार 
होना चाहिए, साधन-शुद्धि की दृष्टि से विचार होना चाहिए। 

मूल्यों का हास न हो 

महावीर ने कहा--अर्थार्जन मे मूल्यों का हास न हो । महावीर की अवधारणा 
और आधुनिक अर्थशास्त्र की अवधारणा मे इस दृष्टि से हम बहुत अन्तर देखते है । 
आर्थिक विकास मे मूल्यो का हास न हो, यह अनिवार्य शर्त रही । आज स्थिति दूसरी 
हो गई है । केनिज ने स्पष्ट कह दिया -- 'अभी यह समय नही आया है कि हम मूल्यो 
पर विचार करे या नैतिकता पर विचार करे । जब सभी धनवोन्‌ बन जाएंगे, तब इस 
पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी ।' यह बहुत बड़ा अन्तर है, महावीर की अर्थशासत्रीय 
अवधारणा और आज की अर्थशाखत्रीय अवधारणा मे । करुणा का विकास, सवेदन- 
शीलता का विकास आर्थिक विकास के साथ-साथ होना चाहिए । कही ऐसा तो नही 
हो रहा है कि समृद्ध बनने के साथ-साथ उसी अनुपात मे हमारी करुणा, दया का खोत 
सूखता जा रहा है । एक व्यक्ति ने क्रूरता के साथ धन बटोरा । उससे आर्थिक विकास 
जा रा है किन्तु उसका यह विकास हजारो व्यक्तियों के लिए एक गडढ़ा खोद 

ताहै। 

स्वार्थ की सीमा 


स्वार्थवृत्ति से सर्वधा अछूता नही रहा जा सकता । साधना करने वाले व्यक्ति 
में भी अपना स्वार्थ होता है । वह सर्वथा बुरा और अवांछनीय भी नही होता, अच्छा 


विकास की अर्थशाखत्रीय अवधारणा ३९ 


भी होता है किन्तु उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा स्वार्थ न हो कि वह दूसरो ' 
के हित को हानि पहुंचाए। व्यक्ति अकेला नही है, दुनिया बहुत बडी है। अरबो 
आदमी है । एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को इतना उभारे कि अपना तो आर्थिक विकास 
करे और दूसरो को हानि पहुंचाए। यह नही होना चाहिए । 

निर्दर्शन आनंद का 


महावीर ने कहा--आर्थिक विकास के साथ इन बिन्दुओ पर विचार करो । 
महावीर का श्रावक आनन्द आर्थिक दृष्टि से बहुत सम्पन्न था। उसके पास हजारो- 
हजारो एकड़ कृषि भूमि थी । चालीस हजार गायो की गौशाला थी । करोडो की सपदा 
व्यापार मे लगी हुई थी किन्तु व्रती सम्मज का सदस्य होने के नाते उसका यह व्रत 
था--अर्थार्जन मे अप्रामाणिक साधनो का उपयोग नही करूगा । इसी के आधार पर 
उसने अपना आर्थिक विकास किया था। 


धर्म और आर्थिक विकास 


आर्थिक विकास करने मे कोई धर्म बाधा नही डालता । आधुनिक अर्थशात्र के 
बहुत से विद्वानो ने कहा--हमारे धर्म कहते है, अकुश लगाओ, यह मत करो, वह मत 
करो । ये निर्देश अनुपयोगी है, विकास मे बाधक है । वस्तुत. हम ग्रियता के कोण से 
सोचते है, तभी ये बाधक लगते है । हित के कोण से सोचे तो पाएगे---ये बाधक नही, 
साधक है । प्रियता और हित दोनो दृष्टियो से सोचे तो अर्थशास्त्र मनुष्य के लिए बहुत 
लाभकारी हो सकता है । केवल प्रियता की दृष्टि से विचार करेगे तो पाएंगे---आज 
के अर्थशाख् ने मनुष्य-समाज मे बहुत विकृतियां पैदा की है, उसे क्रूर बनाया है, शोषण 
के रास्ते पर अग्रसर किया है । 


विद्यमान है साप्राज्यवादी मनोवृत्ति 


आज टेक्नोलोजी का बहुत विकास हुआ है, इसमे कोई सदेह नही है । किन्तु 
उसके साथ यदि करुणा रहती तो शायद मनुष्य जाति के लिए इतना खतरा पैदा नही 
होता । टेंक्नोलोजी का प्रयोग जिस सूक्ष्मता के साथ संहार की दिशा में हुआ है, उतना 
लाभ को दिशा मे नही हुआ है । इसका कारण यही है कि साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति 
मनुष्य मे विद्यमान है। एक समय था जब भूखण्ड का साम्राज्य चलता था । भूमि पर 
अधिकार करो, अधिकाधिक जमीन हड़पो, यह एक प्रकार का भौगोलिक साम्राज्यवाद 
था। आज आर्थिक साम्राज्यवाद का युग है। आज महत्त्व इस बात का नहीं है कि 


३२ महावीर का अर्थशात्र 


भूमि कितनी है, महत्त्व इस बात का है कि हाथ मे बाजार कितना है । जापान एक छोय 
देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश नही है, किन्तु विश्व बाजार में वह 
अधिकाधिक काबिज है । 


स्वार्थ ओर क्रूरता 


आर्थिक साम्राज्य कायम करने की एक होड़-सी लगी हुई है । अमेरिका, इंग्लैंड 
जापान, जर्मनी, ये सभी एक दूसरे को इस दौड़ में पीछे छोड़ देना चाहते है। इस 
आर्थिक साम्राज्यवाद के विस्तार मे टेक्नोलोजी का भरपूर प्रयोग हुआ है किन्तु मानव 
कल्याण के लिए कम हुआ है । औद्योगिक विकास की भी यही स्थिति है । तर्क वो. 
यह दिया जाता है--औद्योगिक विकास जितना होगा, विकास के उतने ही अवसर 
बढ़ेगे, रोजगार बढ़ेगे । करुणा की बात उसके बाद आती है । जहां स्वार्थ प्रबल होता 
है, वहां करुणा प्रबल नही हो सकती । महावीर का यह निश्चित सिद्धान्त है--स्वार्थ 
जितना बढ़ेगा, क्रूरता भी उतनी ही बढ़ेगी । स्वार्थ जितना सीमित होगा, करुणा का 
उतना ही विस्तार होगा। स्वार्थ भी शिखर पर और करुणा भी शिखर पर, यह स्थिति 
स्थी संभव नही है । 
तर्क रोजगार का 


रोजगार का तर्क भी बहुत श्लथ है । जो युग आ रहा है, वह रोबोट का युग है, 
कम्प्यूटर का युग है । जहा हजार मजदूर काम करते थे, वहां आज पांच मजदूरों से हो 
काम चल जाएगा । रोजगार कहां मिला ? इस मशीनी युग मे आदमी ज्यादा बेरोजगार 
हो रहा है, होता जा रहा है । प्रत्यल है गरीबी और बेरोजगारी मिटाने का किन्तु जैसे-जैसे 
यात्रिक विकास हो रहा है, रोबोट मनुष्य के हाथ से काम छीन रहा है, गरीबी और 
बेरोजगारी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है । इस इलेक्ट्रोनिक युग ने कहां तक पहुंचा 
दिया है--जापान जैसे देश मे तो धर्मगुरु का काम भी रोबोट से हो रहा है । किसी 
की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार प्रार्थना हेतु धर्मस्थल मे जाता है तो रोबोट उनका 
अभिवादन करता है, उन्हे धैर्य और सांत्वना देता है, पूरा धर्म का पाठ उन्हे सुना देता 
है। अन्त में आशीर्वाद देकर धन्यवाद के साथ उन्हे विदा करता है । यह सारा काम 
रोबोट करता है । 
अपेक्षा कहां है ? 


मनुष्य की अपेक्षा कहां है ? ऐसा लगता है कि इस रोबोट और कम्प्युटर के 


| 


विकास की अर्थशाख्रीय अवधारणा 35 


युग मे मनुष्य को मौन धारण कर हिमालय की किसी गुफा मे शरण ले लेनी चाहिए। 
मनुष्य ने बहुत श्रम किया है, अब उसके लिए विश्वाम का क्षण आ गया है। आचार्य 
ने बहुत सुन्दर कहा--सर्वरेंभा तन्दुलप्रस्थमूला--मनुष्य की सारी प्रवृत्ति एक सेर 
चावल के लिए है। अगर सेर भर चावल की जरूरत न हो तो फिर प्रवृत्ति को भी 
कोई अपेक्षा न रहे । किन्तु इस औद्योगिक विकास ने अर्थ को मनुष्य पर इतना हावी 
कर दिया है कि उसके आगे वह गौण हो गया है । 


प्रश्न प्रति व्यक्ति आय का 


अर्थशास्त्र का एक उद्देश्य है प्रति व्यक्ति आय । निश्चित ही प्रति व्यक्ति आय 
उन देशो मे बढ़ी है, जो विकसित देश है, किन्तु आज ऐसा लगता है--पूंजीवाद 
(कैपिटलिज्य) भी अपनी अंतिम सासे गिनने लगा है । जापान, अमेरिका जैसे विकसित 
राष्ट्र मे भी वेरोजगारी बढ़ने लगी है । आंकडे बताते है कि वहां भी गरीबी की रेखा 
के नीचे जीवन जीने की नौबत आ रही है । रूस की स्थितियों से परिचित लोग जानते 
है साम्यवादी शासनकाल में भी हजारो-हजारों लोग सडक के किनारे पडे पाइपो में 
शरण लेते थे । कोई मकान नही था, बडे-बडे पाइपो मे लोग रैन-बसेरा करते थे । 
आज तो वहा भयकर गरीबी और भुखमरी की सी स्थिति बनती जा रही है । खाने 
को चीजो के लिए लम्बी क्यू लगती है । 


गांधीजी का कथन 


यदि प्रति व्यक्ति आय समान होती, तो समस्या का समाधान होता किन्तु वैसा 


. हुआ नहीं। गाधीजी ने कहा था--'आर्थिक समानता का आदर्श आदमी कभी प्राप्त 


नही कर सकेगा । क्योकि वैयक्तिक क्षमता भिन-भिन्‍न है, योग्यता भिल-भिन्‍न है । 
हर व्यक्ति इस विन्दु पर पहुंच नहीं सकता ।” स्वार्थ को उभारने का परिणाम यह 
आया--आज दुनिया को सारी पूजी कुछ हजार लोगो के हाथो में ही केद्धित हो गई 
है। इतने बड़े-बड़े धनी बन गए है कि सिवाय प्रतिष्ठा और झूठे अहं के पोषण के 
उनकी सूची में कुछ है ही नहीं । दुनिया का प्रथम नम्बर का धनी, द्वितीय नम्बर का 
धनी और तृतीय नम्बर का धनी--वस यही उनकी सूची है । इसलि प्रति व्यक्ति 
आय वाली बात भी जटिल बनती जा रही है । 

आकांक्षा जीवन स्तर की 


स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग वी धारणा ने भी आदमी को बहुत धोखे मे डाला है 


३४ महावीर का अर्थश्ञाद्र 


दिग्मूढ बनाया है । हर व्यक्ति के मन मे लालसा है कि जीवन स्तर उनत होना चाहिए। 
समस्या यह है--उसके लिए पास मे साधन नही है। प्रतिष्ठा का मानदण्ड, विकाप 
का चिह यह मान लिया गया कि इतनी बाते तो होनी ही चाहिए । यदि यह धारणा 
होती -- जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति होनी चाहिए तो कोई समस्या 
नही थी। यह एक स्वस्थ चिन्तन है | पशु-पक्षी भी अपनी आवश्यकताओ की पूर्ण 
करते है तो मनुष्य जैसा बुद्धिमान्‌ प्राणी न करे, यह कैसे हो सकता है ? किन्तु इस 
स्टैडर्ड ऑफ लिविंग की धारणा ने प्राथमिक आवश्यकताओ को गौण कर दिया 
अनावश्यक वस्तुओ के प्रति एक ललक मनुष्य के भीतर पैदा कर दी । 

मनुष्य की तीन कोटियां 


महावीर ने मनुष्य का अध्ययन किया, मनुष्य की वृत्तियो का अध्ययन किया 
उन्होने बतलाया--मनुष्य अलग-अलग प्रकृति का होता है, सबको एक ही तराजू रे 
मत तोलो । उन्होने तीन वर्गो मे मनुष्य को विभाजित किया-- 

(3 महेच्छ 

() अल्पेच्छ 

(3 इच्छाजयी । 

पहली कोटि के मनुष्य वे है, जो महा इच्छा महारंभ वाले है । दूसरी कोटि रे 
मनुष्य वे है, जो अल्पेच्छ, अल्पारंभ है| तीसरी कोटि के मनुष्य वे है, जो इच्छाजर्य 
अनारंभ है। 


महेच्छा 


आजका अर्थशात्र कहता है -- इच्छा को बढ़ाओ । इच्छा बढ़ेगी तो महार' 
होगा, यडी प्रवृत्ति दोगी । दूसरा तत्त्व है अल्प इच्छा, अल्पारभ । इच्छा भी अल्प ओ 
आरम्भ भी अल्प । महावीर ने दोनो वृत्तियो का विश्लेषण करते हुए कहा--जो महारे' 
होगा, महेच्छ ह गा, वह आजीविका अधर्म के साथ चलाएगा, धर्म का विचार न 
करेगा। ऐसा कह कर महावीर ने मानो आज के अर्थशास्त्र की भविष्यवाणी कर 
थी। महावीर ने कहा--वह पुरुष चण्ड, रुद्र, श्ुद्र, वक्र, दुःशील, दुष्प््यानंद होगा 
महेच्छ पुरुष की प्रकृति का महावीर ने सजीव चित्रण किया है । महाइच्छा और महारं 
प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कोई चिचार नही करेगा । अपने लिए उपयोगी है, लाभ मिल रा 
है तो वह किसी के प्राणवियोजन से भी कपित नही होगा । 


विकास की अर्थशास्रीय अवधारणा ३५ 
धन के लिए 


आज विलासिता और सौन्दर्य प्रसाधनो के निर्माण मे कितने-कितने निरीह और 
मूक पशु-पक्षियो की निर्मम हत्या की जा रही है। मुलायम और कठोर प्लास्टिक 
बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे कारखानो मे लाखो चूजो के अविकसित परो को 
काटकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मास के निर्यात के लिए कितने भी बूचड़खाने 
लगाने पडे, कोई चिन्ता की बात नही है | सारा कुछ धन के पीछे हो रहा है । इतना 
चण्ड, रौद्र हुए बिना विपुल धन की प्राप्ति नही हो सकती । माया, कूट-कपट, प्रपंच 
-- यह सब भी इसके पीछे करना पडता है। जाली खाते, रिश्वत, धमकी, हत्या, 
अपहरण---आज क्या-क्या नही किया जा रहा है । यह सब उस महाइच्छा वाले वर्ग 
का चित्रण है, जो परिग्रह मे निरन्तर डूबा हुआ है । 

यह सोचा भी नही जा सकता - इच्छा, परिग्रह और आरम्भ को बढ़ाकर इन 
दुष्प्रवृत्तियो सें कोई बच सकेगा । हम प्रिय के साथ हित की बात सोचे । इच्छा को 
अल्प किए बिना, नियत्रित किए ब्रिना हित की बात को जोड़ा नही जा सकता । 


अल्पेच्छ 


एक मनुष्य अल्पेच्छ होता है । इच्छा है, किन्तु अल्प है । ऐसा व्यक्ति कारखाना 
लगाएगा, किन्तु पूजी को केन्द्रित नही करेगा । महात्मा गाधी ने जो विकेन्द्रित अर्थनीति 
और विकेद्धित सत्ता की बात कही, वह महावीर के इसी अल्पेच्छ शब्द का अनुवाद 
है। अल्पेच्छ या अल्पारंभ का तात्पर्य ही विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था है। महावीर ने 
कहा--धम्मेणं वित्ते कपेमाणा --- अल्प इच्छा वाला व्यक्ति धर्म के साथ अपनी 
आजीविका चलाता है । 


यह है करुणा 


हमारे सामने दो शब्द हैं--अल्पेच्छ और महेच्छ । एक है धर्म के साथ जीविका 
चलाने वाला, दूसरा है अधर्म के साथ जीविका चलाने वाला । धर्म के साथ का तात्पर्य 
है -- न्यायसंगत, करुणा के साथ । महावीर के एक परम उपासक श्रावक श्रीमद्रा- 
. 'जचद्)ध की चर्चा करूं । गाधीजी को अहिंसा का बीजमंत्र देने वाले और जिन्हे वोधिदीप 
. मिला तेणपंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमज्जयाचार्य से । श्रीमद्राजचन्द्र ने एक व्यापरी से 
सौदा किया | जवाहरात का व्यवसाय था ।भावो मे यकायक तेजी आ गई । सामने 
वाले व्यापारी को एक मुश्त पचास हजार का घाटा हो रहा था । श्रीमद्राजचन्ध ने 
उससे कहा--तुम एग्रीमेट का वह रुकका लाओ | व्यापारी बोला--श्रीमन्‌ ! आप 


३६ महावीर का अर्थशा्ष 


चिन्ता न करे | मै आपकी एक-एक पाई चुका दूंगा, किन्तु अभी मेरी स्थिति नही है। 
श्रीमद्राजचरद्र ने कहा--चुकाने या न चुकाने की बात मे नही कर रहा। मै एक बार 
वह रुक्‍्का देखना चाहता हूं। उसने सोचा, रुक्‍्का पाते ही ये कोर्ट मे केस कर देंगे 
और मै फस जाऊंगा । इसलिए वह न देने आग्रह करता रहा किन्तु अन्तत. उसे रुकक्‍का 
देना ही पड़ा । रुक्‍का हाथ मे लेकर उसे फाडते हुए श्रीमद्राजचन्द्र ने कहा-राजचद्र 
दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता । यह सौदा मै रद्द करता हू ।' 

इसका नाम है करुणा । अल्प इच्छा वाला व्यक्त धर्म के साथ अपनी आजीविका 
चलाता है, वह किसी के साथ अन्याय नही करता है, क्रूर व्यवहार नही करता है, शोषण 
नही करता है, हेराफेरी नही करता है, धरोहर को छिपादा नही है । 


इच्छाजयी 


तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है अनिच्छ । उसे हम सामाजिक प्राणी नही कहेगे। 
वह अनिच्छ या इच्छाजयी होता है । जो साधु-संन्यासी बनकर समाज से अलग हे 
जाता है, उसके कोई प्रवृत्ति नही, कोई कारखाना नही, कोई व्यापार नही, केवल साधना 
का जीवन होता है । भगवान्‌ महावीर ने कहा--वीसरी कोटी की बात छोड़ दे । वैसे 
इस कोटि के व्यक्ति भी झम नही हुए । महावीर के उस व्रती समाज मे अल्पेच्छ लोगो 
की संख्या पांच लाख थी और इच्छाजयी लोगो की सख्या पचास हजार थी । योरोप 
मे हमारे समण समणिया जाते है तो वहां के लोग यह देखकर आश्चर्य करते है--ये 
सर्दी, गर्मी कैसे सहन करते है ? पैसा नही रखते है । आज के युग मे कोई आदमी 
ऐसा हो सकता है, जिसके पास पैसा न हो ? वहा के लोग कल्पना भी नही करते । 
उपेक्षा मनुष्य की 


आधुनिक अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है-- निजी लाभार्जन, मनुष्य की प्रकृति की, 
उपेक्षा और केवल लाभ की उपेक्षा । जिस वस्तु मे कोई लाभ नही, वह आज की 
अर्थशास्त्रीय दृष्टि से बिल्कुल व्यर्थ है । महत्त्व है बाजार का, वस्तु का कोई मूल्य नहीं 
है। मनुष्य की प्रकृति की बिल्कुल उपेक्षा की गई । व्रती समाज मे मनुष्य की प्रकृति 
को महत्त्व दिया गया । यह दोनो मे दृष्टिकोण का बड़ा अन्तर है । 
, अर्थशास्त्र का योगदान 


आधुनिक अर्थशास्त्र ने समस्याओ को समाधान नहीं दिया है, यदि यह कहे तो 
यह एकागी दृष्टिकोण होगा | महावीर को समझने वाला, कभी एकागी दृष्टिकोण से 


विकास की अर्थशाखीय अवधारणा ३७ 


विचार नही करता । इसमे कोई सन्देह नही कि आधुनिक अर्थशासत्र की कुछ अवधारणो 

ने समाज की कुछ समस्याओं को सुलझाया है और गरीब को भी कुछ राहत दी है । 

किन्तु जितनी राहत दी है, उतनी ही दूसरी समस्याए पैदा कर दी है | तटस्थ चितन 

करे तो यह स्वीकार करने मे कोई कठिनाई नहीं होगी कि वर्तमान अर्थशास््रीय 
अवधारणाओ ने हिसा को भी प्रोत्साहन दिया है । 


अहिंसा का अर्थशास्त्र 


पूज्य गुरुदेव जैनविश्वभारती के प्रागण मे विराज रहे थे। अजमेर विश्व 
विद्यालय के उपकुलपति डॉ, आहूजा आए | वार्तालाप के प्रसग मे हमने कहा--हम 
चाहते है अहिंसा का अर्थशाखत्र | उन्होंने कहा--यह कौन सा अर्थशास्त्र होगा? 
अर्थशात्त्र का तो जन्म ही हिसा से होता है । उसमे अहिसा की बात कहा से आएगी ? 

हम इस सचाई को समझे--केवल गरीबी को मिटाने वाला अर्थशात्र ही हमारे 
लिए उपयोगी नही है । हमारे लिए वह अर्थशास्त्र भी उपयोगी है, जो गरीबी को मिटाए 
और साथ-सांथ हिसा का सवर्द्धन भी न करे । आर्थिक समृद्धि और अहिसा की समृद्धि 
दोनो की समन्वित प्रणाली की आज अपेक्षा है । महावीर ने ब्रती समाज की जो कल्पना 
दी, उसमे इस प्रणाली के लिए पर्याप्त तत्त्व मिलते है । उन तत्त्वो के द्वारा इस समन्वय 
: को पूरा किया जा सकता है । 


अहिसा ओर शान्ति का अर्थशात्तर 


आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य शान्ति नही है और अहिसा भी नही है । उसका 
उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि । प्रत्येक मनुष्य धनवान्‌ बने, कोई गरीब न रहे, मनुष्य को 
प्राथमिक अनिवार्यताए पूरी हो। इतना ही नही, वह साधन सम्पन्न बने । आर्थिक 
समृद्धि के लिए साधन के रूप मे लोभ, इच्छा, आवश्यकता और उत्पादन बढाने की 
बात भी स्वीकृत है । 
कप्युनिज्म का उद्देश्य 


कम्युनिज्म का उद्देश्य रहा स़त्ता को हथियाना। जो निम्न वर्ग है, पिछडा वा. 
मजदूर वर्ग है, उसके हाथ मे सत्ता आए। किन्तु कैसे आए, इसमे कोई विचार नहीं 
रहा, साधन-शुद्धि की कोई अनिवार्यता नहीं रही । अगर अच्छे साधन से आए वो. 
अच्छी बात, किन्तु अच्छे साधन से न आए तो जैसे-तैसे सत्ता पर कब्जा किया जाए। 
अर्थशास्त्र मे भी यही वात है । आर्थिक समृद्धि बढनी चाहिए | उसके लिए लोभ और 
स्पर्धा अनिवार्य मान लिए गए। जितना लोभ बढ़ेगा, अनिवार्यताएं बढ़ेगी, उतना 
उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। जितनी स्पर्धा होगी, उतना ही आर्थिक 
विकास आगे बढ़ेगा । इस स्थिति मे शान्ति और अहिसा की बात गौण हो जाती है। 
अर्थशास्त्र का उद्देश्य 





यह स्वीकार करना चाहिए--अर्थशाखत्र के सामने शान्ति का प्रश्न मुख्य नहीं है, 
नतिकता का प्रश्न भी मुख्य नही है । डॉ. मार्शल आदि कुछ उत्तरवर्ती अर्थशाखिया 
ने स्वीकार किया है कि परिणामत नैतिकता आनी चाहिए, किन्तु नैतिकता इसमे 


। 


अनिवार्य नहीं है। केनिज ने कहा--'जब हम आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाएगे वो. 
नैतिकता पर विचार करने का अवसर आएगा । अभी उसके लिए उचित समय नहीं | 
है। अभी जो गलत है, वह भी हमारे लिए उपयोगी है |” अर्थशास्त्र उपयोगिता वें 
आधार पर चलता है, इसलिए उसमे गलत कुछ भी नहीं है । जो उपयोगी है, वह सर 
है, वह हमारे लिए वाठनीय है । 





अहिंसा और शान्ति का अर्थशा्र ३९, 
गांधी का दृष्टिकोण 


यह दृष्टिकोण आज के अर्थशास्त्र का है । प्रश्न है--महावीर का दृष्टिकोण क्या 
रहा ? महावीर से पहले गांधी के दृष्टिकोण की चर्चा करें । महात्मा गांधी ने साम्यवाद 
के कुछ पहलुओं का विरोध किया । उच्चोगवाद और केद्धवाद--इन दो पहलुओ का 
उन्होने विशेष विरोध किया। उन्होने कहा--'सेवा का केद्धीकरण और पूंजी का 
केन्द्रीकरण हिंसा को बढ़ाने वाला है । जहां-जहां सत्ता केन्द्रित होती है, पूंजी केन्द्रित 
होती है, वहां-वहां समस्याएं बढ़ती है ।' गांधी की यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । 
जहां भी सत्ता और पूंजी का केन्द्रीकरण हुआ, वहां हिंसा बढ़ी । गांधी ने एक और 
मार्मिक बात कही-- हिंसा की नीव पर खड़ा कोई भी शासन टिक नही सकता, 
साम्यवाद भी टिकेगा नही ।' गांधी की कई दशक पहले की गई यह भविष्यवाणी 
सही निकली । हिंसा के आधार पर कोई भी वस्तु स्थायी नही हो सकती । इस आधार 
पर उन्होने उद्योगवाद का विरोध किया । 


उद्योगवाद का परिणाम, , 


उद्योगवाद आर्थिक गुलामी का ही रूपान्तरण है, उसका एक पर्याय है । जैसे-जैसे 
उद्योग केन्द्रित होगे, आर्थिक गुलामी की स्थिति अवश्य बनेगी, फलतः शोषण होगा । 
शोषण केवल समाज का ही नही होगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करेगा | जिस 
राष्ट्र के पास औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, वह उस क्षमता का उपयोग दूसरे राष्ट्र के शोषण 
में करेगा। 

उद्योगवाद मे दो बाते साथ चलती है---क्षमता और क्षमता के द्वारा शोषण तथा 
हिंसा । जहां उच्चोगवाद-को खुला अवकाश मिलता है, वहां युद्ध की समस्याएं उत्पन 
होती हे । महात्मा गांधी ने उद्योगवाद के विरोध मे विकेन्द्रित उच्ोग की बात कही, 
केन्द्रीकृत पूंजी के प्रतिपक्ष में विकेन्द्रित पूंजी और ट्रस्टीशिप की बात कही । इसका 
अर्थ है--गांधी जी ने अहिंसा और शान्ति को सामने रखकर अपने अर्थशासतरीय 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । 


सुखवाद की अवधारणा कई 


. हम महावीर की ओर चले । महावीर के सामने मुख्य प्रश्न था संयम का, शान्ति 
ओर अहिंसा का। जहां संयम और शान्ति है, वहां अहिंसा है । अर्थशास्त्र मे मुख्य 
भश्न रहता हैं संतुष्टि का। जनता को आवश्यकताओ की संतुष्टि मिले । संतुष्टि और 
सुख--यह अर्धशास्तर का मुख्य ध्येय रहा । सुखवाद एक दार्शनिक अवधारणा रहो 


४० महावीर का अर्थशात्र 


है। पश्चिम मे सुखवादी दृष्टिकोण पर काफी विचार हुआ है। भारत मे भी यह 
दृष्टिकोण रहा है किन्तु उसके साथ एक और भी दृष्टिकोण रहा है, वह है दुःखवाद 
का | सुख प्राप्त है, किन्तु जैसे-तैसे प्राप्त नही है । 


महावीर का दृष्टिकोण 


महावीर के सामने सतुष्टि और सुख का प्रश्न गौण था, शान्ति का प्रश्न मुख्य 
था । जब शान्ति का प्रश्न मुख्य होता है, दृष्टिकोण बदल जाता है । जहां शान्ति क 
प्रश्न है, वहा साधनशुद्धि का विचार मुख्य होगा । 

महावीर ने एक गृहस्थ के लिए अर्थोर्जन का निषेध नही किया। वे स्वयं 
अपरिगही थे, किन्तु उन्होने गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का विधान नही किया। यह 
सम्भव भी नही था। एक धर्माचार्य असम्भव बात कैसे कर सकते थे ? उन्होंने 
अनेकान्तवाद की दृष्टि से मध्यममार्ग बतलाया--एक गृहस्थ अपरिग्रही नही हो 
सकता, फिर भी उसे इच्छा का परिमाण करना चाहिए, अर्थार्जन मे साधनशुद्धि का 
विचार करना चाहिए | 


अर्थशास्र के तीन घटक 


अर्थशास्त्र मे तीन बातो पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है-- 

() उत्पादन 

(0 वितरण 

(0 उपभोग 

महावीर के समय उत्पादन का मुख्य खोत था कृषि । वह युग कृषि का युग था। 
उस समय उद्योग नही थे। मुख्य था कृषि का व्यवसाय । कृषि के सन्दर्भ मे उन्होने 
एक गृहस्थ को जो मार्ग-दर्शन दिया, वह यह है--कृषि मे भी साधन-शुद्धि का विचार 
करो । 
साधन शुद्धि के सूत्र 

महावीर ने उत्पादन मे साधन-शुद्धि के लिए पाच सूत्र दिए-- 

[3 बंध न करना 

() वध न करना 

(3 छविच्छेद न करना । 

(0 अतिभार न लादना । 

() भक्तपान का विच्छेद न करना 


अहिंसा और शान्ति का अर्थशाख्र ४१ 


उन्होने जिस व्रती समाज का निर्माण किया, उसके लिए ये पांच विधान किए । 

( कृषि का व्यवसाय करते हो तो बन्ध का प्रयोग मत करो । बांध कर मत 
रखो, न पशुओ को बाधो, न मनुष्यो को बांधो । 

() वध न करो । पीटो मत, मारो मत, सताओ मत । क्‍ 

( छविच्छेद मत करो । उस युग मे अंगभंग करने का दण्ड भी विधान मे था । 
दास प्रथा का युग था। अगरभंग करने की सजा भी दी जाती थी। दण्ड 
स्वरूप हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे, शरीर के दूसरे अवयव काट देते 
थे । महावीर ने कहा--अंग-भग मत करो । 

(0 अतिभार मत लादो, मनुष्यो पर भी नही और पशुओ पर भी नही । 

(0 आजीविका का विच्छेद मत करो, किसी का शोषण मत करो । यह न हो कि 
श्रम अधिक हो और पारिश्रमिक कम मिले । 

श्रम और अर्थ 


उत्पादन का सारा श्रम अर्थ के साथ चलता है । श्रम का मूल्य क्या है ? एक 
व्यक्ति श्रम करता है, उसके प्रतिफल मे उसे क्या मिलता है ? महावीर के समय से 
लेकर साम्यवाद और गाधीजी के समय तक इस पर काफी विचार चला है--कितना 
श्रम और कितना अर्थ । इस सदर्भ मे साम्यवाद का सिद्धान्त रहा--योग्यता के अनुरूप 
कार्य और कार्य के अनुरूप आजीविका या दाम । गांधीजी ने इसमे कुछ सशोधन 
किया। उन्होने कहा--'आवश्यकता की कोई एक परिभाषा नही हो सकती इसलिए 
उसका एक यांत्रिक रूप नही होना चाहिए । यह विवेक पर निर्भर होना चाहिए | जितना 
काम, उतना दाम ।! 


संयम को जोड़ें 


महावीर ने सूत्र दिया--श्रम और अर्थ के बीच मे संयम को जोडो । केवल श्रम 
और अर्थ ही नही, बीच मे सयम भी रहे । श्रम का भी शोषण न हो, आजीविका का 
भी विच्छेद न हो । कल्पना करे--एक अपदमी समर्थ है, वह ज्यादा काम कर लेता 
है । एक आदमी कमजोर है, उतना काम नही कर पाता। किन्तु रोटी तो दोनो को 
चाहिए। यदि श्रम के आधार पर ही उन्हे मूल्य दिया जाएगा तो आजीविका का विच्छेद 
हो जाएगा, शोषण हो जाएगा । जो प्राथमिक अनिवार्यताएं, आवश्यकताएं है, उनकी 
पूर्ति होनी चाहिए। महावीर ने बड़े महत्त्वपूर्ण शब्द का चुनाव किया--भक्‍्तपान 
विच्छेद--रोटी-पानी की कमी न हो, उसका विच्छेद न हो । 


४२ महावीर का अर्थशात्र 


तीन निर्देश 


उत्पादन मे बहुत सारी वस्तुएं आती है । आधुनिक अर्थशाखियो ने उत्पादन से 
कुछ कारको को हटाया है | डा. सेठ और डा. मार्शल ने वेश्यावृत्ति को उत्पादन से 
अलग कर दिया । इसे उत्पादक श्रम नही माना । उन्होने इस पर नैतिकता की दृष्टि से 
विचार किया । महावीर और गांधीजी की दृष्टि से विचार करे तो और भी बहुत सारी 
बाते उत्पादन से हट जाएंगी । महावीर ने उत्पादन के सदर्भ मे तीन निर्देश दिए-- 

(॥ अहिसणयाणे--हिसक श्रो का निर्माण न करना हु 

() असंजुत्ताहिकरणे--शख्रो का संयोजन करना 

() अपावकम्मोवदेसे--- पाए कर्म का, हिंसा का प्रशिक्षण न देना । 

ये तीन निर्देश अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। | 
शस्त्र का निर्माण न करे | 


- हिंसक अखो का निर्माण उत्पादन की सूची से हटना चाहिए। व्रती समाज के 
लिए तो यह अनिवार्य था कि वह शख्रोपादन नही कर सकता । वह केवल निर्माण ही 
नही, हिसक श्र का विक्रय भी नही कर सकता था । आज तो यह बहुत बड़ा व्यवसाय 
बन चुका है । अरबो-खरबो डालर के अख-शखो का क्रय-विक्रय हो रहा है । इनके 
निर्माण मे जोरदार प्रतिस्पर्धा चल रही है । आधुनकि अर्थशास्त्र मे शोषण की जो बात 
कही जाती है, उसका एक बड़ा रूप है खुला बाजार । यह फ्री मार्केट आज शोषण का 
अड्डा बन गया है । शख्रो का भी खुला बाजार है । जहा चाहे, शखत्र खरीद ले । लाइसेस 
प्रणाली कारगर सिद्ध नही हो रही है । कुछ राष्ट्रो मे तो लाइसेस की जरूरत भी नही 
है । यह श्र निर्माण और शख्त्र विक्रय व्रती समाज का सदस्य नही कर सकता | 
संयोजन न करे 


दूसरा निर्देश है श्र के पुर्जो का सबोजन करना । व्रती समाज का सदस्य शस्रो 
के पुर्जो का आयात-निर्यात न करे, उन्हे जोड़कर तैयार भी न करे । 
प्रशिक्षण न दे 


तीसरा निर्देश है--पाप कर्म का उपदेश न देना । हिंसा का, युद्ध का प्रशिक्षण 
देना भी एक व्रती के लिए वर्जित था । आज की स्थिति देखे । हिंसा का प्रशिक्षण देने 
के लिए ऐसे स्कूल खोले गए हैं, जहा आंतकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी 


, अहिंसा और शान्ति का अर्थशाख्र ४३ 


सूक्ष्म तकनीक सिखाई जाती है । कैसे आतक के द्वारा पूरे समाज और राष्ट्र को भयभीत 
किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है । 

इस संदर्भ मे महावीर ने व्रती समाज के लिए जो विधान किए, वे अहिसा और 
शान्ति के अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


कर्मादान 


उद्योग के संदर्भ मे भी महावीर ने कुछ सूत्र दिए। गाधीजी ने बड़े उद्योगो का 
विरोध किया। महावीर ने अल्पेच्छा और अल्पारंभ यानी विकेन्द्रित नीति का सूत्र 
सामने रखा । केन्द्रीकरण के विषय मे महावीर ने कहा--यह हिसा को बढ़ावा देती 
है । उस समय के जो उद्योग थे, उनका व्गीकरण हुआ | उन्हे व्रत की आचार-सहिता 
मे कर्मादान कहा गया । पन्द्रह कर्मादान बतलाए गए । व्रती समाज के सदस्य के लिए, 
श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान का निषेध किया गया, उनके सीमाकरण की बात कही 
गई । उस समय का एक उद्योग था--इगालकम्मे--कोयले का उद्योग | एक था-- 
वणकम्मे--ईधन का उद्योग | एक उद्योग था, जंगलो को जलाना | एक उद्योग था 
खेती की भूमि बढ़ाने के लिए तालाब आदि को सुखाना । उस समय ये कुछ उद्योग 
चलते थे । 

महावीर ने कहा--इनकी भी सीमा करो, निरकुश रूप मे उद्योगो को विस्तार 
मत दो और अपने हाथ मे इन्हे ज्यादा केन्द्रित मत करो । महावीर का एक श्रावक 
था--उद्दालपुत्र । जाति का कुम्हार था। उसकी पाच सौ दुकाने थी । सैकड़ो-सेकडो 
आवा उसके चलते थे । कुम्भकार व्यवसाय का एक बडा उद्योगपति था। उद्दालपूत्र 
ने महावीर से सीमाकरण का व्रत स्वीकार किया था । 


सीमाकरण का अर्थ 


असीम और ससीम--ये दो शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है । असीम का अर्थ है हिंसा 
की ओर प्रस्थान | सीमाकरण का अर्थ है शान्ति की ओर प्रस्थान । एक योग्य व्यक्ति, 
जिसमे व्यावसायिक क्षमता है, वोद्धिक क्षमता हे, वह व्यक्ति अपनी व्यावसायिक 
क्षमता के द्वारा इतना अर्जित कर लेता है कि हजारो-लाखो के लिए एक गड्ढ़ा बन 
जाता है । उसके लिए सीमा कुछ नही है । आखिर समृद्धि बढ़े तो कितनी बढ़े ? इस 
प्रश्न के सदर्भ मे कहा गया--पर्याप्त समृद्धि होनी चाहिए किन्तु पर्याप्त की कुछ सीमा 
तो होगी । अपर्याप्त कहा तक होगा ? एक व्यक्ति के लिए एक नही, दस मकान भी 
अपर्याप्त हैं । कलकत्ता में भी एक कोटी चाहिए । बम्वई, दिल्‍ली और मद्रास में भी 


डे महावीर का अर्थशात्र 


एक एक भव्य कोठी चआहिए। जहां जाए, वहां उसके लिए अपना एक घर हो। 
कहां-कहां बगले बनाता रहेगा । कही कोई सीमा तो निर्धारित करनी होगी । अर्थ का 
संग्रह इतना असीम बन जाए तो फिर उसका परिणाम कया होगा, यह सोचा भी नहीं 
जा सकता ! 


आधुनिक अर्थशाखत्र की समस्या 


साधन-शुद्धि का विचार न होना आधुनिक अर्थशास्त्र की सबसे बडी समस्या 
है । इसके बिना हम अहिसा और शान्ति की बात नही सोच सकते । वर्तमान मे हो 
रहे युद्धो के पीछे क्या यह असीम वाली बात नही है ? कारण खोजें तो निश्चित ही 
इस सचाई का पता चलेगा । अख्न-शश्रो के बड़े-बड़े कारखाने है । शख-उद्योग आज 
समूचे संसार मे अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है । जब युद्ध थमते है, शान्ति स्थापित 
होती है, शख्रो के निर्माता शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के किसी न किसी कोने मे युद्ध की 
चिनगारी सुलगा ही देते है । उद्देश्य है सिर्फ अपने हथियारों की खपत । तबाही मचाने 
वाला यह उद्योग शांतिकाल मे खुद तबाह हो जाता है। श्र का उद्योग एक प्रकार 
से युद्ध को चालू करने का आधार है । अरबो-खरबो डालर से चल रहे ये उद्योग हिंसा 
की बुनियाद पर खड़े है । 


अंतर आकाश पाताल का 


हम पूरे विश्व की आर्थिक मीमांसा करे । सारे संसार मे शख्र-निर्माण पर हो 
रहे खर्च को देखकर दग रह जाएंगे । हिन्दुस्तान की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है 
शिक्षा, जिससे व्यक्तित्व का, जीवन का निर्माण होता है | शिक्षा और सुरक्षा पर हो 
रहे खर्च की तुलना करे तो आकाश-पाताल का अतर दिखाई देगा । शिक्षा पर मुश्किल 
से दो-तीन प्रतिशत व्यय होता है और सुरक्षा पर भारी-भरकम बजट बनते है । पूरे 
विश्व के सदर्भ मे देखे तो आधी से भी ज्यादा पूंजी सुरक्षा पर खर्च हो रही है । यदि 
यह पूजी गरीबी के उन्मूलन और शान्ति की स्थापना मे लगे तो समाधान प्राप्त हो 
जाए। लेकिन ऐसा वे नही होने देगे, जो शख-उच्योग के स्वामी बने हुए है । 
उत्पादन का विवेक 


अर्थशाखत्रीय दृष्टिकोण मे एक विरोधाभास आ गया। उत्पादन किसका होना 
चाहिए, यह विवेक ही समाप्त हो गया | मादक वस्तुओ का कितना उत्पादन होता है । 
शराब का कितना बड़ा उद्योग है। अफीम, चरस, हेरोइन आदि ड्रग्स की बात जाने 
दे । पाउच पक में उपलब्ध जर्दे और पान मसाले का ही करोड़ो का कारोबार हो रहा 


अहिसा और शान्ति का अर्थशास्त्र ४५ 


है । यह सब क्यो हो रहा है ? तम्बाकू न हो तो जर्दा कहां से आए, अफीम न हो तो 
हेरोइन कहां से आए ? उत्पादन की एक सीम्ग होनी चाहिए, एक विवेक होना चाहिए। 
किस वस्तु का उत्पादन बढ़े ? जो जीवन की प्राथमिक अनिवार्यताएं नही है, उनका 
उत्पादन या तो विलासिता की ओर ले जाता है या मादकता की ओर । आखिर उन 
वस्तुओ का उत्पादन क्यो हो, जो मनुष्य के लिए हर दृष्टि से हानिकर है ? 

कब्जा चेतना' पर 


आज केवल आर्थिक लाभ के लिए किए जा रहे ऐसे हानिप्रद उत्पादनो ने पूरे 
विश्व के सामने भयकर सकट खड़ा कर दिया है । भारत सहित दुनिया के तमाम राष्ट्र 
मादक पदार्थों की तस्करी से जूझ रहे है। शख््र के उद्योगपितयो ने जैसे बाजार पर 
अपना कब्जा कर रखा है वैसे ही मादक वस्तुओ के विक्रेताओ मे भी बाजार पर कब्जा 
कर रखा है । केवल बाजार पर ही नही, मनुष्य की चेतना पर भी कब्जा कर रखा है । 
मादक वस्तुओ'का-आदी व्यक्ति इनके अभाव मे कैसे छटपटाता है, यह केवल वही 
जान सकता है । वह उस समय मरणान्तक कष्ट झेलता है । 

महावीर ने कहा--उत्पादन की भी सीमा करो । हर चीज का उत्पादन न हो । 
मादक वस्तुओ का न उत्पादन हो और न सेवन । जो पाप कर्मोपदेश है, पाप कर्म का 
कारण है, उनका भी वर्जन होना चाहिए । आर्थिक व्यवसाय की दृष्टि से जो सूत्र उन्होने 
दिए, वे अहिंसा और शान्ति की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
व्यवसाय शुद्धि के सूत्र 


महावीर ने व्यवसाय के लिए साधन शुद्धि के अनेक सूत्र दिए:--- 

(3 कूट तोल-माप मत करो । 

0) वस्तु दिखाओ कुछ और दो कुछ, यह मत करो । 

(0 किसी की धरोहर का गबन मत करो । 

उपासक दशा सूत्र के टीकाकार अभयदेवसूरि ने लिखा--'उस समय मिलावट 
बहुत चलती थी, रिश्वत भी बहुत चलती थी ।” मानव की यह प्रकृति सदा रही है, घन 
के प्रति उसकी लालसा हर युग मे हर समय में रही है। मिलावट भी उस समय 
विभिन प्रकार से चलती थी और रिश्वत भी बहुत चलती थी । 
चाणक्य का कथन 


चाणक्य ने लिखा--'पानी मे तैरने वाली मछली संभव है आकाश मे उड़ने लगे, 
किन्तु राज्यकर्मचारी रिश्वत न ले, यह संभव नहीं ।” मनुष्य की प्रकृति का सदा एक 


४६ महावीर का अर्थशात्र 


रूप रहा है। अर्थ के प्रति लालसा, सुविधा और इच्द्रियो का सुख--ये सदा काम्य 
रहे है और जब से इन्हे बौद्धिकवादी समर्थन मिला, तब से और भी ज्यादा उच्छुखलता 
आ गई । समाजवाद का आधार भी भौतिकवाद है और पूंजीवाद का आधार भी 
भौतिकवाद है। जहां केवल भौतिकवाद है, वहां अर्थ, सुविधा और इच्धियसुख को 
ही प्रधानता मिलेगी, इसीलिए इस उच्छृंखलता से हमे कोई आश्चर्य नही है। 


प्रश्न संयम और तृप्ति का 


मनुष्य के सामने सदा से दो मार्ग रहे है-- 

[] इन्द्रिय संयम का 

[) इन्द्रिय तृप्ति का 

प्राचीन अर्थशास्त्र ने भी इन्द्रिय तृप्ति की बात सामने रखी | किन्तु यह निर्देश 
भी दिया--इन्द्रिय तृप्ति करो, साथ-साथ इन्द्रिय संयम भी करो | चाणक्य ने राजा 
और शासक के लिए कहा--राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, ईर्ष्या--ये जो छह शत्रु है, राजा को इनका विजेता होना चाहिए। एक 
सामाजिक प्राणी के लिए इन्द्रिय तृप्ति आवश्यक है तो इन्द्रियो का सयम भी आवश्यक 
है। यह सीमा-विवेक का सूत्र है-इन्द्रिय-तृप्ति करो, किन्तु एक सीमा मे । उपभोग 
करो, किन्तु एक सीमा के साथ | उसके बाद संयम करे । यदि ऐसा हो तो यह सयम 
का अर्थशासत्र बनेगा और जो संयम का अर्थशास्त्र बनेगा, वह अहिसा का अर्थशा्र 
बनेगा, शान्ति का अर्थशास्त्र होगा । 


वर्तमान दृष्टिकोण का परिणाम : 


वर्तमान का एक दृष्टिकोण रहा--हम नैतिक॒ता पर अभी विचार नही करेगे, सम 
पर विचार नही करेंगे, अहिंसा और शान्ति पर विचार नही करेगे, जब समय आएंगी 
तब करेगे । इसका अर्थ है--जब तक वह समय न आए, तब तक समाज असयम के 
परिणाम भोगता चला जाए। आज परिणाम हमारे सामने मुखर हो रहे है। उत्ादन 
के विषय मे महावीर ने हमे जो विवेक दिया, जो आचारसंहिता दी, उससे अर्थशाल 
के भी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त फलित होते है । यदि इनका अनुशीलन किया जाए, प्रयोग 
किया जाए तो वर्तमान समाज अनेक विकृतियो से बच सकता है । 
वितरण का सिद्धान्त 


दूसरा है वितरण का सिद्धान्त । आबादी बढ़ी और साधन कम हुए। साधनों पर 
राज्य का नियत्रण बढ़ा | वितरण की समस्या पैदा हो गई । यह स्वर प्रखर बना-- 


| अहिंसा और शान्ति का अर्थशास्त्र ४७ 


वितरण समान होना चाहिए। महावीर के समय मे वितरण कोई समस्या नही थी, 
क्योकि आबादी भी कम थी, प्राथमिक आवश्यकताओ के साधन भी इतने दुर्लभ नही 
थे और अपेक्षाए भी कम थी। आज विज्ञापनो ने आवश्यकताओ को बहुत बढ़ाया 
है । उस युग मे आवागमन और यातायात के इतने साधन भी नही थे । चौबीस कोस 
दूर की बात को पहुंचने मे बहुत समय लगता था। आज के संचार साथनो और 
विज्ञापनों ने इतनी कृत्रिम आवश्यकताएं उभार दी है कि अब और तब के समय मे 
: कोई तुलना ही नही हो सकती । उस समय हर गांव अपनी आवश्यकता की चीज पैदा 
करता और उसका उपभोग करता । वितरण की समस्या का प्रश्न ही नही था। 


स्वदेशी का स्रोत 


गाधीजी ने स्वदेशी आन्दोलन चलाया और आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
आगमन पर कुछ राजनीतिक दल फिर जिस स्वदेशी की बात कर रहे है, उस स्वदेशी 
का मूल स्रोत मिलता है महावीर के द्वारा प्रदत्त व्रत की आचार-संहिता मे । एक व्रत 
है दिग्व्त--दिशा का परिमाण करो । दिल्ली मे रहने वाला परिमाण करेगा--दिल्ली 
के बाहर की किसी वस्तु का उपभोग नही करूंगा । कपड़ा पहनूगा तो दिल्ली मे बना 
हुआ | अनाज खाऊंगा तो दिल्ली की सीमा मे पैदा हुआ अनाज ही खाऊंगा । यह 
दिग्व्रत है, जो स्वदेशी का मूल आधार है । महात्मा गांधी श्रीमद्‌ राजचन्द्र की छत्रछाया 
मे अहिंसा के सिद्धान्त को पल्‍लवित कर रहे थे। गांधी जी पर उनका प्रभाव था, 
इसलिए महावीर के सूत्रो को अपनाना उनके लिए स्वाभाविक था । विकेन्द्रित अर्थनीति, 
विकेन्द्रित उद्योग और स्वदेशी--ये तीनो महावीर की आचारसंहिता से आविर्भूत हुए 
हैं, प्रकट हुए हैं, ऐसा सहज ही माना जा सकता है । 
दिग्द्तत का उद्देश्य 


दिग्त्रत का एक उद्देश्य धा-- साम्राज्यवादी मनोवृत्ति पर अंकुश लगाना। 
आर्थिक साम्राज्य हो या भौगोलिक, एक विशेष सीमा से आगे नही जाऊंगा । यातायात 
को एक सीमा थी--पांच सौ किलोमीटर की सीमा से आगे नही जाऊंगा अथवा इस 
. सीमा से आगे नही जाऊंगा । इसमें भी दिशा का प्रतिबंध था---ऊर्ध्व दिशा, तिर्यक्‌ 
दिशा, अधोदिशा या अमुक दिशा मे इतनी सीमा से आगे नही जाऊंगा । इस दिशा 

से बाहर मैं अपनी वस्तु का विक्रय नही करूंगा । न आयात करूंगा और न निर्यात । 


ह प्रतिवध दिशा के साथ भी जुड़ा था । यह महत्त्वपूर्ण सूत्र साम्राज्यवादी मनोवृत्ति पर 
' अंकुश लगाने मे कारगर हुआ। 


४८ महावीर का अर्थशात्र 
संकल्प शान्ति के लिए 


आज उद्योगो के अग्रणी राष्ट्र, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन आदि यह निश्चय कर ले-- 
हम अपनी वस्तुओ का नियात नही करेगे तो आर्थिक साम्राज्य का यह भीषण युद्ध 
थम जाएगा, शान्ति और अहिसा के प्रयल आवश्यक नही होगे | केवल शान्ति ही 
शान्ति होगी, युद्ध का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा । आज श्र निर्माण करने वाले देश 
यह संकल्प कर ले कि हम अपने द्वारा निर्मित शख्त्र का निर्यात नही करेगे, अपने देश 
के बाहर नही भेजेगे तो फिर युद्ध के खतरे स्वयं समाप्त हो जाएंगे । 
द्वैधनीति 


आज की कूटनीति की यह बड़ी हैरत और आश्चर्य की बात है--एक ओर एक 
राष्ट्र संधि और समझौते की बात कर रहा है, दूसरी ओर वही राष्ट्र दूसरे प्रक्ष को श्र 
की भी सप्लाई कर रहा है। शान्ति का मध्यस्थ भी वही है और श्र की आपूर्ति कर 
शो की होड़ को बढ़ावा देने वाला भी वही है । यह द्वैधनीति ही हिंसा और अशानि 
की जननी है । 
गरीबी कौन मिटाएगा ? 


हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है धनी बनने की । बड़े-बड़े कारखाने किसी को 
धनी नही बना सकते । ये लोहे की मशीने दुनिया से गरीबी को नही मिटा सकती | 
गरीबी मिटेगी स्वदेशी की भावना से । मनुष्य शान्ति के साथ जीवनयापन कर सके, 
बस इतनी सी ही तो आकांक्षा है । उसके लिए कम्प्यूटर, रोबोट की सहायता क्यो ली 
जाए ? 

लाओत्से कही जा रहे थे । जगल मे एक महिला रोती हुई मिली । लाओत्से रुक 
गए, पूछा--“वहिन ! तुम रो क्यो रही हो ?” महिला ने कहा--'महाराज ! चीते ने मेरे 
लड़के को खा लिया। लड़के को ही नहीं, मेरे पति को भी वह खा गया ।” लाओत्े 
ने कहा--'फिर इस जंगल मे क्यो रहती हो ?' वह बोली--'इसलिए कि यहा कोई 
क्रूर शासक नही है, शान्ति है यहां । जंगली जानवर कभी-कभी हानि पहुंचा देते है 
किन्तु क्रूर शासक के अत्याचार से तो बचे हुए है ।” 
पुनर्विचार करें 


आदमी शान्ति चाहता है | वही भंग हो जाए तो जीवन मे सुख, समृद्धि और 
उल्लास की कल्पना भी नही की जा सकती । आज की अर्थशास्रीय अवधारणा साधन 


अहिंसा और शान्ति का अर्थशात्र ४९ 


भले ही उपलब्ध करा दे, वह अन्तःकरण की संतुष्टि और आन्तरिक आनन्द नहीं प्रदान 

कर सकती | आज आवश्यकता है--अहिंसा और शान्ति की बात सामने रखकर 

अर्थशासत्रीय अवधारणाओ का,पुनरावलोकन करे, उन पर पुनर्विचार करें । यह पुन- 
| विचार ही अहिंसा और शांति के अर्थशात्र की आवश्यकता और उपयोगिता का बोध 
करा सकता है । - 


व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का 
सीमाकरण 


हमारे सामने समाज के दो चित्र है; दो प्रारूप है-- 
ए अनियन्त्रित इच्छा, अनियंत्रित आवश्यकता और अनियन्नित उपभोग वाला 
समाज | 
() नियंत्रित इच्छा, आवश्यकता और उपभोग वाला समाज 
इन दोनो की समीक्षा करे । जिस समाज की इच्छा अनियंत्रित है, आवश्यकता 
भी अनियन्त्रित है, उपभोग भी अनियन्रित है, वह समाज कैसा होगा ? जिस समा' 
की इच्छा, आवश्यकता और उपभोग नियंत्रित है, वह समाज कैसा होगा ? 
अमित तृष्णा 


हमारी दुनियां मे प्रत्येक पदार्थ सीमायुक्त है ।इकोलोजी का पहला सूत्र है-- 
लिमिटेशन । उपभोक्ता अधिक और पदार्थ कम । पदार्थ सीमित और इच्छा असीम 
दोनो मे संगति केसे हो ? एक व्यक्ति की इच्छा इतनी अधिक होती है कि उसे पूर 
नही किया जा सकता | राजस्थानी का एक मार्मिक पद्च है-- 


तन की तृष्णा अल्प है तीन पाव या सेर । 
मन की तृष्णा अमिट है. गले मेर के मेर ॥ 
तन की तृष्णा तो तनिक-सी है । पाव-दो पाव या बहुत ज्यादा सेर भर खाया जी 

सकता है किन्तु मन की तृष्णा इतनी अधिक है कि मेरु पर्वत को भी निगल सकती 
है । अनियन्तित इच्छा मनुष्य को सुख देने के लिए नही, उसे सताने के लिए, दु:ख देंगे 
के लिए होती है । दुःख का पहला बिन्दु है अमित तृष्णा । वह पूरी होती नही है, भीतर 
ही भीतर शल्य की तरह पीड़ा देती रहती है । 
अनियंत्रित आवश्यकता 


दूसरा तत््व है आवश्यकता । आवश्यकता भी अनियत्रित है। आवश्यकता 





व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का सीमाकरण ५१ 


आगे चलकर कृत्रिम आवश्यकता का रूप ले लेती है और बढ़ती चली जाती है । इसे 
भी कभी पूरा नही किया जा सकता । 


अनियन्त्रित उपभोग 


तीसरा तत्त्व है उपभोग । वर्तमान की उपभोक्तावादी सस्कृति ने उपभोग को 
अनियन्नित कर दिया है। उपभोग आवश्यक है, किन्तु जब से उपभोक्‍्तावाद आया 
है, तब से इसकी इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि इससे स्वास्थ्य, मन और चेतना--तीनो 
प्रभावित हुए है । 
नई हिंसा का उपक्रम 


अनियंत्रित समाज का परिणाम क्या होगा ? इईच्छापूर्ति के लिए, आवश्यकता 
को बढ़ाने और उसे पूरा करने के लिए हिंसा अनिवार्य हो जाती है । नया उपभोक्‍्तावाद 
एक प्रकार से नई हिंसा का उपक्रम है । हिंसा को इससे नया आयाम मिला है । प्रत्येक 
व्यक्ति के मन मे एक लालसा है कि इतना उपभोग तो आवश्यक है । वह पूरा नही 
होता है तो फिर उसे येन-केन प्रकारेण पूरा करने का प्रयल होता है । अपहरण, चोरी 
या हत्या करके भी उसे प्राप्त किया जाता है क्योकि वह लक्ष्य बन जाता है । आज के 
अर्थशास्त्र मे नेतिक विचार के लिए अवकाश कम है या बिल्कुल नही है । नैतिक, 
मानवीय और जीवन मूल्यो की इसमे कोई आवश्यकता नही मानी जाती । इस स्थिति 
मे जैसे-तैसे प्राप्त करना ही एक मात्र लक्ष्य बन जाता है । 
दूसरा चित्र 


समाज का दूसरा चित्र है--नियंत्रित इच्छा, आवश्यकता और उपभोग वाला 
समाज । जिसने इच्छा को सीमित किया है, वह कभी दु.खी नही बनेगा | वह इस 
सचाई को जानता है--इच्छा को कभी पूरा नही किया जा सकता । इसलिए वह पहले 
ही उस पर नियत्रण कर दुख का एक दरवाजा बन्द कर देता है। 
जीवन की प्राथमिक आवश्यकता व्यक्ति को सताती नही है । वह सताती है, जो 
! काल्पनिक और कृत्रिम रूप से पैदा की गई है । वह पदार्थ के प्रति एक आकर्षण या 
' सम्मोहन पैदा करती है । एक दिन आकर्षण मुख्य हो जाता है, आवश्यकता गौ० हो 
जाती है । 


भोग की प्रकृति 


आचार्य पूज्यपाद ने बहुत मार्मिक लिखा है--- 


५२ महावीर का अर्थश 


प्रारंभे तापकान्‌. ग्प्तों अतृपिग्रतिपादकानू । 

अंते सुदुश्त्यजान्‌ कामानू, काम कः सेवते सुधीः ॥ 
काम की तीन स्थितियां बनती है--ताप, अतृप्ति और दुश्त्याज्यता। प्रासम्ष 
पदार्थ ताप देता है। भोगकाल मे उसका परिणाम होता है अतृप्ति | इस अतृष्ति का 
ही निर्देशन है वर्तमान के विकसित राष्ट्र । जो विकसित राष्ट्र कहलाते है, उन्होने बहुत 
अर्जित किया है और यह सोचकर अर्जित किया है कि मानसिक तृप्ति होगी किनु 
आज वहां इतनी अतृप्ति बढ़ गई है कि मानसिक शान्ति के लिए एक भटकाव शुह 
हो गया है । विकसित देशो के लोग इधर-उधर दौड़ लगा रहे है कि कही से मानसिक 
शान्ति मिले । अतृप्ति पुनः सेवन के लिए विवश करती है । फिर वह एक आदत बन 
जाती है| उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है । आदमी जानता है--आइसक्रीम खाना 
आवश्यक नही है किन्तु उसके प्रति आकर्षण होता है । व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न 
करता है । गरीब आदमी भी पैसा जुटाता है । एक बार खाने पर तृप्ति नही मिलती, 
फिर दूसरी बार खाता है, तीसरी बार खाता है और अन्त मे छोड़ना कठिन हो जाता 
है। टान्सिले बढ़ जाए, दात खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसे छोड़ा नही जा 
सकता । यही बातें शराब की है । पहले-पहले शौकिया तौर पर श्राब का सेवन शुरू 
करता है । फिर यही अतृप्ति उसे इसका गुलाम बना देती है, एक स्नायविक आदत 

बन जाती है फिर उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है । 


मुश्किल है आदत छोड़ना 


जोधपुर से सेना के एक अधिकारी का पत्र मिला । उसने लिखा था--आचार्य- 
वर | सेना मे बड़े स्थान-पर रहा । अब मै सेवामुक्त हू । शराब की आदत ने मेरे शरीर 
को जर्जर बना दिया है । छोड़ने का प्रयल करने पर भी छोड़ नही पा रहा हू ।आऑए 
कोई ऐसा मार्गदर्शन दे, जिससे मे इस लत से छुटकारा पा सकू । न 

सचमुच आदत छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जो सुधी है, विद्वान्‌ 
चिन्तनशील है, वे प्रारम्भ मे ही अपनी आवश्यकता को सीमित कर देते है | सतुर्लिंत 
भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, किन्तु असंतुलित भोजन या ज्यादा खाना 
आवश्यक नहीं है । प्रत्येक पदार्थ की आवश्यकता के संदर्भ मे यही नियम है । वर्तमा+ 
स्थिति यह है -- नियंत्रण या सीमाकरण को महत्त्व कम दिया जा रहा है । 
भूख और आवश्यकता 


पहले भूख के लिए आवश्यकता बनती है, फिर आवश्यकता भूख वन जाये 





व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का सीमाकरण प्हे 


है | भूख के लिए आवश्यकता को तो'पूरा-किया जा सकता है, किन्तु आवश्यकता 
की भूख को पूरा करने के लिए इस दुनिया मे न कोई साधन है और न कोई शक्ति 
है। न आज का अर्थशा््री इसे पूरा कर सकेगा, न कोई शासन या उसका वित्त मंत्रालय 
आवश्यकता की भूख को मिटा सकेगा । जिसके आवश्यकता की भूख जग ज़ाती है, 
वह कभी दुःख से मुक्त नही हो सकता । 


भूखा कौन ? 


नियंत्रित आवश्यकता वाला समाज कभी दुखी नही होता । न तो कोई इतना 
अमीर बनता है कि दौलत का पहाड़ खड़ा कर ले, न इतना बड़ा गड्ढ़ा बनाता है, जो 
खाली पड़ा रहे । जिस समाज मे आवश्यकता, इच्छा और उपभोग का सीमाकरण है, 
वह समाज कभी भूखा नही रहता। वह भूखा रहता है, जिसमे इच्छा, आवश्यकता 
और उपभोग का अनियंत्रण होता है, ज्यादा ऊंचाई और नीचाई होती है । 
मौलिक मनोवृत्ति 


भगवान महावीर के समय के समाज की चर्चा करे । उन्होने जिस व्रती समाज 
का निर्माण किया था, उसमे स्वामित्व और उपभोग--दोनो का सीमाकरण था। 
स्वामित्व एक मौलिक मनोवृत्ति है । मनोविज्ञान के संदर्भ मे हम स्वामित्व की मीमांसा 
कर सकते है ।मैक्डूगल आदि मानसशाख्रियो ने मौलिक मनोवृत्तियो का एक वर्गी- 
करण किया महावीर ने मनोवृत्ति का स्वरूप बताते हुए कहा--मनुष्य की एक ही 
मनोवृत्ति हे और वह है अधिकार की भावना, परिग्रह या संग्रह की भावना [सब कुछ 
अधिकार की भावना से ही हो रहा है [दूसरी मनोवृत्तियां उसकी उपजीबी है ।यह 
अधिकार की मनोवृत्ति मनुष्य मे ही नही, छोटे से छोटे जीव-जन्तुओ और पेड़-पौधो 
मे भी होती है ।आचार्य मलयगिरि ने इस ममत्व और अधिकार की भावना को समझाने 
के लिए अमरवेल का उदाहरण दिया । अमरबेल प्रारम्भ मे किसी पेड़ का सहारा लेकर 
ऊपर चढ़ती है । फिर वह समूचे पेड़ पर अपना आधिपत्य जमा लेती है, उस पर छा 
जाती है और धीरे-धीरे उसे खा जाती है । अधिकार की भावना मधुमक्खी मे भी होती 
है, एक चीटी मे भी होती है और छोटे-बड़े सभी प्राणियों मे होती है । छोटे से छोटा 
प्राणी भी अपने लिए संग्रह करता है । अधिकार की उसमे मौलिक मनोवृत्ति होती है । 
द्रती समाज का सूत्र 


वर्तमान में साम्यवाद और पूंजीवाद के संदर्भ मे स्वामित्व के अनेक रूप बन 


पड * महावीर का अर्थशार 


गए है--निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व । 

_- व्रती समाज का पहला सूत्र बना--स्वामित्व का सीमाकरण हो । व्यक्तिग 
स्वामित्व सीमित होना चाहिए । व्रती समाज के दस प्रमुख लोग थे, सबके सब सम्प 
थे। उन सबने व्यक्तिगत स्वामित्व का सीमाकरण किया । अर्थ प्राप्ति की लाल 
असीम है, आदमी कहां तक जाएगा ? सीमा का विवेक तो होना ही चाहिए। 

अर्थ की अभीप्सा को हम तीन अवस्थाओ मे देखे-- 
(0 न्यूनतम 
[3 अधिकतम 
(3 असीम 
न्यूनतम स्वामित्व _. 


जीवन चलाने के लिए जितना अपेक्षित होता है, वह न्यूनतम आवश्यकता कहे 
जा सकती है । यह न्यूनतम स्वामित्व की सीमा है। रोटी, कपड़ा, मकान--ये न्यूना 
स्वामित्व के अन्तर्गत आते है । 


अधिकतम स्वामित्व 


अधिकतम को अच्छा नही कहा जा सकता | फिर भी उसकी एक सीमा है। 
खादी की एक धोती या साड़ी से भी काम चल सकता है । दो हजार, दस हजार 
पचास हजार की साड़ी से भी काम नही चलता। समाचार पत्नो मे पढ़ा -- करोड़ी 
रुपए की ड्रेस लोग रखते है । न्यूनतम खादी का एक कुर्ता, धोती और टोपी--जीव 
इतने से चल जाता है। गांधी का उदाहरण सामने है। उन्होने तो मात्र एक थोती पे 
ही काम चला लिया । आज के लोग इस बात को नही समझ पा रहे है कि इन से 
और सीमित वस्नो मे कितनी शान्ति और सहूलियत रहती है । कीमती वख्र पहनते है 
सबसे पहले भय लगना शुरू हो जाता है। शरीर पर पोशाक सवार होते ही भय भी 
सवार हो जाता है । गन्दे हो जाने का भय, कट-फट जाने का भय, सिमट-सिकुड़ जाने 
का भय, चमक-दमक कम हो जाने का भय--ऐसे अनेक भय सताने लगते है । 
भय को पैदा करती है अतिरिक्तता 


एक आदमी को भय बहुत लगता था । वह किसी मात्रिक के पास गया, अपनी 
समस्या वताई । मांत्रिक ने एक ताबीज वनाकर उसे देते हुए कहा--इसे पहन ले, फिं' 
तुम्ह किसी तरह का भय नही लगेगा । कुछ दिन बाद वह फिर मात्रिक के पास आया | 


व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का | सीमाकरण - "प्‌ 


मांत्रिक ने पूछा--क्यो, अब तो ठीक हो ? भय तो नही लगता ? उसने कहा--और 
किसी बात का भय नही लगता किन्तु एक डर बना रहता है कि ताबीज कही खोन 
 जाए। ह 
जब कभी व्यक्ति अतिरिक्त उपभोग करता है, सबसे पहला भय इस बात का 
: होता है कि कही वह खराब न हो जाए। अतिरिक्त आभूषण पहनते ही यह भय सवार 
हो जाता है कि कही भूल से गिर न जाए, कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले । प्रत्येक 
अतिरिक्‍तता के साथ भय बराबर बना रहेगा । अधिकतम का सीमाकरण इस अति- 
रिक्तता के भय को स्वल्प कर देता है । 


असीम लालसा 


असीम मे कही कोई सीमा नही होती । लाख, करोड़, अरब, खरब के आगे भी 
पाने की लालसा का कही अन्त नही होता और यह असीम लालसा मनुष्य के मन को 
अशांत बना देती है , तनाव से भर देती है । 


सीमाकरण का सूत्र 


महावीर द्वारा निर्मित समाज सम्पन्न समाज था | वह गरीब और दरिद्र समाज 
नही था पर सीमाकरण के विवेक से समृद्ध था। उस समय कौटुम्बिक व्यवस्था में 
एक परिवार मे सैकड़ो-सैकड़ो लोग होते थे । आनन्द का परिवार भी एक ऐसा ही 
परिवार था। उसने सीमाकरण किया--चार करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ब्याज मे लगी रहे, 
चार करोड़ स्वर्ण मुद्राएं निधान (भूमिगत) मे रहे । इससे अधिक रखने का उसे त्याग 
था। इतनी भूमि, इतना भवन, इतना व्रज (गौशाला) रखूंगा । इससे अधिक कुछ नही 
रखूगा। संग्रह की एक निश्चित सीमा बन गई । 
नियंत्रण के दो सूत्र 


महावीर ने कहा--अर्जन या संग्रह का कोई नियम नही बनाया जा सकता, 
. अधिकतम का कोई नियम नही बनाया जा सकता । हो सकता है---एक व्यक्ति उससे 
अधिक सीमा कर ले । महावीर ने अधिकतम को दो ओर से नियंत्रित कर दिया । 
पहला नियंत्रण धा--अर्जन मे साधनशुद्धि का विचार । 
दूसरा नियंत्रण धा--व्यक्तिगत उपभोग का सीमाकरण । 
महावीर ने उपभोग की एक सूची बना दी । ऐसी सूची, जो आज तक किसी 
८ ऑर्धशार्री ने नहीं बनाई । उपासकद॒शा सूत्र मे दस सूत्र हैं, जिसमे उस समय के दस 


५६ महावीर का अर्थशात्ञ 


प्रमुख लोगो का वर्णन है । उसमे दी गई उपभोग सूची का अगर आज अनुपालनहे 

तो गरीबी की समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा । उस सूची के कुछ फ | 

ये है-- 
(3 वस्त्र परिमाण 
(| दंतवन परिमाण 
(3 द्रव्य परिमाण 
(.) जल परिमाण 
() वाहन परिमाण 
आदि आदि 


बखत्र की परिमाण 


एक व्रती यह संकल्प करता है---इतने से ज्यादा वख्र मै अपने पास नही रखूग 
एक धोती और एक उत्तरीय--इससे ज्यादा वख्र का एक साथ उपभोग नही करूंगा 
शरीर के प्रक्षालन हेतु मात्र एक तौलिए से ज्यादा नही रखूंगा । यह सीमाकरण है 
समय के करोड़ो स्वर्ण मुद्राओ के स्वामी का । 


जल का परिमाण 


वह जल का भी परिमाण करता है--- इतने से ज्यादा पानी का उपयोग मै न 
करूँगा । पर्यावरण की समस्या उस समय नही थी, न ही उसके लिए कोई उपक्रम ८ 
किन्तु इस बात का भान था कि पर्यावरण की समस्या आगे चल कर कभी भी पैदाः 
सकती है । आज तो यह समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है और भविष्य मे इस 
विकटतम रूप धारण करने की सभावना व्यक्त की जा रही है। इससे निपटने के 
कोई भी उपाय विशेष कारगर नही हो रहा है। पानी का जितना दुरुपयोग आज 
रहा है, शायद पहले कभी नही हुआ होगा । भविष्य मे यह जल सकट कितना त्राम 
सिद्ध होगा, कहा नही जा सकता । एक व्रती व्यक्ति जल का सीमाकरण कर 
है--इतने घड़ो से ज्यादा जल का उपयोग स्नान हेतु नही करूंगा। - 
दंतवन विधि परिमाण 


दतोन के भी सीमित उपयोग की बात कही गई । आज स्थिति यह है--दर्ती 


के लिए छोटी-सी टहनी की जरूरत है तो नीम के पेड़ की पूरी डाल ही काट ₹ 
जाएगी | 


आश्रम में ठहरी एक विदेशी महिला से गाधीजी ने कहा--नीम की लक: 





व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का सीमाकरण ५७ 


लाओ, दतौन करना है। महिला गई और पूरी डाल तोडकर ले आई । गांधी जी ने 
उसे इतना कडा उपालम्भ दिया, जैसे उसने लाख रुपये खो दिए हो । वहां बैठे लोग 
बोले--बापू ! इतनी छोटी-सी बात के लिए आपने इस महिला को इतना लवाड़ दिया । 
इतने सारे नीम के पेड़ यहा खड़े है, दतौन समाप्त तो नही हो गया ? गाधीजी ने 
कहा--'अकेला गाधी ही नही है, सारी दुनिया है दतौन करने वाली । इस तरह सब 
करने लगेगे तो नीम के पेड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा ।! न्‍ 

महावीर की सूची का एक व्रत है---दंतवण विहिपरिमाण -- दंतवन की विधि 
का परिमाण । एक व्रत है--पुक्खविहिपरिमाणं--पुष्प की विधि का परिमाण । 

एक व्रत है फल विहिपरिमाण -- फल की विधि का परिमाण । 

एक व्रत --द्र॒व्य का परिमाण, द्रव्य की सीमा करना । 


आर्थिक विषमता का समाधान सूत्र 


इन सब वस्तुओ का सीमाकरण है महावीर की सूची मे | आज का सम्पन्न समाज 
यदि उस काल के व्रती समाज का इन सारी वस्तुओ के उपभोग मे अनुकरण करे तो 
शायद अपने आप आर्थिक विषमता की समस्या हल हो जाएगी । अकेले आनन्द 
श्रावक ने ही इसका पालन नही किया, पांच लाख व्यक्तियों ने इस सूची का जीवन 
भर के लिए अनुकरण किया था। अगर आज पांच लाख लोगो का वैसा ही एक 
कम्यून बन जाए तो सारी दुनिया के लिए एक अनुकरणीय बात होगी । पर्यावरण की 
समस्या, गरीबी की समस्या, उपभोग की समस्या और उत्पादन की समस्या को एक 
सही और सटीक समाधान मिल जाएगा । 


चोदह नियम 


आजीवन अनुकरणीय सूची के अतिरिक्त एक सूची वर्तमान की, आज की बनानी 
चाहिए । ग्रत्येक व्यक्ति यह सोचे---आज मे किस वस्तु का उपभोग करू । प्रतिदिन 
की सूची बने । जैन साहित्व मे चौदह नियम विश्रुत है । उसका एक नियम है--मुझे 
आज पूरे दिन मे पांच द्रव्य या इतने द्रव्य से अधिक नहीं खाना है । इस तरह का एक 
सीमाकरण होना चाहिए। यह प्रतिदिन के भोजन की सीमा बहुत आवश्यक है । 
आकृतिक चिकित्सक कहते है--अगर स्वस्थ रहना है तो भोजन मे एक से अधिक 
अनाज मत खाओ । गेहूं खाना है तो गेहूं खाओ | चावल खाना है तो चावल खाओ, 
वाजरी खाना है तो वाजरी खाओ । दो अनाज मत खाओ । एक अनाज खाओ । इससे 


पाचन टाक होना । यह संयम की दृष्टि से नही कहा गया है, पाचन और स्वास्थ्य की 


महावीर का अर्थश्॒ध 
दृष्टि हम गया है । 
डॉ. गांगुली का कथन 


ज्यादा चीजे भी एक साथ मत खाओ | कलकता के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं 
डाक्टर गांगुली । वे गुरुदेव के दर्शन करने आए । बातचीत के दौरान डा. गगिली 4 
कहा--यदि स्वस्थ रहना है तो रोटी, थोड़ी-सी दाल, एक सब्जी, एक फल--इतना है 
भोजन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। 
पहले राजा के भोजन को राजशाही भोजन कहा जाता था । बीमारियां भी उस सम 
राजशाही थी । टी, वी. की बीमारी का नाम ही राजयक्ष्मा था । यह बीमारी बड़े लोगो 
को होती थी, गरीबो के पास यह बीमारी फटकती ही नहीं थी। आज तो हर आदमी 
राजशाही हो गया, राजशाही बीमारियां भी आम हो गई । 
अनेक हैं सीमाकरण के सूत्र 


वाहन का भी सीमाकरण करे--आज मै इतने से अधिक वाहन का ग्रयोग नहीं 
करूगा । इतनी वार से अधिक वाहन का प्रयोग नही करूंगा। पदत्राण का भी 
सीमाकरण करे -- मै इतने से ज्यादा जूते-चप्पल का प्रयोग नहीं करूँगा । 

यात्रा का सीमाकरण करे--आज मैं सौ किलोमीटर की सीमा से बाहर नहीं 
जाऊंगा ।यदि यह विवेक जग जाए तो आज जिस तरह से यात्रा मे ऊर्जा और ईंधन 
का अपव्यय हो रहा है, उस पर काफी अंकुश लग जाए। व्यक्ति घर से दस कदम 
दूर किसी काम से जाता है और पूरे बाजार का चक्कर लगा आता है । निरुद्देश्य औरि 
निष्रयोजन यात्रा करता रहता है । आधुनिक साधनो ने तो दुनिया को इतना छोटा वनों 
दिया है कि प्रात- प्रस्थान कर आदमी देश के किसी भी कोने मे जाकर शाम की पुन 
घर आ सकता है । 


उपभोक्तावाद का परिणाम 


समाज के ये दो चित्र स्पष्ट है--अनियत्रित उपभोग वाला समाज और नियंत्रित 
उपभोग वाला समाज । हिंसा और अशान्ति तथा अहिंसा और शान्ति--इन दोनों के 
सन्दर्भ में चिन्तन करे तो स्पष्ट होगा---अनिवन्रण ने हिंसा, स्पर्धा, ईर्ष्या ओर आवक 
को जन्म दिया है, अशान्ति ओर शोषण को जन्म दिया है | जहां उपभोग अधिक हैं 
उपभोकक्‍तावादी धारणा है, वहां शोपण अनिवार्य है । नियश्रित उपभोग वाले समाज 
नेनतो किसी का शोषण किया, न किसी को सताया, वह अपनी सीमा में रहा, उसने 
सीमा दा अतिक्रमण नहीं किया । 


व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का 'सीमाकरण ५९ 


पहले : बाद में 

फ्रांसीसी विचारक ज्यां बोद्रियो ने आधुनिक उपभोक्तावाद की मीमांसा करते 
हुए लिखा -- 'पहले वस्तु आती है तो वह सुख देने वाली लगती है । अन्त मे वह 
दुःख देकर चली जाती है । पहले वह भली लगती है, किन्तु अन्त मे बुरी साबित होती 
है। 

भारतीय दर्शन का चिन्तन रहा--एक वस्तु आपातभद्र होती है और परिणाम- 
विरस । भोगवादी प्रकृति का विश्लेषण करते हुए कहा गया-- 


इश्ुवद्‌ विरसा : आन्दे सेविता: स्वुः परे रसाः । 


इक्षु का सेवन बड़ी मिठास देता है किन्तु अन्त मे उसके छिलके मे कोई रस नही 
रह जाता, वह नीरस हो जाता है । 


सुख कहां है ? 


यही प्रकृति उपभोक्‍्तावाद की है । बाजार मे सजी हुई तड़क-भड़क वाली वस्तुएं, 
जो उपभोक्ताओ को ललचा रही है, अपने जाल मे फसा रही है, वे एक दिन इक्षु की 
तरह विरस हो जाएगी। एक महिला ने आज पाच सौ रुपए की आकर्षक साड़ी 
खरीदी । पडोस मे ही दूसरी महिला ने हजार रुपए की उससे भी अधिक अच्छी साड़ी 
खरीद ली। पांच सो रुपए की साड़ी ने जो सुख दिया, वह विलीन हो गया। एक 
व्यक्ति ने हजार रुपए मे घड़ी खरीदी । दो दिन बाद उसके मित्र ने दो हजार की घडी 
खरीद कर बाध ली । जो व्यक्ति हजार रुपए की घड़ी खरीद कर सुख और सतोष 
का अनुभव कर रहा था, वही तत्काल दु.खी बन जाएगा | टाइम दोनो घडिया ठीक 
वता रही है, किन्तु दो हजार रुपए वाली घड़ी हजार रुपए की घड़ी वाले व्यक्ति को 
दुखी बना देती है । 

प्रश्न उभरता है---आज का उपभोगवादी दृष्टिकोण मनुष्य को सुखी बना रहा हैं 
हक दुखी बना रहा है ? इस सचाई को समझ ले तो सीमाकरण की बात और उसका 
ओचित्य हमारी समझ मे आ जाएगा । 
मोहपाश से छूटे 


महावार ने अपने व्रती समाज के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व का सीमाकरण और 


उपभोग दा सीमाकरण--वे दोनो दर्शन दिए । इन्ही दोनों के आधार पर समाज का 


६० ४ महावीर का अर्थशास्र 


निर्माण किया । फलतः वह समाज सुखी, स्वस्थ और शान्त जीवन जीता था। आज 
अपेक्षा है--हमारे वर्तमान के अर्थशासत्री और वर्तमान के उपभोक्तावादी लोग उम्त 
सत्य का साक्षात्‌ करे, केवल सम्मोहन मे न जाएं । आज का उपभोक्‍्तावादी दृष्टिकोण 
एक प्रकार का सम्मोहन बन गया है, हिस्टीरिया की बीमारी बन गया है। सम्मोहन 
करने वाला जैसा नचाएगा, उपभोक्ता वैसा ही नाचेगा। आज का उपभोक्ता बाजार 
और विज्ञापनो के हाथ की कठपुतली है। इस मोहपाश से छूटे तो समाज अधिक 
सुखी और शान्तिपूर्ण जीवन जीने वाला समाज बन सकता है । 


'पर्यावरण ओर अर्थशात्र 


आधुनिक अर्थशा्त्र समृद्धि का अर्थशास्त्र है। योरोपीय आर्थिक समुदाय के 
प्रतिनिधि डा, मैल्सहोल्ड ने कहा--'पीछे लौटने का प्रश्न ही नही है, हमे और आगे 
बढ़ना है। धनी बने है, और अधिक धनी बनना है। समृद्धि प्राप्त की है, अभी और 
अधिक समृद्धिशाली बनना है । पर्यावरण की समस्या है, उसका समाधान हम खोजेगे । 
ऊर्जा की समस्या है, उसका भी समाधान हम खोजेगे | अगर सामान्य रियेक्टर से 
काम नही चलेगा तो फास्ट ब्रीडर रियेक्टर का प्रयोग करेगे । कोई भी समस्या ऐसी 
नही है, जिसका समाधान न हो । किन्तु हमे आगे बढ़ना है, और अधिक धनी बनना 
है ।' 
धनी बनने का शास्त्र 


समृद्धि का यह अर्थशास्त्र अधिक से अधिक धनी बनने का अर्थशास्त्र है । यह 
अवधारणा इसलिए बनी है कि मनुष्य को केवल भौतिक मान लिया गया। कहा जा 
रहा है-.मनुष्य केवल प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए पैदा हुआ है । यदि 
उसको आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसे समृद्धि मिल जाती है तो फिर कया शेष 
रहता है ? उसके आगे जो कुछ करने को है, वह अर्थशास्त्र का विषय नही बनता । 
शायद अर्थशास्त्र को जीवन के अन्य पक्षो से कट कर दिया गया । वस्तुतः समाजशास्र 
हो या मानसशाख्र, अर्थशास्त्र हो या राजनीतिशाख--सब परस्पर जुड़े हुए है । केवल 
एक पहलू पर विचार करे और शेष सारे पहलुओ की उपेक्षा कर दे तो कभी सही 
समाधान नहीं मिल पाएगा । 


स्वार्थ सापेक्ष सामाजिक 


रा कोई सन्देह नही है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य रहा है-- 
को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, कोई भूखा न रहे । इसके लिए पूंजीवाद 
ने एक भ्रेरक तत्त्व खोजा-- मनुष्य स्वार्थी है । स्वार्थ की प्रेरणा मिलेगी तो वह आगे 
पेढ़गा। साम्बवाद ने प्रेरक तत्व यह खोजा--मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज उसके 
लिए एक प्रेरणा है । ये दोनो एकांगी दृष्टिकोण हैं । मनुप्य स्वार्थी है, यह सच है, दिस्तु 


६२ महावीर का अर्थशात्र 


वह केवल स्वार्थी नही है, सामाजिक भी है । मनुष्य समाजनिष्ठ है, यह भी सच है, 
किन्तु वह केवल समाजनिष्ठ नही है, स्वार्थी भी है । स्वार्थी और समाजनिष्ठ--दोगों 
का समन्वय होता तो नए अर्थशात्र का निर्माण होता । उसमे न केवल स्वार्थ की प्रेरणा 
होती, न केवल सामाजिक प्रेरणा होती, किन्तु दोनो का योग होता और वह योग वर्तमान 
समस्याओ का समाधान बनता । 


सुविधा; शान्ति और सुख 


यह एक तथ्य है--वर्तमान अर्थशाखत्रीय अवधारणा ने मनुष्य को अर्थ-सम्पन 
तो बनाया है, किन्तु सुखी कम बनाया है । सुविधा, शान्ति और सुख--यह त्रिपुरी 
है । सुविधा मिले, आवश्यकताओ की पूर्ति हो, मानसिक शान्ति और सुख भी मिले, 
ये तीनों हो तो पूरी बात होती है । इन तीनो की उपलब्धि कराने वाला अर्थशास्त्र ही 
आज अपेक्षित है। ऐसा अर्थशास्त्र, जो दूसरे के हित को विखण्डित न करे'। जिससे 
अनेक सुविधाएं मिल जाए, आवश्यकता की पूर्ति खूब हो जाए, किन्तु मन की शान्ति 
भग्न हो जाए, वह अर्थशास्त्र पर्याप्त नही होता । सुख भी मिले, शान्ति भी मिले, सुविधा 
भी मिले तो एक परिपूर्ण बात बनती है और यह अनेकान्त दृष्टिकोण से ही संभव है। 
स्वर्ग : नरक 


आधुनिक अर्थशाखतर ने सम्पनता का सिद्धान्त रखा और सम्पनतता की दौड़ शुरू 
हो गई । वर्तमान अर्थशास्त्र की जो संकल्पजा सृष्टि है, उसकी कुछ संताने हैं--उद्योग 
यंत्रीकरण और शहरीकरण | सृष्टि का एक पुत्र है उद्योग । जितना उद्योग बढ़ेगा, उतनी 
सम्पनता बढ़ेगी । फलस्वरूप औद्योगिक दौड़ शुरू हो गई, अनेक राष्ट्र औद्योगिक 
राष्ट्र वन गए, अमीर बन गए, बहुत सम्पनता अर्जित कर ली । उद्योग के साथ यंत्रीकरण 
बढ़ा और यंत्रीकरण के साथ शहरीकरण बढ़ा । उद्योग के साथ आजीविका जुड़ी और 
गांव के लोग शहर में जाने लगे । शहर फैलते गए, मल्टीस्टोरीज बिल्डिंगे बनती गई, 
साथ ही परिपार्श्व मे झुग्गी-झोपड़यो की लम्बी कतारे भी । स्वर्ग और नरक--दोनो 
एक साथ हैं । इस धरती पर स्वर्ग देखना है तो स्वर्ग का दृश्य तैयार है और नरक को 
देखना है तो झुग्गी-झोपड़ियो के रूप मे वह भी तैयार है । 
उद्योग से जुड़ी समस्याएं 


उद्योग ने कुछ समस्याएं पैदा की, मनुष्य का ध्यान पर्यावरण की ओर गया-- 
पर्यावरण दूषित हो रहा है, भूमि, जल और वायु--सब दूपित हो रहे है । समस्या यहाँ 


पर्यावरण और अर्थशास्र ६३ 


तक बढ़ गई है कि उस समस्या के समाधान के लिए बड़े और औद्योगिक राष्ट्रो का 
बोझ विकासशील राष्ट्रो पर पड़ रहा है। इस समस्या पर विचार करने के लिए रियो 
पृथ्वी शिखर सम्मेलन की आयोजना की गई | उस सम्मेलन ने प्रदूषण की समस्या 
की गंभीरता को रखाकित किया किन्तु समस्या आज भी विकट बनी हुईं है । 
भूमि का उत्खनन 
भूमि का अतिरिक्त दोहन और उत्खनन हुआ है । मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, 

आवश्यकता की पूर्ति के भूमि का उत्खनन करता रहा है । यह कोई नई बात नही है । 
किन्तु इस बीसवी शताब्दी मे भूमि का जितना उत्खनन हुआ है, उतना अतीत मे कभी 
नही हुआ । जितना दोहन पदार्थों का हुआ है, उतना अतीत मे कभी नही हुआ । बहुत 
बार विकल्प आता है---वर्तमान पीढ़ी भूमि का इतना दोहन कर लेगी, इतना उत्खनन 
कर लेगी तो शताब्दी के बाद आने वाली पीढ़ी यही कहेगी--हमारे पूर्वज बिल्कुल 
नासमझ थे । उन्होने हमे दरिद्र बनाकर छोड़ दिया । स्वयं सुविधा भोगते रहे और हमे 
विपनता के वातावरण मे जीने के लिए विवश कर दिया। ऊर्जा के लिए पेट्रोल का, 

गैस का, धातुओ या कोयले का, इतना अधिक उत्खनन हो रहा है कि पता नही आने 
वाले सौ दो-सौ वर्षो मे भूमि का क्या हो जाए? वैज्ञानिक यह बता रहे है--भूकम्प 
जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी, और भी दूसरी समस्याएं बढ़ जाएंगी । यद्यपि भूकंप का 
सही कारण अभी ज्ञात नही हो सका है, फिर भी अनुमान किया जा रहा है--यह 
समस्या अत्यधिक उत्खनन के कारण पैदा हुई है । 
प्रदूषित जल 


हमारे पर्यावरण का एक महत्त्वपूर्ण कारक है जल ! वह भी दूषित हो रहा है। 
पीने के लायक पानी भी कम होता जा रहा है । उद्योगों के विषैले रासायनिक पदार्थ, 
शहरो की शीवर लाइने सीधे नदियो से जोड़ दी गई । समुद्री रास्ते से जा रहे जहाजो 
से करोड़ो टन तेल रिसता है । वह तेल का प्रवाह समुद्र के जल को दूषित ब्याता है, 
फलस्वरूप समुद्री जन्तुओ का संहार होता है । 
वायु का प्रदूषण 


कर वायु भी इतनी दूषित हो गई है कि सांस के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर 
निज जो लोग दिल्ली के भीतरी भाग मे रहते है, आई. टी, ओ+ के 
बह रहते है, वे बताते है--यह प्रदूषण आख मे जलन, नाक मे जलन और पूरे 
पंप मे जलन > 


लिन सी पंदा कर देता है । दिल्‍ली मे लाखों-लाखों वाहन दिन-रात दौड़ रहे 


£?' 


द्च्ड महावीर का अर्थशास्र 


है । उनके साइलेसर से निकला घातक धुआं, जिसमे शीशे की मात्रा अन्य धातुओ की 
मात्रा से बहुत ज्यादा है, फेफड़ो मे पहुंचकर आदमी के सम्पूर्ण शरीर को हानि पहुचा 
रही है । 

जीवन के प्रमुख तीन साधन है--मिट्टी, जल और वायु । ये तीनो प्रदूषित हो 
रहे है। इस प्रदूषण की ओर ध्यान गया है, इससे भी आगे ध्यान गया है कि ओजोन 


की छतरी मे छेद हो रहा है। इससे तापमान बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर भी ढ़ेगा 


पृथ्वी पर इतना खतरा बढ़ जाएगा कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा । 
छठा काल खंड 


जैन आगमो मे छठे आरे का वर्णन मिलता है । यह एक कालखण्ड है । 3.भी 
पाचवां कालखण्ड चल रहा है छठां आरा प्रलयकाल होगा । उस समय ओजोन की 
छतरी छिद्र युक्त ही नही, पूरी ध्वस्त हो जाएगी और पराबैगनी किरणे सीधे पृथ्वी 
पर मार करेगी। पृथ्वी इतनी गरम हो जाएगी कि इस पर किसी प्राणी का जीवित 
बचना संभव नही होगा। प्राणी ही नही, वनस्पति तक जल कर राख हो जाएगी। 
हिमालय की गुफा मे रहने वाले कुछ लोग शायद शेष रह जाएं. पानी मे कुछ 
मछलियां । दिन मे आग बरसेगी और रात का तापमान शून्य से भी काफी नीचे हो 
जाएगा। छठे कालखण्ड का जो लोमहर्षक वर्णन मिलता है और वैज्ञानिकों द्वार 


ओजोन छतरी के टूटने के जो दुष्परिणाम बताए जा रहे है, उनमे काफी समानताएं है। क्‍ 


भुला दिया दूसरा पक्ष 


पर्यावरंण के इस प्रदूषण मे उद्योगो की मुख्य भूमिका है । उद्योगो मे प्रयुवंत तेल 
और गैस ओजोन छवरी को विखण्डित कर रही है । इस गंभीर समस्या की ओर ऑर्जे 
के वैज्ञानिको का ध्यान गया है । मैन्‍्सहोल्ड की भविष्यवाणी है--हम समाधान खोज 
लेगे। किन्तु अभी तो समस्या जटिल ही हो रही है । एक समस्या का समाधान खोजते 
है ओर दूसरी नई समस्या पैदा हो जाती है । हम मान भी ले कि पर्यावरण की समस्‍स्यों 
का समाधान कर लेगे। अभी कालखण्ड बचा हुआ है, शायद पृथ्वी भी उतनी गरम 
न हो । पूंजीवादी विचारको ने इस ऊर्जा और पर्यावरण सम्बन्धी समस्या का समाधान 
खोजने की वात कह दी, किन्तु उन्होने मनुष्य के दूसरे पक्ष को भुला दिया | वह प४ 
है स्वास्थ्य का पक्ष । मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वाह्थ्य 
भी समस्या का एक पक्ष है। बढ़ती हुई हिंसा की समस्या भी एक पक्ष है। इन पर 
पूरा विचार नहीं किया गया। अगर इन पर एक साथ संतुलित रूप से विचार किया 


पर्यावरण और अर्थशाख्र ६५ 


जाता तो केवल आगे बढ़ना है, पीछे नही लौटना है, सम्पन्न और अधिक सम्पन्न बनना 
है--इस प्रकार के उदगार सामने नही आते । 


बढ़ता मानसिक विक्षेप 


आज शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या भी विकट है । जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ा है 
और जिस प्रकार रासायनिक द्रव्यो का छिड़काव हो रहा है, उससे मनुष्यो का शारीरिक 
स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित हुआ है। शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा मानसिक 
स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है । यदि हम पाच दशक, छह दशक पहले की स्थिति का 
तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमारे सामने यह निष्कर्ष आएगा---आज मानसिक विक्षेप 
ज्यादा बढ़ा है, मानसिक रोगो के अस्पताल ज्यादा खुले है । आत्महत्याओ का अनुपात 
बढ़ा है, तलाक की दरे बढ़ी है, सामाजिक अपराध बढ़े है । अपराध की रोकथाम के 
लिए भारी भरकम बजट विकसित राष्ट्रो को निर्धारित करना पड़ रहा है । विकसित 
राष्ट्री का सिर्फ अपराध नियंत्रण पर जितना बड़ा बजट है, उतना छोटे, अविकसित राष्ट्र 
का पूरा बजट भी नही है । संहारक अख-शख्रो की समस्या भी बढ़ी है । 


दूसरी दिशा में 


इन सारी सम्स्याओ के संदर्भ मे हम आधुनिक अर्थशाख की अवधारणाओ को 
पढ़े, तो लगेगा--रोटी, पानी आदि आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए जो संकल्प 
लिया था, वह पूरा नही हो रहा है, दूसरी दिशा मे जा रहा है। यदि सारा धन मनुष्य 
को. भूख मिटाने मे लगता तो आज कोई भूखा न रहता । वह स्वण पूर्ण नही हुआ, 
क्योकि उसके साथ मानसिक समस्याओ का अध्ययन नही किया गया। एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता है, अपना अधिकार बनाए रखना 
चाहता है। उसके लिए किस तरह गुप्तचरी का जाल बिछाया जाता है, किस प्रकारै 
प्रहिद्द्दी राष्ट्र के सामने समस्याएं पैदा की जाती है और किस प्रकार दूसरे पर आक्रमण 
: “वा जाता है, विकसित राष्ट्र गरीब या अविकसित , विकासशील राष्ट्र पर किस तरह 
ह आधिक प्रतिबन्ध लगाते है, ये सारी मानसिक समस्याएं है । अगर भौतिक समस्याओं 
, » समाधान के साथ-साथ मानसिक समस्याओ को भी देखा जाता , इन पर ध्यान 
, या जाता--भौतिक सपंदा के साथ-साथ मानसिक समस्याएं कितनी बढ़ेगी तो 
, "पद अर्धशार्र का स्वरूप बदलता, उसकी अवधारणाएं भी बदलती । 
, जटिल है भावात्यक समस्या 


सदसे ज्यादा जटिल हैं भावात्मक समस्या । आर्थिक सम्पदा बढ़ाने के लिए 


६४ महावीर का अर्थशात्र 


है । उनके साइलेसर से निकला घातक धुआ, जिसमे शीशे की मात्रा अन्य धातुओ वी 
मात्रा से बहुत ज्यादा है, फेफड़ो मे पहुचकर आदमी के सम्पूर्ण शरीर को हानि पहुंचा 
रही है । 

जीवन के प्रमुख तीन साधन है--मिट्टी, जल और वायु । ये तीनो प्रदूषित हो 
रहे है । इस प्रदूषण की ओर ध्यान गया है, इससे भी आगे ध्यान गया है कि ओजोन 
की छतरी मे छेद हो रहा है । इससे तापमान बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर भी ढ़ेगाः 
पृथ्वी पर इतना खतरा बढ़ जाएगा कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा। 
छठा काल खंड 


जैन आगमो मे छठे आरे का वर्णन मिलता है । यह एक कालखण्ड है। 3,ी 
पांचवा कालखण्ड चल रहा है । छठां आरा प्रलयकाल होगा । उस समय ओजोन की 
छतरी छिद्र युक्त ही नही, पूरी ध्वस्त हो जाएगी और पराबैगनी किरणे सीधे पृथ्वी 
पर मार करेगी | पृथ्वी इतनी गरम हो जाएगी कि इस पर किसी प्राणी का जीवित 
बचना संभव नही होगा । प्राणी ही नही, वनस्पति तक जल कर राख हो जाएगी। 
हिमालय की गुफा मे रहने वाले कुछ लोग शायद शेष रह जाए पानी मे कुछ 
मछलिया । दिन मे आग बरसेगी और रात का तापमान शून्य से भी काफी नीचे हे 
जाएगा। छठे कालखण्ड का जो लोमहर्षक वर्णन मिलता है और वैज्ञानिकों द्वाग 
ओजोन छतरी के टूटने के जो दुष्परिणाम बताए जा रहे है, उनमे काफी समानताएँ है। 


भुला दिया दूसरा पक्ष 


पर्यावरंण के इस प्रदूषण मे उद्योगो की मुख्य भूमिका है । उद्योगो मे प्रयुवत तेल 
और गैस ओजोन छतरी को विखण्डित कर रही है । इस गंभीर समस्या की ओर ओर्जे 
के वैज्ञानिको का ध्यान गया है । मैन्सहोल्ड की भविष्यवाणी है---हम समाधान खोजे 
लेगे । किन्तु अभी तो समस्या जटिल ही हो रही है । एक समस्या का समाधान खोजते 
है और दूसरी नई समस्या पैदा हो जाती है । हम माऋ भी ले कि पर्यावरण की समस्या 
का समाधान कर लेगे । अभी कालखण्ड बचा हुआ है, शायद पृथ्वी भी उतनी गरम 
न हो । पूंजीवादी विचारको ने इस ऊर्जा और पर्यावरण सम्बन्धी समस्या का समाधान 
खोजने की वात कह दी, किन्तु उन्होने मनुष्य के दूसरे पक्ष को भुला दिया । वह पक्ष 
हैं स्वास्थ्य का पक्ष | मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ 
भी समस्या का एक पक्ष है। बढ़ती हुई हिंसा की समस्या भी एक पक्ष है। इन पर 
पूरा विचार नही किया गया। अगर इन पर एक साथ संतुलित रूप से विचार किरयी 


" पर्यावरण और अर्थशास्त्र ६५ 


: जाता तो केवल आगे बढ़ना है, पीछे नही लौटना है, सम्पन और अधिक सम्पन्न बनना 
: है-इस प्रकार के उदगार सामने नही आते । 


| बढ़ता मानसिक विक्षेप 


न 


आज शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या भी विकट है । जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ा है 
और जिस प्रकार रासायनिक द्र॒व्यो का छिड़काव हो रहा है, उससे मनुष्यो का शारीरिक 
स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित हुआ है| शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा मानसिक 
स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। यदि हम पाच दशक, छह दशक पहले की स्थिति का 
तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमारे सामने यह निष्कर्ष आएगा---आज मानसिक विक्षेप 
ज्यादा बढ़ा है, मानसिक रोगो के अस्पताल ज्यादा खुले है । आत्महत्याओ का अनुपात 
बढ़ा है, तलाक की दरे बढ़ी है, सामाजिक अपराध बढ़े है । अपराध की रोकथाम के 
लिए भारी भरकम बजट विकसित राष्ट्रो को निर्धारित करना पड़ रहा है । विकसित 
राष्ट्री का सिर्फ अपराध नियत्रण पर जितना बड़ा बजट है, उतना छोटे, अविकसित राष्ट्र 
का पूरा बजट भी नहीं है । सहारक अख-शख्रो की समस्या भी बढ़ी है । 


दूसरी दिशा में 


इन सारी समस्याओ के सदर्भ मे हम आधुनिक अर्थशाखत्र की अवधारणाओ को 
पढ़े, तो लगेगा--रोटी, पानी आदि आवश्यक साधनो को जुटाने के लिए जो संकल्प 
लिया था, वह पूरा नही हो रहा है, दूसरी दिशा मे जा रहा है । यदि सारा धन मनुष्य 
की. भूख मिटाने मे लगता तो आज कोई भूखा न रहता । वह स्वण पूर्ण नही हुआ, 
क्योकि उसके साथ मानसिक समस्याओ का अध्ययन नहीं किया गया। एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता है, अपना अधिकार बनाए रखना 
चाहता है । उसके लिए किस तरह गुप्तचरी का जाल बिछाया जाता है, किस प्रकारे 
प्रतिद्न्ी राष्ट्र के सामने समस्याएं पैदा की जाती है और किस प्रकार दूसरे पर आक्रमण 
किया जाता है, विकसित राष्ट्र गगैब या अविकसित , विकासशील राष्ट्र पर किस तरह 
आधिक प्रतिबन्ध लगाते है, ये सारी मानसिक समस्याएं है । अगर भौतिक समस्याओ 
के समाधान के साथ-साथ मानसिक समस्याओ को भी देखा जाता , इन पर ध्यान 
दिया जाता--भौतिक सपदा के साथ-साथ मानसिक समस्याए कितनी बढ़ेगी तो 
शायद अर्थशात्र का स्वरूप बदलता, उसकी अवधारणाएं भी बदलती । 
जटिल है भावात्मक समस्या 


सबसे ज्यादा जटिल है भावात्मक समस्या। आर्थिक सम्पदा बढ़ाने के लिए 


६६ महावीर का अर्थशात्घ 


लोभ को खुली छूट दी गई | जितना लोभ बढ़ाओ, आर्कांक्षा बढ़ाओ, उतना ही घन 
बढ़ेगा । इसका परिणाम यह आया--भावात्मक समस्याएं पैदा हो गई । एक समन 
आदमी सम्पनतर और सम्पन्नतम बनना चाहता है । अधिक से अधिक सम्पन बने 
की दौड़ है । संसाधन सीमित हैं । यदि असीम संसाधन होते तो शायद समस्या इतर 
नही गहराती । असीम लालसा के लिए साधन भी असीम होने चाहिए लेकिन दे 
असीम नही हैं । अनंत इच्छा और अनंत संसाधन की एक युति बन जाती तो दोनों 
कही कोई संघर्ष नही होता, टकराव नही होता । समस्या यह है कि आकांक्षा, इच्ठ 
अथवा लालसा असीम है और पदार्थ ससीम । 


सूक्ष्म जगत्‌ 


हम स्थूल जगत मे जी रहे है । सूक्ष्म जगत्‌ हमारा बहुत विशाल है । यदि उः 
पकड पाते तो शायद पूर्ति के साधन भी बहुत विस्तृत बन जाते । हम जिस हाल 
बैठे है, उसमे भी असीम सूक्ष्म पदार्थ है। पदार्थ मे जितने सूक्ष्म तत्त्व हैं, उन्हे पकड़ 
जः सके तो दिल्‍ली, जो लगभग एक करोड की अवबादी वाला शहर बनता जा रहा: 
खाद्य की पूर्ति इस हाल जितनी जगह से की जा सकती है । बाहर कही से भी अनाः 
मगाने की, दूसरी चीजे मंगाने की आवश्यकता ही न रहे । यह एक हाल पर्याप्त होता 
इतना विराट्‌ है हमारा सूक्ष्म जगत्‌ किन्तु वह हमारे काम नहीं आ रहा है । वह हमा! 
पकड़ से वाहर है । उसका उपयोग हम नही कर सकते । कुछ-कुछ ऐसे योगी हुए। 
जो सूक्ष्म को पकड़ने लग गए थे। उन्हे वायुभक्षी कहा गया। उन्हे खाने के 
आवश्यकता नही पड़ती थी | भूख लगती तो पोषक अन्न की जरूरत नही, थोड़ी-सी 
हवा ले लेते, पूर्ति हो जाती । वायुभक्षी हवा से काम चला लेते थे, किन्तु वह शर्कित 
आज किसी मे नही है। 
उपयोगिता की दृष्टि 


हम केवल स्थूल पदार्थ के आधार पर जी रहे है । जैन दर्शन का एक पारिभापि 

शब्द हं---अनन्तप्रदेशी स्कथ । स्कंध दो प्रकार के है---अनत परमाणुओ से बना हुआ 

सुक्ष्म स्कघ ओर अनन्त परमाणुओ से बना हुआ स्थूल स्कंध | जो अनन्त परमाणुओं 

से बना हुआ सूक्ष्म स्कथ भी हमारे काम नहीं आता । अनत परमाणुओ से बनी 

हुआ स्थूल स्कंध ही हमारे काम आता है । हमारे उपयोग की सीमा बहुत छोटी हां 

हैं। अस्तित्व की सीमा इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड मे बहुत विशाल है । किन्तु उपयोगिता 
दृष्टि से विचार करे तो हमारे काम आ सके, उसकी सीमा बहुत छोटी है । 


हद (5 


६48] रो ह] 


पर्यावरण और अर्थशास्त्र ६७ 


जैन दर्शन मे उपयोगिता की दृष्टि से इस पर बहुत सूक्ष्म विचार हुआ है। 
कर्मशास्र मे कहा गया है--एक परमाणु स्कंध है, जो भाषा के लिए काम मे आता 
है। हम बोलते है, तब पौद्गलिक स्कंधो को ग्रहण करते है । वह उसके लिए काम आ 
सकता है, खाने के लिए काम आ सकता है किन्तु कर्मबन्ध के लिए काम मे नही आ 
सकता। कर्मबन्ध के लिए और अधिक गहरा स्कंध चाहिए। अनंत-अनन्त प्रदेश 
उसमे और मिल जाए, तब वह उमारे काम मे आता है । 
सीमित हैं संसाधन 


हमारी दुनिया उपयोगिता की दृष्टि से चलती है । श्वासोच्छवास के स्कंध, भाषा 
के स्कंध, मनन के स्कंध, शरीर के स्कंध--ये सारे उपयोगिता मे आने वाले स्कथ 
बहुत सीमित है । जो स्थूल स्कंध बाहरी द्रव्य बनते है, वे और भी सीमित है । असीम 
लालसा की पूर्ति के लिए इन सीमित ससधानो की उपस्थिति अपर्याप्त है और यही 
संघर्ष का कारण है । हर राष्ट्र अधिक से अधिक ससाधनो को प्राप्त करना चाहता है । 
एक विकसित राष्ट्र चाहता है--हमारी विकास की अवधारणा सफल बने । सफलता 
के शिखर पर जाने के लिए अनेक राष्ट्री के ससाधनो का शोषण किया जाता है । एक 
शक्तिसम्पन राष्ट्र ऐसा कर लेगा, दो राष्ट्र ऐसा कर लेगे, चार कर लेगे, किन्तु शेष का 
क्या होगा ? वे कैसे कर पाएगे ? उनके पास तो कुछ बचेगा ही नही । समस्या वैसी 
ही बनी रहेगी । इसलिए आज इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है । 
दो महत्त्वपूर्ण निर्देश 


भगवान महावीर ने अपने व्रती सभाज के लिए जो निर्देश दिए थे, उनमे दो निर्देश 

3 वणकम्मे---जगलो की कटाई न हो । 

(3 फोडीकम्मे--भूमि का उत्खनन न हो । 

ये दोनो निर्देश पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। वणकम्मे और 
| --ये दो शब्द नए अर्थशासत्र की नीव बन सकते है । यद्यपि एक समस्या 
, "उस समय आबादी कम थी । आज बहुत बढ़ गई है । एक समय होता है आबादी 


रु 


; “ढ़ जाती है और एक समय आता है, आबादी घट जाती है । आबादी बढी है इसलिए 


५ “वेश्यकताएं भी बहुत बढ़ गई है । 


| 


६८ महावीर का अर्थशात्न 
भूख की चिन्ता कहां है ? 


पूंजीवादी अर्थशास्त्र का यही तो दर्शन है--आबादी बढ़ने पर विशाल कारखाने 
का जाल न बिछाएं तो उसकी आवश्यकताओ को पूरा नही किया जा सकता । हमाई 
अनिवार्यता है बड़े कारखानो का निर्माण करना । इस तर्क मे दम है। यह चिन्ता 
बिल्कुल बकवास नहीं है । किन्तु यह तर्क तब ज्यादा सार्थक होता, जब बड़े कारखाने 
बड़े पैमाने पर कृषि और रासायनिक द्र॒व्यो का प्रयोग मनुष्य की आवश्यकताओ दी 
पूर्ति मे होता । यथार्थ यह है--बड़े कारखानो और उनके द्वारा प्राप्त होने वाली बी 
सम्पत्ति का उपयोग उस आवश्यकता की पूर्ति मे नही हो रहा है। उसका उपयोग 
मनुष्य पर अपना अधिकार और प्रभुत्व जमाने की दिशा मे ज्यादा हो रहा है । मनुथ 
की भूख की चिन्ता होती तो परमाणु बम की दिशा मे प्रस्थान नही होता । यह क्ये 
हुआ ? यह कोई आवश्यकता की पूर्ति तो नही है ? अन्तरिक्ष की ओर प्रस्थान क्यो 
हुआ है ? 
लोभ है पृष्ठभूमि में 


विज्ञान ने सत्य को खोजा है, यह बात सत्य है, किन्तु अधूरी बात है। महावीर 
ने सत्य की खोज के साथ यह निर्देश भी दिया--सबके साथ मैत्री करे | अगर सरल 
की खोज के साथ यह सूत्र भी जुड़ा रहता तो परमाणु अख बनाने की जरूरत न होती 
और दुनिया का इतना बड़ा बजट शख्र-निर्माण मे न लगता | मैत्री की बात छोड़कर 
केवल सामाजिक गरीबी, सामाजिक भूख मिटाने के लिए कितने बड़े-बड़े कल-कारे 
खाने और बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन का प्रयल और आयोजन चल रहा है वह 
तर्क अपने आप मे शून्य होता चला जा रहा है । वक्तव्य एक दिशा मे है और गति 
दूसरी दिशा मे हो रही है। भूमि पर, जल पर या आकाश मे अपना प्रभुत्व स्थार्पि 
करना, बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करना--सारा प्रयत्न इसी दिशा मे हो रहा है। इन 
सब उपक्रमो के पीछे है लोभ । इसके परिणाम भी सामने आ रहे है | इसीलिए एव 
नया विचार सामने आया--आज पूजीवादी और साम्यवादी अर्थशास्त्र मानव जाति 
के कल्याण के लिए नही है । अब नए अर्थशास्त्र की कल्पना करनी चाहिए । 
अनेकान्त का मार्ग 

समस्या यह है--युग इतना आगे बढ़ गया है कि अब दो हजार वर्ष, ढाई ह्जी' 


वर्ष पहले के युग मे उसे ले जाना असभव है ।गाधीजी सा सादा जीवन जीना वर्ड 
कठिन है। गांधीजी ने दो हजार वर्ष पहले का जीवन जिया था किन्तु आर: 


पर्यावरण और अर्थशास्त्र ६९ 


विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, अर्शशाख की आधुनिक अवधारणाओ मे पला- 
पुसा मानव वैसा जीवन जीने के लिए तैयार होगा, यह कल्पना नही की जा सकती । 
इसलिए एक मध्यम मार्ग का निर्माण आवश्यक है, जिससे वर्तमान की समस्याओ को 
भी समाधान मिले और आदमी को उस भयावह कालखण्ड मे जीने के लिए बाध्य न 
होना पडे । यह मार्ग अनेकान्त का मार्ग हो सकता है । 


दृष्टिकोण बदले 


हम प्रेरणा को भी बदले और दृष्टिकोण को भी बदले | दृष्टिकोण का निर्माण 
जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए हो । इसके लिए जिस अर्थशा्र 
की कल्पना की जा रही है, उसका पहला सूत्र होगा--प्राथमिक आवश्यकताओ की 
पूर्ति को प्राथमिकता | जब तक विश्व मे मानव समाज का एक भी वर्ग भूखा है, तब 
तक शद्र निर्माण की दिशा मे हमारा पग नही उठेगा, विलासिता पूर्ण पदार्थों के निर्माण 
के लिए हमारे कारखाने नही चलेगे । 


'अनिवार्यता और विलासिता 


हम अर्थशास्त्रीय दृष्टि से विचार करे । दो प्रकार की अवधारणाएं हमारे सामने 
आएगी--एक अनिवार्यता और दूसरी विलासिता । अनिवार्यता या आवश्यकता वह 
है, जिसकी प्राप्ति होने पर सुख नही मिलता और अग्राप्ति मे कोई दु ख नही होता । 
रोटी आवश्यकता है, मिली तो सुख नही होगा, बस बसा मिट जाएगी और न मिलने 
पर दुख बहुत होगा । एक विलासिता की सामग्री है/ प्रसाधन की सामग्री है, मिलने 
पर आदमी को बहुत सुख होता है किन्तु न मिलने/पर कोई दु.ख नहीं होगा । नए 
अर्धशास््र के निर्माण मे यदि यह अवधारणा रहे--जब तक प्राथमिक आवश्यकताओ 
को पूर्ति न हो, तब तक विलासिता की साधन सामग्री का निर्माण नही होगा तो आज 
को भूखभरी और बेरोजगारी की समस्या का बहुत अशो मे समाधान हो जाए । 
दाता और याचक का भेद 


आज सहयोग की बात चल रही है। विकसित राष्ट्र विकासशील देशो को 
सहयोग दे रहे है। व्यवहार मे तो यह बहुत अच्छी बात लगती है, उदारीकरण की 
। लगती है, किन्तु आखिर इस बात को सब जानते है कि दाता और याचक का 
4 बरावर बना रहेगा। संस्कृति के कवि ने बहुत सुन्दर लिखा है---दातृयाचकयो: 
भेदः कराभ्यामेव सूचितमू-लेने वाला हाथ नीचे रहेगा और देने वाला हाथ ऊपर 
होगा । इस स्थिति को अस्वीकार नही किया जा सकता । उसके साथ कितने प्रतिबन्ध, 


७० महावीर का अर्थशा्र 


कितनी शर्ते जुड़ जाती है, बिल्कुल.आर्थिक गुलामी की सी स्थिति बन जाती है। 
बोद्धिक सम्पदा पर भी प्रतिबन्ध लग जाता है । 


“शक संतुलन बने 


इन सारी समस्याओ के संदर्भ मे आज एक मध्यम मार्ग का अनुसरण बहुत 
जरूरी है। छोटे उद्योग, सबके पास अपना काम, कोई भी इतना बड़ा न हो कि जब 
चाहे अपने से निर्बल को दबा सके । एक आदमी के शक्तिशाली होने का मतलव है 
कमजोरो पर निरन्तर मंडराता खतरा । एक संतुलन बने । इस प्रकार के सूत्र भगवा्‌ 
महावीर की वाणी मे मिलते है, क्योकि उनका चिन्तने अनेकान्त से अनुप्राणित था। 
सबसे ५2388 अस्तित्व और मानवीय स्वतन्रता की इस पर आचन 
आए और की पूर्ति भी हो जाए, ऐसे अर्थशाखत्र की आज परिकलना 
आवश्यक है । ये और आजादी, रोटी और आस्था--दोनो एक दूसरे का विखण्डन 
न करे, दोनो साथ-सीथ चले । पुराने जमाने में कहा जाता था--लक्ष्मी और सरस्वती 
दोनो साथ-साथ नही रहती । आज यह धारणा बदल गई है। दोनो एक साथ चत 
रही है । फिर ऐसा क्यो नही हो सकता ? रोटी और आजादी भी एक साथ क्यो वही 
रह सकती ? ऐसे अर्थशाख्र की आज बड़ी आवश्यकता है । मै कल्पना करता हू कि 
अनेकान्त का यह महान्‌ अवदान मानव जाति के लिए कल्याणकर होगा और मानव 
जाति अनेकान्त कै मंत्रदाता भगवान्‌ महावीर के प्रति स्वयं सहज श्रद्धाप्रणत होगी। 


गरीबी ओर बेरोजगारी 


महावीर ने कहा--अणेगचित्ते खलु अय॑ पुरिसे--मनुष्य अनेक चित्त वाला है, 
नाना प्रकार की क्षमता वाला है । योग्यता मे विभेद है | बौद्धिक क्षमता, व्यावसायिक 
क्षमता, अर्थार्जन की क्षमता, व्यवहार की क्षमता, सबमे समान नही होती | प्रत्येक 
व्यक्ति विभिन्‍न क्षमता वाला है, इसलिए समानता हमारा एक आदर्श हो सकता है, 
मौलिक स्तर पर समानता की बात हो सकती है । किन्तु व्यावहारिक स्तर पर, पर्याय 
के स्तर पर समानता की बात संभव नही है । 


प्रश्न आर्थिक समानता का 


महावीर ने कहा--णो हीणे नो अड्रित्ते--कोई हीन नही है, कोई अतिरिक्त 
नही है। यह निश्चयनय की वक्‍्तव्यता है, अतिम सत्य का निरूपण है । किन्तु जहा 
पर्याय का जगत्‌ है, व्यवहार का जगत्‌ है, वहा एक व्यक्ति हीन भी है, अतिरिक्त भी 
है | योग्यता सबमे समान नही होती । इसलिए आर्थिक समानता की बात एक यात्रिक 
रूप मे ही सोची जा सकती है, वास्तविकता के धरातल पर नही । 
चार प्रएन 


वर्तमान अर्थव्यवस्था के सामने चार प्रश्न है-- 
() गरीबी को मिटाना 
जनसंख्या की वृद्धि को रोकना 
3 पर्यावरण में सुधार करना 
(3 बेरोजगारी का उन्मूलन करना । 
जनसंख्या 


गरीबी और पर्यावरण के बीच मे है जनसंख्या वृद्धि । आबादी बढ़ती है तो 
गरीबी भी बढ़ती है, पर्यावरण भी दूषित होता है । सबसे पहली बात है जनसख्या की 
वृद्धि पर नियंत्रण कैसे हो ? इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयल किए गए किए जा 


है 
७२ महावीर का अर्थशात्र 


रहे है, किन्तु जनसख्या की वृद्धि पर अंकुश नही लग पाया । आवादी निरन्तर बढ़ी 
जा रही है । कुछ वर्ष पहले हिन्दुस्तान की आबादी अस्सी करोड के लगभग थी। 
अब नब्बे करोड को भी पार कर रही है। कहा जा रहा है--हिन्दुस्तान इक्कीसर्वी | 
शताब्दी का स्वागत एक अरब तीस करोड़ की जनसंख्या के साथ करेगा। जब 
जनसंख्या बढ़ती है तब पदार्थ पर भी असर आता है, गरीबी और अभाव की समस्या 
भी उलझती है, पर्यावरण की समस्या भी जटिल बनती है । 


क्यों बढ़ती है आबादी ? 


एक बडा प्रश्न रहा--आबादी की बढ़त कैसे रुके ? आज से ढाई हजार वर 
पूर्व आबादी बहुत कम थी। आबादी के घटने-बढने मे भी कुछ कारण बनते हैं। 
प्रत्येक हानि और लाभ के पीछे महावीर ने चार कारण बतलाए--द्रव्य, क्षेत्र, कात 
और भाव | हानि और लाभ मे ये चारो निमित्त बनते है । जैन साहित्य मे उल्लेख 
है---भगवान ऋषभ के बाद तीर्थकर अजित का समय ऐसा आया, जब आबादी सब 
ज्यादा बढ़ी । जनसंख्या वृद्धि मे कालखण्ड भी निमित्त बनता है 
गरीबी और जनसंख्या 


ऐसा लगता है---गरीबी और जनसंख्या मे भी कोई निकट का सम्बन्ध है । गरीब 
के संतान ज्यादा होती है क्योकि कुपोषण मे आबादी ज्यादा बढ़ती है । विकसित राष्ट्र 
मे आबादी की बढ़त का अनुपात कम है, अविकसित और निर्धन राष्ट्रो मे आबादी वें 
बढत का अनुपात ज्यादा है । प्राचीन सस्कृत साहित्य मे एक प्रसंग आता है--दरिद्वता 
दु खतर है और उसके साथ जुडा दु:ख है संतान का आधिक्य । दारिद्रता की पीठ 
ओर संतति के आधिक्य की पीड़ा--दोनो ओर से आदमी पीडत होता है । जनसंख्या 
वृद्धि के अनेक कारण हो सकते है, किन्तु कालखण्ड का प्रभाव और कुपोषण--* 
दोनो जनसख्या वृद्धि के सबसे प्रमुख कारण बनते है । 
अतीत : वर्तमान 


ढाई हजार वर्ष पूर्व यह समस्या नहीं थी । गरीबी थी, कुछ अशों मे वेरोजगार्शी 
थी, किन्तु जनसंख्या अधिक नही थी । व्यवस्था ग्राम पर निर्भर थी । लोग गाव मर है 
काम चला लेते, वही सब कुछ बना लेते | गांव मे ही सारी सामान्य आवश्यकताए 
पूरी हो जाती । उस समय बीमारियां भी बहुत ज्यादा नही थी । सामान्य बीमारियां की 
जगलो को जड्डी-बूटियो से ही इलाज हो जाता था । 


गरीबी और बेरोजगारी ७३ 


वर्तमान कालखण्ड मे आबादी भी बहुत बढ़ गई है । उसकी पूर्ति के साधन भी 
नही है । गाव लगभग खाली हो रहे है और बड़े-बड़े नगर बस रहे है । महानगर की 
जनसख्या एक करोड़ से भी अधिक है । सब कुछ निर्भर है गांव और गाव के परिपार्श्व 
पर । ऐसी अवस्था मे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है । काम बहुत है, किन्तु उन्हे खोजने 
की सबकी व्यावसायिक बुद्धि समान नही होती | इसलिए बेरोजगारी की बात सामने 
आती है 


भाग्यवादी अवधारणा 


एक धारणा रही भाग्यवाद की । हिन्दुस्तान और एशिया महाद्वीप मे तो यह 
भाग्यवाद की धारणा बहुत प्रगाढ़ रही है। आदमी यह सोचकर हाथ पर हाथ धर कर 
बेठ जाएगा--परमात्मा की जैसी मरजी होगी, वैसा होगा या भाग्य मे जैसा लिखा है, 
वैसा होगा, क्यो व्यर्थ मे हाथ-पांव मारे ? भाग्यवादिता की इस मनोवृत्ति ने गरीबी 
और बेरोजगारी की बढ़त मे अपना योगदान दिया है । 


महावीर का सूत्र 


महावीर अनेकान्तवादी थे, वे न केवल भाग्यवादी थे और न केवल पुरुषार्थवादी । 
उनके दर्शन मे भाग्य और पुरुषार्थ--दोनो का समन्वय था । भाग्य भी काम करता है, 
किन्तु पुरुषार्थ मे इतनी शक्ति है कि वह भाग्य को भी बदल सकता है । महावीर ने 
एक सूत्र दिया था--जैसा लिखा है, वैसा नही होगा । बहुत सारे दार्शनिक यह मानते 
थे--जैसा भाग्य मे लिखा है, वैसा ही होगा । कोई इसे बदल नही सकता, कम ज्यादा 
नहीं कर सकता | किन्तु महावीर“ने ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित नही किया। उन्होंने 
कर्मवाद के नए सूत्र खोजे और कहा--भाग्य हमारी प्रवृत्तियो को सचालित करने का 
एक कारण तो है, किन्तु वह एकछत्र कारण नही है । उसे भी पुरुषार्थ के द्वारा बदला 
जा सकता है। 
गरीबी और कर्म 


हम यह मानकर न बैठे--गरीव के भाग्य मे गरीबी लिखी है और अमीर के 
भाग्य मे अमीरी लिखी है । व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने बौद्धिक बल और कर्तृत्व 
से अपार सपदा अर्जित कर सकता है । जिसे द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव अनुकूल नही 
मिला, बुद्धि की अनुकूलता नही रही, पुरुषार्थ भी अनुकूल नही हुआ, वह आदमी गरीब 
रह गया। इसका भाग्य से कोई सम्बन्ध नही है । बहुत सारे लोग भाग्य के आधार 


छड महावीर का अर्थश्ष 


पर इसकी व्याख्या करते है, किन्तु महावीर ने इसे कभी मान्य नही किया कि अमीर 
या गरीबी कर्म से होती है | वास्तव मे पदार्थ का योग होना बाह्य निमित्तो पर ज्याद 
निर्भर है, वह अपने कर्मो पर निर्भर नही है । 


जहां गरीबी थी, अमीरी है 


जैनदर्शन मे इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता से चिन्तन हुआ है और आज भी कुछ 
विद्वान्‌ इस प्रश्न पर विमर्श कर रहे है--धन मिलता है, वह कर्म से मिलता है या और 
किसी कारण से मिलता है । जहां तक हमने चिन्तन किया है, भाग्य का, कर्म का धन 
की प्राप्ति से कोई सम्बन्ध नही है । इसका सम्बन्ध द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के सा4 
है | मध्य एशिया या अरब देशो का उदाहरण ले । जब तक पैट्रोल नही निकला दब 
तक वहां का वातावरण गरीबी का रहा । पैट्रोल निकलने के बाद उनकी स्थिति एकदम 
बदल गई । आज दुनिया के अमीर देशो मे उनकी गिनती है । राजस्थान का एक जिला 
है---उदयपुर--राजसमन्द । जब तक वहां मार्बल नही निकला था, बहुत सम्पनता नही 
थी। मार्बल उद्योग के बाद आज वहां सम्पनता बढ़ गई है। वस्तुतः कर्म से इसका 
इतना सम्बन्ध नही है, जितना परिस्थिति और वातावरण से है । इसलिए महावीर की 
व्यवस्था मे गरीबी और अमीरी को कर्म या भाग्य से नही जोड़ा जा सकता । यह सागर 
निर्भर है व्यावसायिक कौशल और कर्तृत्व-कौशल पर । 


दुभिक्ष की समस्या 


उस समय की एक त्रासदी थी दुभिक्ष । दुर्भिक्ष के समय विपदा आ जाती थी। 
बीसवी शताब्दी मे हम दुर्भिक्ष की भयंकरता की कल्पना नही कर सकते | बीसवी 
शताब्दी मे इतने साधन बन गए है कि दुनिया के किसी भू-भाग मे दुर्भिक्ष आए, अकीर्ले 
की स्थिति रहे, तो किसी भी स्थान से अनोज की सप्लाई की जा सकती है । यातायात 
और संचार के साधन इतने सुलभ है कि यह कोई समस्या नही रही । उस काल में ते 
दुर्भिक्ष के कारण भयंकर स्थिति बन जाती थी । पास मे धन होते हुए भी मरने के लिए 
विवश होना पड़ता था । बीसवी शताब्दी मे मनुष्य ने इतनी क्षमता पैदा कर ली है कि 
वह एक स्थान से किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर सहजता से पहुंचा सकता है । 
संसाधन किस दिशा में 


विश्व की सारी सम्पदा, सारे संसाधन गरीबी को मिटाने मे लगते तो आज स्थिर्ति 
बहुत भिन्‍न होती, किन्तु बीच मे व्यवधान आ गए । जो सम्पदा है, वह मानव को सुखी 


गरीबी और बेरोजगारी ७५ 


या सम्पन्न बनाने की (दिशा मे नही लगी, सहारक अखो के निर्माण मे लगी । एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र से भवभीत हो गया | शख्रो की होड़ सी लग गई । अभी-अभी यू, एन- 
ओ, की जो रिपोर्ट आई है, उसके आंकडो को देखे तो पता चलेगा कि अर्थशक्ति 
और संसाधान किस दिशा मे लग रहे है । आठ सौ मिलियन डालर प्रतिवर्ष सुरक्षा 
पर व्यय हो रहे है। अगर रुपयो मे हिसाब करे तो चालीस लाख अस्सी हजार करोड़ 
या दो सौ अड़तालीस खरब रुपए सुरक्षा पर खर्च हो रहे है । मानव की सुरक्षा के 
लिए नही, अपनी भौगोलिक सुरक्षा के लिए इतना व्यय किया जा रहा है । 

धनी देश विकासशील देशो को मात्र पचास मिलियन की सहायता दे रहे है । 
यानी एक लाख पचपन हजार करोड़ रुपए सहयोग के रूप मे दे रहे है। अब दोनो 
की तुलना सहज ही की जा सकती है । सहायता की राशि कितनी कम है और सुरक्षा 
पर व्यय की जाने वाली राशि कितनी ज्यादा है । 


आधिक विकास : अपराध 


मनुष्य इमोशनल प्राणी है। उसके भीतर क्रोध, अहकार, लोभ, भय--ये सारे 
इमोशन काम कर रहे है। गरीबी मिटाने की भावना भी कभी-कभी जागती है, पर 
इससे भी ज्यादा प्रबल जो इमोशन है, वे है भय और वासना के, अधिकार और लोभ 
के । ये इतने प्रबल है कि करुणा की भावना, सवेदनशीलता की भावना उत्पन्न ही नही 
होने देते | यदि वह उत्पन्न भी होती है तो उसे मद्धिम कर देते है । यून, एन, ओ, की 
रिपोर्ट मे बताया गया है--एक सौ तिहत्तर राष्ट्र मे इकोनामिक ग्रोथ मे अमेरिका का 
आठवा नम्बर है। किन्तु अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि मे अमेरिका नम्बर 
एक पर है । कुछ राष्ट्र है, जिनमे बलात्कार, हत्याए ज्यादा होती है । जर्मनी मे पागलपन 
ज्यादा है। यह स्थिति विकसित राष्ट्रो की है। 
'ध्यानदें दोनों पर 
हम जब तक आन्तरिक या भावात्मक स्थिति को साथ मे नही जोड़ेगे, तब तक 
गरीबी, बेरोजगारी और जनसख्या वृद्धि की समस्या को सुलझाया नही जा सकेगा । 
केवल निमित्त और परिस्थिति पर चले तो एकांगी दृष्टिकोण होगा ओर केवल 
आन्तरिकता पर चले तो भी एकागी दृष्टिकोण होगा । अनेकान्त की दृष्टि से दोनो का 
पैमन्वय करके चले -- मनुष्य भीतरी जगत्‌ मे क्या है और बाहरी जगत्‌ मे क्‍या है । 
भीतरी जगत्‌ को भी बदलना है और बाहरी जगत्‌ को भी बदलना है । 


छद्द महावीर का अर्थशा्न 
साम्यवादी धारणा 


समाजवादी धारणा ने एक बड़ा काम किया था - पदार्थ के प्रति अनासक्ति 
का प्रयोग । बहुत अच्छी और सार्थक कल्पना थी--सम्पत्ति मेरी नही है संपत्ति समा 
की है, मेरा इस पर कोई अधिकार नही है । यह एक बहुत बडा महत्त्वपूर्ण दर्शन ध 
और है। साम्यवाद का रूप चाहे कुछ भी बना हो, किन्तु साम्यवाद के पीछे जो एक 
चिन्तन था, धारणा थी, उसका महत्त्व कभी कम नही होगा । 


व्यापक दर्शन 


महावीर के दर्शन और साम्यवाद-की अवधारणा--दोनो की तुलना के। 
महावीर कहते है--न मे माया, न मे पीया, न मे भाया---मा मेरी नही है, पिता मेरा नही 
है, भाई मेरा नही है । धन मेरा नही है, मकान मेरा नही है । भार्या मेरी नहीं है, लह्वी 
मेरी नही है । साम्यवाद ने प्रयोग किया । एक बच्चा जन्मा और परिवार से अलग का 
दिया गया । प्रारम्भ से ही यह सस्कार आ जाते है कि यह मेरा नही है । जब तक यह 
मेरापन रहेगा, व्यक्ति न्याय नही कर सकेगा, समाज के प्रति ईमानदार नही हो सकेगा। 


धन मेरी सम्पत्ति नही है, सब समाज का है, यह एक व्यापक दर्शन दिया था साम्यवाद 
ने। 


यदि ऐसा होता 


महावीर का दर्शन आत्मा तक सीमित रहा, अपने भीतर तक सीमित रहा और 
समाजवाद का दर्शन केवल बाहर तक सीमित रहा, सामाजिक परिवेश तक सीमित 
रहा । दोनो मिल नही पाए इसलिए बात पूरी नहीं बनी | अगर दोनो मिल जाते, भीतर 
का भी परिवर्तन होता --- शरीर मेरा नही ओर बाहर का भी परिवर्तन होता, व्यवस्थाग7 
परिवर्तन भी घटित होता --- धन, सम्पदा आदि मेरे नही है तो शायद एक नया ही 
विश्व वनता । किन्तु ऐसा हुआ नही । दोनो को मिलाया नही गया । जहा समाजवाद 
ने “यह मेरा नही है,” इस सिद्धान्त को दण्डशक्ति के बल पर थोपा, वही महावीर की 
सिद्धान्त हृदय-परिवर्तन के आधार पर स्वीकृत हुआ, किन्तु वह एक धार्मिक धरातल 
पर स्वीकृत हुआ, सामाजिक व्यवस्था के धरातल पर स्वीकृत मही हुआ | अगर ये 
दोनो परिवर्तन संयुक्त रूप से लागू होते ती एक नई विश्वव्यवस्था का प्रादुर्भाव होता | 
मुख्य कारण यही है 


गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिटने का कारण मुख्य रूप से यही है---इसके साथ 


५ गरीबी और बेरोजगारी ७७ 


केवल समाज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, दण्डशक्ति है, किन्तु आन्तरिक परिवर्तन 
; नही है । यदि आंतरिक परिवर्तन भी होता तो शायद गरीबी की समस्या सुलंझ जाती । 
- महावीर ने संवेदनशीलता और करुणा को बहुत महत्त्व दिया था। सामाजिक प्राणी 
: वह होता है, जो संवेदनशील होता है । जिसमे अपनी अनुभूति और दूसरो की अनुभूति 
/ का जोड होता है, वह दूसरो को भी अपने समान समझता है । अगर सवेदनशीलता 
का यह सूत्र कामयाब होता तो इतनी विशाल धनराशि सहारक अख-शखो मे न लगकर 
मानव की भलाई मे लगती । 
यू/ एन. जी० पी० की रिपोर्ट 

वर्तमान की स्थिति देखे । यू, एन, जी, पी. की रिपोर्ट के अनुसार विश्व मे पाच 
. अर तीस करोड़ आदमी है । उनमे एक अरब तीस करोड धनी है या अमीर देशो मे 
है और चार अरब आदमी निर्धन या विकासशील देशो मे है । यह एक बहुत बड़ा 
अन्तर है । इसका अर्थ है--सतत्तर प्रतिशत लोग गरीब है । विश्व की आय का उन्‍नीस 
प्रतिशत मात्र निर्धनो को मिलता है ।'इक्यासी प्रतिशत अमीरो की जेब मे जा रहा है । 
इतनी बड़ी असमानता की स्थिति मे गरीबी मिटाने की बात हास्यास्पद सी लगती है । 
गरीबी मिटाने की चाबी अमीर देशो के हाथ मे है । वे चाहे तो गरीबी को मिटा दे, 
चाहे तो और बढ़ा दे । वे ऐसा क्यो चाहेगे ? 
प्रभुत्व की वृत्ति 


मनुष्य की एक भावात्मक प्रवृत्ति होती है प्रभुत्व की , स्वामित्व और अधिकार 
को । रावण-ने इन्द्र के पास अपना दूत भेजकर कहलाया--मुझे तुम्हारे राज्य की 
जरूरत नही है| मै केवल यही चाहता हू कि तुम मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर लो, 
मेरे अधीन बन जाओ । फिर तुम चाहे जो करो । अकबर भी राणा प्रताप से यही चाहता 
था--एक बार महाराणा उसे हक की _ के रूप मे स्वीकार कर ले । यह प्रभुत्व की भावना 
बहुत व्यापक है । जिनके पास आर्थिक साम्राज्य है, प्रभुसत्ता है, वे दूसरो पर अपना 
स्वामित्व स्थापित करना चाहते है । जो धनी बन गए, उनमे आपस मे स्पर्धा है, दूसरो 
ह बनने की । मानवीय सवेदना जागती तो ये आपराधिक स्थितिया विश्वव्यापी 

ही बनती । 


गरीबी की रेखा 
जो धनी बने है, उनकी स्थिति भी कम दु खद नही है । अमीरी से पैदा होने वाली 


७८ महावीर का अर्थशात्र 


बीमारियां उन देशो को अपनी लपेट मे ले चुकी है । अमीरी ज्यादा हो, बीमारियां कम 
हो, यह कभी सम्भव नही । संपदा के विकास के साथ-साथ बीमारी की समस्या भी 
बढ़ती है। उसके साथ भावात्मक रुग्णता आती है | अमीरी और बीमारी--न दोनों 
को कभी अलग नही किया जा सकता । एक ओर अमीर बीमारी भुगत रहे हैं तो दूसरी 
ओर गरीब भी बीमारी भुगत रहे है । अपोषण और कुपोषण उनके स्वास्थ्य को लीलत 
जा रहे है । गरीब देशो मे आज गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का अनुपात 
बहुत बड़ा है । एक निर्धारण कर लिया--गांव मे लोगो को चौबीस सौ कैलोरी मिले 
और शहरी आदमी को इकक्‍्कीस सौ कैलोरी मिले तो संतुलन बना रहेगा | इससे कम 
कैलोरी मिले तो चह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाली स्थिति होगी । आज 
गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वालों की संख्या गरीब देशो मे, विकासशील 
देशो मे बहुत ज्यादा है । 
“बांवों की स्थिति 

बहुत वर्ष पहले की बात है। पूज्य गुरुदेव दिल्‍ली मे विराज रहे थे । डा: 
राममनोहर लोहिया आए । लोहियाजी ने बातचीत के अनंतर कहा--महाराज ! हमीरे 
देश मे आज पच्चीस-तीस रोड़ लोग ऐसे है, जिन्हे दो समय खाने को नही मिलता | 
आपको सही स्थिति जाननी हो तो मुनि नथमलजी (आचार्य महाप्रज्ञ) को मेरे साथ 
गावो मे भेजे | ये वहां चलकर स्वय अपनी आंखो से गां की स्थिति देखे । 

. “वास्तव मे यह स्थिति है---करोड़ो लोगो को भरपेट खाने को नही मिलता । एक 
अन्तर अवश्य है और वह यह है--प्राचीन समय मे आदमी गरीबी या भूख से मर 
जाता था। आज उसे, मरने नही दिया जाता, दुःख भोगने के लिए जिन्दा रखा जाता 
है । कोई मरता है तो सरकार के लिए खतरा पैदा होता है, निन्दा-आलोचना होती है । 
वह मरने के लिए स्वतन््र नही है और गरीबी भोगते हुए जिन्दा रहने के लिए अभिशर्ष 
है । यह स्थिति है आज के आदमी की । इस स्थिति को तब तक नही बदला जा सकते, 
जब तक महावीर के इस सिद्धान्त स्वामित्व का सीमाकरण करो” को स्वीकार नहीं 
कर लिया जाता | 
संग्रह के परिणाम 


आज के अर्थशासियो ने भी संग्रह के दो परिणाम बतलाए है-- भूख और युद्ध | 
महावीर ने कहा---'संग्रह मत करो ।” अगर सग्रह का सीमाकरण होता है तो गरीबी 
वी समस्या सहज रूप से सुलझाई जा सकती है, बेरोजगारी की समस्या को भी 


ट.# 


गरीबी और बेरोजगारी ७९ 


सुलझाया जा सकता है | शेष रहती है जनसंख्या की समस्या । गरीबी कम होगी, 
पोषण ठीक मिलेगा तो जनसंख्या की समस्या भी नही रहेगी । मूल कारण है गरीबी 
और गरीबी का प्रतिफल है जनसंख्या की वृद्धि ।विकसित राष्ट्रो की स्थिति देखे । 
वहा जनसंख्या बढ़ाने का प्रयल हो रहा है । रूस मे उन माताओ को पुरस्कृत किया 
गया, जो अधिक संतान पैदा करती है । जहां चीन और हिन्दुस्तान मे परिवार नियोजन 
के प्रयल हो रहे है, वहां जर्मनी और विकसित राष्ट्रो मे परिवार बढ़ाने का उपक्रम हो 
रहा है। 


अनुपात बढ़ रहा है 


इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दे--हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
व्यवस्था के परिवर्तन को बाह्य स्तर पर घटित करना चाहते है जबकि मनुष्य जीता है 
भीतर के स्तर पर । जब तक भीतर के स्तर का स्पर्श नही होगा, अन्तर्जगत को नही 
छुएगे, तब तक समस्या का समाधान नही होगा । जब तक संग्रह, लोभ और स्वार्थ 
की वृत्ति को बढ़ाने की बात रहेगी, गरीबी भी बराबर रहेगी। आकड़े बताते है--- 
विकसित राष्ट्रो मे, अमीर राष्ट्री मे गरीबी का अनुपात बढ़ रहा है । अमेरिका मे सतरह 
प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले है । यह अनुपात बढ़ता जा रहा है । 
क्योकि वहाँ संपदा पर इतना कब्जा हो गया है कि दूसरो के लिए बहुत कम बचता 
है। जब तक यह कब्जा करने की बात, छीनने की बात रहेगी, तब तक समस्या का 
समाधान नही होगा | 


नए मानव का सृजन 


यदि हम कुछ होना चाहते है, कुछ पाना चाहते है या कुछ बनना चाहते है तो 
रेस्ता दूसरा होगा। अगर संग्रह करना चाहते है तो रास्ता दूसरा होगा। ये दो भिन्‍न 
रास्ते हैं। इसलिए हम पुनर्विचार करे । अर्थशास्त्र को धर्मशाखत्र या अध्यात्मशास्त्र के 
परिपार्श्व मे रखे । यह इसलिए आवश्यक है, जिससे अर्थशास्त्र अपने ढग से संचालित 
, किन्तु धर्मशास्र और अध्यात्मशासत्र की छत्रछाया मे संचालित हो | अर्थशास्त्र 
मानसशाख्र, अध्यात्मशाख्र, इनको एकान्तत. काट कर न देखे । एक दूसरे पर एक 
दूसरे का जो प्रभाव है, उसे देखे, उसका अध्ययन करे, इस सचाई को जाने---कौन-सा 
श्र किस शास्त्र को प्रभावित कर रहा है । ऐसा होगा तो सचमुच एक नए अर्थशाखतर 
को परिकल्पना फलित होगी । उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए नए मानव का सृजन 
फेरा होगा। नया मनुष्य ही आज की उलझनो का समाधान खोज पाएगा । 


ली 


रह 


महावीर, मार्क्स, केनिज ओर गांधी 


सिद्धान्त और व्यक्तित्व, मंत्रदाता और मंत्र, सूत्रदाता और सूत्र - इन दोनो का 
परस्पर गहरा सम्बन्ध है। सिद्धान्त की चर्चा करे तो सिद्धान्त के प्ररूपक की चर्च 
करना भी आवश्यक है । सिद्धान्त के प्ररूपक की चर्चा करे तो सिद्धान्त की च्चा कला 
भी आवश्यक है। सिद्धात की चर्चा करना सरल है, किन्तु सिद्धान्त के प्रतिपादक 
चर्चा करना कठिन है । सिद्धान्त को अध्ययन के द्वारा जाना जा सकता है, किन्तु व्यक्त 
को अध्ययन के द्वारा जाना जा सकता है, यह एकान्ततः कहना बड़ा कठिन है | व्यकित 
जितना दुर्गम होता है, सिद्धान्त उतना दुर्गण और दुर्बोध नही होता । आज तक जिन 
लोगो ने व्यक्ति को पहचानने का प्रयल किया है, उनका निर्णय कितना सही रहा हैं 
मैं नही कह सकता । बहुत भूल होती है व्यक्तितत्व को पहचानने मे । भाव जग 
इतना गढ़ है कि व्यवहार के आधार पर हम उसका सही आकलन नही कर सकते 
यद्यपि पनोवैज्ञानिको ने, व्यवहार मनोविज्ञान के अध्येताओ ने व्यवहार के द्वारा व्यवित 
को पहचानने का प्रयल किया है, किन्तु वह भी कितना सार्थक हुआ है, यह एकअरन 
है । वस्तुत कठिन काम है सिद्धान्त के आधार पर व्यक्ति की चर्चा करना। फिर 
व्यवहार के धरातल पर चर्चा करनी होती है । 


चार व्यक्तित्व 


चार व्यक्तित्व हमारे सामने है -- 

() भगवान्‌ महावीर 

() महात्मा गाधी 

(3 केनिज 

() कार्ल मार्क्स 

इन्हें दो व्लोटियो मे विभक्त किया जा सकता है । महावीर और गांधी - ये एक 
कोटि के व्यक्ति है | मार्क्स और केनिज -- ये दूसरी कोटि के व्यक्ति है । 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व 


महावीर शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। बाहर और भीतर, व्यवहार भरे 


महावीर, मार्क्स, केनिज और गांधी ८१ 


निश्चय -- दोनो मे आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं । गांधी भीतर मे आध्यात्मिक व्यक्तित्व 
है और बाहर मे राजनीतिक व्यक्तित्व । गांधी ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
बहुत बार कहा-- शुद्ध अर्थ मे मै आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति हूं । मैने राजनीति 
को माध्यम बनाया है जनता के साथ आत्मीयता स्थापित करने के लिए। उसके लिए 
यह सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए इसे मैने चुना है। किन्तु मेरी कोई भी राजनीति, 


, समाजनीति, अर्थनीति अध्यात्म से पृथक्‌ नही हो सकती । अगर अध्यात्म से पृथक्‌ 
' है तो वह मेरे लिए कचरा है, धूलि है ,किसी भी तरह से वह मेरे लिए उपयुक्त नही 
' है, मुझे मान्य नही है ।' 


: भौतिक व्यक्तित्व 


भार्क्स और केनिज आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं है। ये शुद्ध रूप मे आर्थिक 


/ व्यक्तित्व है , भौतिक व्यक्तित्व है । न आत्मा, न धर्म, न मोक्ष, कोई अपेक्षा नही । 


4 
| 
[ | 


| ०० पदार्थवादी व्यक्तित्व है । उन्होने केवल उसी की चर्चा की है, उसी की चिन्ता 
- की है। 


दूसरा कोण 


इन चारो को व्यक्तित्व के दूसरे कोण से देखे तो निष्कर्ष आएगा-- 
महावीर अहिसक क्रान्ति के पुरोधा है । 

गांधी अहिंसा समन्वित सर्वोदयी आर्थिक व्यवस्था के पुरोधा है । 

मार्क्स साम्यवादी आर्थिक क्रान्ति के पुरोधा है । 

केनिज पूजीवादी आर्थिक क्रान्ति के पुरोधा है । 

इन चारो के स्थूल व्यक्तित्व की पहचान हम इन शब्दों मे कर सकते है 


छह पेरामीटर 


किसी व्यक्ति को जानने के लिए हमे पेरामीटर का उपयोग करना होता है । इन 


पर व्यक्तित्वो की तुलना हम निम्नांकित मानदण्डो के आधार पर कर सकते है-- 


' अभिमुखता 
( प्रेरणा 

गि साध्य 
साधन 

() प्रयोजन 


क्च्चू 


८२ महावीर का अर्थशञाप् 
अभिमुखता 


कौन व्यक्ति किस दिशा मे जा रहा है, उसका मुख किधर है, इसके आधार फ 
उसके विषय मे बहुत कुछ जाना जा सकता है । 

महावीर आत्मामिमुख हैं। उनका मुख उनकी दिशा अध्यात्म की ओर है। 

गाधी ईश्वराभिमुखी है | वैष्णव सस्कारों में पले-पुसे होने के कारण उल्ने 
ईश्वर को सब कुछ माना । उनका एक सूत्र था-'ईश्वर ही सत्य हैं ।' किन्तु जैसे-ी 
दृष्टिकोण व्यापक बना, सपर्क व्यापक बन श्रीमद्‌ राजचन्ध जैसे लोगो के संपर्क के 
कारण जैन धर्म का प्रभाव भी उन पर बहुत रहा । व्यापक सपर्क और प्रभावों के 
कारण गाधी ने ईश्वर सत्य है, इस सूत्र को उलट दिया । उत्तरकाल मे उनका सूत्र 
गया- सत्य ही ईश्वर है ।” ईश्वराभिमुखी कहे या सत्याभिमुखी एक ही बात है। 
* पदार्थभिमुखी 


मार्क्स और केनिज-ये दोनो शुद्ध रूप मे अर्थशास््री है, दोनो पदार्थाभिपुर् 
है । मार्क्स भी पदार्थाभिमुखी है और केनिज भी पदार्थाभिमुखी है । इनका मुख पा 
की ओर है, अर्थ और संपदा की ओर है । 
इस अभिमुखता के द्वारा हम इनके व्यक्तित्व को जान सकते है । व्यवित ऐ 
जो सिद्धान्त निकलता है, उसमे उसकी प्रकृति और अभिमुखता प्रमुख कारण को 
है। कौन व्यक्ति किस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, यह उसकी प्रकृति स्वभाव 
और अभिमुखता पर बहुत निर्भर करता है | 
प्रेरणा 


दूसरा पेरामीटर है-प्रेरणा । प्रेरणा क्या रही है ? व्यक्ति किसी प्रेरणा से ग्रे 
होकर ही काम करता है । जैसी प्रेरणा होती है, वैसा ही वह काम करता है | । 

महावीर की प्रेरणा थी परमार्थ । अर्थ के साथ तीन कोटिया बन जाती है-स्वा 
परार्थ और परमार्थ । महावीर की प्रेरणा है परमार्थ, परम अर्थ को प्राप्त करना | परे 
अर्थ का भारतीय चिंतन मे अर्थ रहा - , मोक्ष, बधनमुक्ति | बधनमुक्त होना परत | 
अर्थ को प्राप्त करना है। . 

महात्मा गाधी की प्रेरणा भी यही है । गाधी भी अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष मर्नी 
है । 


परह्मवीर, मार्क्स, केनिज और गांधी ८३ 
करुणा 


मार्क्स के पीछे प्रेरणा है करुणा की । मार्क्स एक अर्थशास्री होने के साथ-साथ 
बहुत करुणाशील और संवेदनशील व्यक्तित्व है । हिन्दुस्तान मे स्वोदय के विचारको 
ने उन्हे ऋषितुल्य माना है । वे गरीबी की पीड़ा और यातना भोग चुके थे । उनके मन 
मे करुणा थी और इसी से प्रेरित होकर ही उन्होने साम्यवादी अर्थशास्त्र का प्रतिपादन 
किया । उन्होने कहा -- गरीबी को मिटाया जा सकता है । गरीबी और अमीरी-ये 
दोनो मनुष्य कृत है, .सलिए मनुष्य इन दोनो को समाप्त कर सकता है । गरीबी मनुष्य 
कृत है, इसलिए मनुष्य उसे मिटा सकता है । इसी प्रकार अमीरी भी मनुष्य कृत है । 
गरीबी और अमीरी का कारण 


इस चिंतन मे मार्क्स महावीर के निकट आ जाते है । महावीर का भी इस अर्थ 
मे यह सिद्धान्त रहा -- अमीरी और गरीबी मनुष्य कृत हैं या द्रव्य, क्षेत्र काल और 
भाव कृत है । ये दोनो न कोई ईश्वरीय देन है, न कोई कर्म कृत है । बहुत सारे दार्शनिक 
इन्हे कर्मकृत मानते थे । बहुत सारे जैन लोग भी इन्हे कर्मकृत मान लेते थे किन्तु 
वास्तव मे जो जैनो का कर्मशाख्र है, उसका अभिमत है-- अमीरी और गरीबी, धन 
मिलना और उसका चले जाना, यह कोई कर्म का परिणाम नही है । यह कालकृत, 
परिस्थितिकृत, क्षेत्र या विशेष अवस्थाकृत एक पर्याय है, जिससे आदमी गरीब 
बन जाता है या अमीर बन जाता है । यह कोई शाश्वत तत्व नही है कि गरीब गरीब 
रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। 

यह मानवीय है, मनुष्यकृत है, इसलिए इसे बदला जा सकता है, परिवर्तन किया 
जा सकता है। इस आधार पर करुणा की प्रेरणा पाकर मार्क्स ने साम्यवादी अर्थ 
नवस्था का ग्रतिपादन किया और उसमे बतलाया - मनुष्य आर्थिक स्थिति से आगे 
जा सकता है। वह भूखा रहे, यह कोई कर्म का विधान नही है । कपडा न मिले, रोटी 
न मिले, यह कोई कर्म का फल नही है । इसे एक व्यवस्था के द्वारा परिवर्तित किया 
जा सकता है। 


स्वार्थ की प्रेरणा 


केनिज के पीछे प्रेरणा है स्वार्थ की । सपनता का विकास और सबको सपन्‍न 

पना देने की प्रेरणा से वह भावित था । हर आदमी संपन्न बन जाए। इसमें स्वार्थ की 
प्रेरणा रही । उनका प्रतिपादन रहा -- स्वार्थ सबसे बड़ी प्रेरणा है । इसे जितना उभारा 
जायेगा, उतना ही विकास होगा । केनिज का सारा सिद्धान्त ही स्वार्थ को उभारने का 


८४ महावीर का अर्थशात्र 
है । लो* बढाओ, स्पर्धा करो, आर्थिक विकास होगा । 
साध्य 


तीसरा पेरामीटर है साध्य | साध्य क्या हो ? आदमी कोई भी कार्य करता है 
उसमे साध्य का निर्धारण पहले करता है फिर साधन का चुनाव करता है । 

महावीर का साध्य था-आध्यात्मिक विकास । गांधी का साध्य रहा आध्यात्मिक 
विकास और साथ-साथ मे सर्वोदयी या ग्राम्यव्यवस्था, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था वा 
विकास । किन्तु मूलत. साध्य उनका आध्यात्मिक विकास ही था। 

मार्क्स का साध्य रहा आर्थिक विकास । उनका सारा दर्शन इस पर केद्ित हे 
कि अर्थ का विकास कैसे हो? उनके लिए शेष सब गौण हो गया पर सबको सः् 
कुछ मिले, यह उनका प्रयल रहा । केनिज का भी लक्ष्य अर्थिक विकास रहा । 

इस अर्थ से महावीर और गाधी दोनो एक कोटि मे तथा मार्क्स और केनिए 
दूसरी कोटि मे आ जाते है । 


साधन का चुनाव 


चौथा पेरामीटर है साधन का चुनाव । यह बहुत महत्वपूर्ण है । साध्य कभी-क 
एक भी हो जाते है, किन्तु साधन मे बड़ी दूरी आ जाती है । महावीर ने अपनी सा 
की संपूर्ति के लिए साधन चुना अहिसा, अपरिग्रह और सयम । महात्मा गाधी ने साध 
का चुनाव सत्य और अहिंसा के रूप मे किया ।मार्क्स ने साधन के चुनाव में सरद' 
मे अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा -- “हमारा साध्य है आर्थिक विकास, गरीबी व 
मिटा कर गरीबो की पीड़ा को दूर करना ।अहिंसा से इसकी संपूर्ति होती है तो अ 
बात है, किन्तु नही होती है तो हिंसा का आलम्बन लेने मे भी हिचकना नही है, सकी' 
नही करना है ।” उसका स्पष्ट मत था -- 'बुर्जुवा वर्ग कभी भी अपने अधिकार 3 
छोड़ना नही चाहेगा। वर्ग सघर्ष अनिवार्य है और उसमे हथियारों का उपयोग * 
अवश्यभावी है ।' 
साधन शुद्धि की विचारधारा 


महावीर और गांधी दोनो साधनशुद्धि पर बल देते है। भारतीय चिंतन में से 
अधिक साधन शुद्धि पर बल दिया है महावीर ने | साधनशुद्धि नही है तो उनके मिं 
कुछ भी काम्य नहीं है । मनसा, वाचा, कर्मणा हमारा साधन शुद्ध होना चाहिएँ 
इतिहासकाल में महावीर के पश्चात्‌ आचार्य भिक्नु, जो तेरापथ के प्रवर्तक हैँ 


महावीर, मार्क्स, केनिज और गांधी ८५ 


साधनशुद्धि के विषय मे विस्तार से चर्चा की है। उन्होने कहा -- जहा साधनशुद्ध 
नही है, हृदय परिवर्तन नही है, वहा अच्छे साधन को कभी प्राप्त नही किया जा सकता । 
फिर महात्मा गांधी ने भी साधनशुद्धि पर व्यापक बल दिया । इन दोनो के विचारों का 
सबंध जुड़ता है । गजरात के एक लेखक है गोकुलभाई ज्ञानजी । उन्होने अपनी एक 
पुस्तक लिखा-आचार्य भिक्षु के चतुर्थ पट्ट धर जयाचार्य के द्वारा साधनशुद्धि का जो 
सूत्र था, बीज था, वह श्रीमद्राजचन्द्र के पास पहुंचा और श्रीमद्राजचन्द्र के द्वारा वह 
सूत्र महात्मा गाधी तक पहुंचा । 

गांधी का मंतव्य 


इस प्रकार साधनशुद्धि की एक पूरी श्रृखला और तादात्म्य की कड़ी प्राप्त होती 
है। श्रीमद्‌ राजचन्ध और महात्मा गाधी साधनशुद्धि पर अटल विश्वास करते थे । 
किनु मार्क्स शुद्ध आर्थिक व्यक्ति थे। जहां शुद्ध आर्थिक चितन होता है, वहा 
साधनशुद्धि का विचार गौण बन जाता है । ऐसा नही है कि वे हिसा के समर्थक या 
युद्ध के समर्थक थे किन्तु उनके सामने यह प्रश्न नही था कि केवल साधनशुद्धि पर 
ही चलना है। गाधी ने कहा-'शुद्ध साधन से स्वतंत्रता मिलती है तो मुझे मान्य है । 
अगर युद्ध या हिंसा से मिलती है तो आज ही मे अपने सघर्ष को त्यागने के लिए 
तैयार हू। ऐसी स्वतंत्रता मुझे नही चाहिए। मै आजादी चाहता हूं अहिसा के द्वारा, 
चाहे वह सौ वर्ष बाद ही मिले ।” मार्क्स और केनिज का साधनशुद्धि पर इतना अटल 
विश्वास नही था। क्योकि ये दोनो आध्यात्मिक नही, आर्थिक व्यक्तित्व थे । 
केनिज् के विचार 


मार्क्स ने साधनशुद्धि के विचार को गौण कर दिया । केनिज ने कहा --' अभी 
हमे सपन्‍नता का विकास करना है, इसलिए अभी हमारे लिए अहिंसा, नैतिक मूल्य 
आदि का विचार करने का अवकाश नही है ।' उन्होने कहा - अर्थशाख्र ही विज्ञान 
है ।” इस विज्ञान के सदर्भ नैतिकता अनैतिकता का उनके सामने कोई प्रश्न नही था | 
औन पर विचार करना एथिक्स का काम है, नीतिशासत्र का काम है । नीतशाखत्र के विषय 
को अर्थशास्त्र का विषय नही बनाया जाना चाहिए। इसलिए वे नैतिकता, अहिंसा 
व चरित्र आदि किसी भी विषय को महत्व देने के लिए तैयार नही हुए। 
प्र 


पांचवा पेरामीटर है प्रयोजन । सामने कोई प्रयोजन होना चाहिए । महावीर ने 


८६ महावीर का अर्थशात्र 


एक प्रयोजन का प्रतिपादन किया-अव्याबाध सुख - हमें ऐसा काम करना है, जिसके 
पीछे कोई बाधा न हो, कोई दुख न हो | एक दुःखानुगत सुख है और एक केवल 
सुख । एक सुख होता है, जिसके पीछे-पीछे दुःख चलता है जैसे दिन के पीछे रात 
चलती है । वह दुःखानुगत सुख होता है । वह अव्याबाध सुख नही होता, सावाध 
सुख होता है । महावीर ने कहा, ऐसा सुख पाया जा सकता है, जिसके पीछे कोई वाधा 
नही है, जो शाश्वत है । उस सुख को पाना हमारा प्रयोजन है । 
गांधी का एक स्थूल लक्ष्य था- स्वराज या स्वतंत्रता की प्राप्ति । यह राजनीतिक 
लक्ष्य था, किन्तु मूल लक्ष्य नही था उनका मूल लक्ष्य था-- ईश्वरीय साक्षात्कार वा 
सत्य को पाना, सत्य तक पहुंच जाना । 


मार्क्स और केनिज का लक्ष्य 


मार्क्स और केनिज--इन दोनो का एक लक्ष्य रहा सुख-संतुष्टि | समाज को 
सुख या सेटिस्फेक्शन मिले । इतना अर्थ हो जाये कि गरीबी मिट जाये, सुख मिले। 
किन्तु सुख के पीछे जो आ रहा है, उस पर विचार नहीं किया । भूखे को रोटी मिली, 
सुख मिला, किसी नंगे को कपड़ा मिला, सुख मिला | खुले आसमान के नीचे सोने 
वाले को छत मिली तो सुख मिला, किसी बीमार को दवा मिली, सुख मिला ! जहां 
आर्थिक प्रयोजन हो, वहां इससे आगे जाया नही जा सकता । अगर अध्यात्म का 
दर्शन उनके सामने होता तो सुख की कल्पना कुछ दूसरी होती । किन्तु आर्थिक जगा 
मे यही चरम सीमा है। अर्थशास्त्र की सीमा को पार कर वे थोड़ा और गहरे चिंतन में 
जाते तो शायद उनकी सुख की धारणा भी बदल जाती । 
सुविधा और सुख 


एक पभ्रान्ति पैदा हो गई -- सुख और सुविधा को हमने एक मान लिया। इस 
भ्रान्ति को न मार्क्स तोड़ सके , न केनिज तोड़ सके । अगर उनका चिंतन यह होता-हंग 
अपनी अर्थशाख्रीय अवधारणाओ और अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा मनुष्य को 
सुविधा उपलब्ध करा सकते है, सुख के लिए उन्हे और आगे खोज करनी है तो आज 
की स्थिति कुछ दूसरी होती । न इतनी हिंसा होती, न इतने अपराध होते, न इंतर्नी 
मानसिक विधक्षिप्तता होती । उन्होने सुविधा और सुख को एक ही मान लिया । जिसकी 
रोटी नहीं मिलती थी, उसे रोटी मिली तो सुविधा हो गयी, किन्तु उसे सुख भी मिल 
यह कहना कठिन है क्योकि सुख सवेदन के साथ जुड़ा होता है और रोटी भूख के 
साथ जुड़ी होती है । भूख मिट गयी तो समझ एक व्यथा मिट गयी, किन्तु सुख हुआ, 


महावीर, मार्क्स, केनिज और गाधी ८७ 


यह तो नही कहा जा सकता । एक करोड़पति या अरबपति आदमी रोटी खा रहा है 

और साथ मे दुःख भी भोग रहा है । दुःख भी खा रहा है वह रोटी के साथ | रोटी 

खाते समय फोन आ गया । अमुख स्थान पर इतना घाटा हो रहा है, दुर्घटना मे इतना 
नुकसान हो गया है , बस यह सुनते ही वह दुःखी बन जायेगा । रोटी सुख का साधन 
होती तो वह दुःखी नही बनता । हम यह मान कर चले -- रोटी भूख शान्त करने का 
साधन है, सुख का साधन नही । मार्क्स और केनिज अगर इस चितन मे स्पष्ट होते तो 
सचमुच आज स्थिति भिन्‍न होती । 

संबंध सुख दुःख का 

एक बहुत संपन्न व्यक्ति होटल मे बैठा था । लड़का दौड़ता हुआ आया । उसने 

कहा-पिताजी !अपनी सबसे बडी बिल्डिग मे आग लग गयी, मकान सहित सब 
' कुछ जल कर राख हो गया । यह सुन कर वह दु:ख मे डूब गया । इतने-मे ही दूसरा 
_ लड़का आया और बोला-मकान जल गया, किन्तु सतोष की बात यह है कि उस 
' मकान को पहले ही बेच दिया था । उसकी पूरी कीमत हमे प्राप्त हो गयी थी | तत्काल 
' है उसका सारा दुःख काफूर हो गया । 
. सुख-दुःख किसके साथ जुड़े है ? सवेदन के साथ जुड़े है। मकान जल रहा है 
, था बच रहा है, इसके कोई मायने नही है । पदार्थ गौण है, मुख्य है हमारा संवेदन । 
. हवीर ने सुख और सुविधा -- दोनो को अलग बताया । सुख अलग है, सुविधा 
! अलग है। उन्होंने कहा-जिसे सुख मानते हो, वह भी क्षणिक है । क्षणमात्र सुख 

मिला, किन्तु परिणाम काल मे वह लम्बा दुःख हो सकता है । 

स्वतंत्रता का प्रश्न 


' हम एक बात पर और विचार करे । स्वतत्रता और सुख -- ये दोनो चिरकालीन 
: अभिप्रेत रहे है। मनुष्य चाहता रहा है-- स्वतंत्र रहू और सुखी रहूं । जहां महावीर 
। और गाधी का प्रश्न है, वहां नितान्‍्त स्वतंत्रता का प्रश्न है । व्यक्ति-स्वतंत्रता सर्वप्रथम 
ह हि है। जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो, वह स्थिति न महावीर को मान्य है, न 
, ,। को। मार्क्स ने भी इस अर्थ मे कम दौड़ नही लगाई । उन्होने भी एक सपना 
! देखा और वह बहुत महत्वपूर्ण है। 'स्टेटलेस सोसायटी” राज्यविहीन समाज--- यह 
कितना बड़ा स्वण है। ऐसी स्वतंत्रता, जहां कोई शासन ही नही है । 
| ५ केनिज ऐसा सपना नही देख सके । पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मे स्वतंत्रता तो मान्य 
वे स्टेटलेस सोसायटी की कल्पना और उसका ग्तिपादन नहीं कर सके । 


८८ महावीर का अर्थश्ष | 


- मार्क्स ने ऐसा किया किन्तु जहा केन्द्रित अर्थव्यवस्था होती है, वहा राज्यविहीन शा 
का सपना कैसे लिया जा सकता है? वहा तो हिंसा और दण्ड का सहारा लेना है 
होगा । वहां तानाशाही पनप सकती है, स्वतंत्रता की बात नही हो सकती | 

लेनिन ने मार्क्स के सपने को साकार करने का प्रयल किया किन्तु स्टालिगके 
हाथ मे जैसे ही सत्ता आयी, तानाशाही का रूप इतना विकराल हो गया, स्वतत्रता के 
लिए अवकाश ही नही रहा | सारी स्थिति बदल गयी, मार्क्स का वह सपना अधू! 
ही रह गया। 


पदार्थ और स्वतंत्रता 


स्वतत्रता पदार्थ के साथ नही जुड सकती । जहा-जहा पदार्थ का विकास हे 
है, वहां वहां आदमी परतत्र बन जाता है । पहले पदार्थ किसी व्यक्ति का गुलाम वां 
है, फिर व्यक्ति पदार्थ का गुलाम बन जाता है । जैसे कहा जाता है -- पहले आदा 
शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है । ठीक वैसे ही यह कहां न 
सकता है-पहलें आदमी पदार्थ को अपने अधीन बनाने का प्रयल करता है, फिर पदार् 
उसको अपने अधीन बना लेता है । इतना अधीन बना लेता है कि व्यक्ति मरते दा 
तक पदार्थ को छोड़ नही सकता । 

एक व्यक्त मृत्युशय्या पर था, अतिम सांसे गिन रहा था । सारी प्राणशर्कित को 
जुटा कर बड़े लड़के को पुकारा । बड़ा लड़का बोला -- पिताजी ! मै यही बैठा हूं 
फिर क्रमश. दूसरे, तीसरे और चौथे का नाम पुकारा | सबने कहा -- पिताजी ! है 
हे है । उसने झल्लाकर कहा -- मू्खों ! सबके सब यही हो तो दुकान पर के" 
58 
स्वतंत्रता की भाषा 


पहले पदार्थ सामने रहता है फिर व्यक्ति पदार्थ के अधीन बन जाता है. 
स्वतंत्रता अपने आप छिन जाती है । महावीर ने स्वतंत्रता की जो परिभाषा दी, वह यः 
है -- जितना ज्यादा इच्छा-परिमा'य का विकास होगा, उतने ही तुम स्वतंत्र रह सकोगे 
गांधी की भाषा भी लगभग यही है । किन्तु मार्क्स की भाषा मे एक ओर है शासन 
समाज, दूसरी ओर है पदार्थ का प्रचुरतम विकास । इन दोनो में परस्पर इतनी विशिव 
है कि दोनो बाते एक साथ नही हो सकती । केनिज का अर्थर्जन मे व्यक्तिगत स्वर 
का सिद्धान्त भी स्थायी नही हो सकता | स्वतंत्रता के साथ परोक्ष रूप से परतंत्रत 
न जाने कितने बंधन आते है । पूंजीवादी व्यवस्था मे प्रत्यक्षत: अर्थार्जन में कोई प्रति 


महावीर, मार्क्स, केनिज और गांधी ८९. 


नही है किन्तु प्रकारान्तर से कितने प्रतिबंध लग जाते है, यह अपहरण और चोरी करने 
वाले जानते है। आज तो इसके इतने तरीके विकसित हो गए है कि एक व्यक्ति के 
द्वारा अजित धन मे हिस्सेदारी कैसे बंटाई जाए? इस भाषा मे सोचा जाता है--यह 
सविभाग करना नही जानता है तो हम संविभाग करना जानते है | इस अर्थ मे सोचे 
तो परतत्रता की बात बहुत सापेक्ष बन जाती है, स्वतत्रता और परतत्रता का बिन्दु बहुत 
चिन्तीय बन जाता है । 


नए आयाम खुले 


इन सारे मापदडो से हम महावीर, गांधी, मार्क्स और केनिज़ की चिंतनधारा को, 
इनकी प्रकृति को समझने का थोड़ा सा प्रयल करे तो उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था को 
हम समझ सकेगे । महावीर प्रत्यक्षतः कोई अर्थशार्री नही थे। वे तो अपरिग्रही थे 
किन्तु उनके अपरिग्रह मे से अर्थशास्त्र के तमाम सूत्र फलित होते है । गांधी भी प्रत्यक्षत: 
एक साधक थे । उन्होने राजनीति का माध्यम लिया इसलिए अर्थव्यवस्था का भी कुछ 
प्रतिपादन किया। मार्क्स और केनिज-ये दोनो विशुद्ध अर्थशास्त्रीय व्यक्तित्व थे, 
इसलिए अर्थशास्त्र को समझने के लिए इन दोनो को समझना होगा किन्तु केवल 
अर्थशास्त्र को समझ कर हम समाज को अच्छा नही बना सकते । कोरा अर्थ बढ़ा कर 
समाज को स्वस्थ और सतुलित नही रख सकते । महावीर और गाधी को समझे बिना 
मार्क्स और केनिज को समझा गया तो समाज क़ो व्यवस्था अच्छी नही रहेगी । इन 
चारो का तुलनात्मक अध्ययन अर्थशास्त्रीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है । यह तुलना- 
त्मके अध्ययन हमारे सामने कुछ नए आयाम खोल सकता है । 


नई अर्थनीति के पेरामीटर 


अर्थशास्त्र के संदर्भ मे हमने महावीर, गांधी, मार्क्स और केनिज का एक 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । कौन-सा विचार सत्य है और कौन-सा मिथ्या -- 
यह प्रश्न हमारे सामने नही है । एकान्तवादियो के सामने यह प्रश्न हो सकता है कि 
अमुक प्रणाली सत्य है और अमुक प्रणाली मिथ्या है, किन्तु अनेकान्त मे सत्यांशो का 
समाहार और समन्वय होता है। अनेकान्त के अनुसार कोई भी विचार ऐसा नहीं है, 
जिसमे सत्यांश न हो और कोई भी विचार ऐसा नही है जो पूर्ण सत्य हो । जो भी 
विचार है, वह सत्य का एक अंश है और जो भी हमारी अभिव्यक्ति है, वह सत्यांश 
की एक अभिव्यक्ति है| समग्र सत्य को कहने के लिए न तो हमारे पास कोई शब्द 
है और न सोचने के लिए कोई मस्तिष्क | इसलिए सत्यांशो का ग्रहण, स्वीकृति और 
अभिव्यक्ति -- यह सत्य की दिशा मे प्रस्थान का राजमार्ग बनता है । 
यह मांग क्‍यों है ? 


आज नये विश्व की व्यवस्था की मांग है, नयी समाज व्यवस्था और नयी अर्थ 
व्यवस्था की माग है । यह मांग क्यो है ? इसलिए है कि हमने सत्याश को सर्वाशत' 
समग्र से सत्य मान कर व्यवहार शुरू कर दिया। आज की जो अर्थनीति है, वह 
मुख्यत. माइक्रो इकोनोमिक्स और मेट्रो इकोनोमिक्स -- इन दो के आधार पर चल 
रही है। माइक्रो इकोनोमिक्स की व्यवस्था चल रही थी किन्तु केनिज ने जब से मैट्रो 
इकोनोमिक्स का भ्रतिपादन किया, आर्थिक क्रान्ति का स्वर प्रखर हुआ, अनेक राष्ट्र 
'उससे ग्रभावित हुए। मेट्रो इकोनोमिक्स का मूल है -- विशाल पैमाने पर उद्योग 
लगाओ, उत्पादन करो । यह सब बड़े पैमाने पर करो, जिससे आज की बढ़ती हुई 
आबादी की भूख को मिटाया जा सके | कोई भी नही कहेगा कि यह उद्देश्य गलत 
है । यही उद्देश्य सामने रखा -- भूखी और पीड़ित जनता की पीड़ा को दूर किया जा 
सके, उसको रोटी, कपड़ा मकान मिल सके, उसकी प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति 


हो सके । उद्योगो का जाल विछाए बिना ऐसा करना संभव नही है । 
ला 
२ डे 


नई अर्थनीति के पेरामीटर ९१ 


स्तर इन्द्रिय चेतना का 


वर्तमान मे इन दो अर्थनीतियो के प्रति बहुत आकर्षण है. । न गांधी की अर्थनीति 
के प्रति इतना आकर्षण है और न दूसरी किसी अर्थनीति के प्रति इतना आकर्षण है । 
आज आकर्षण है केवल इन दो प्रणालियो के प्रति और उसमे भी उस राष्ट्रीय नीति के 
प्रति, जो मेट्रो अर्थनीति के आधार पर चल रही है। राष्ट्र अपने संसाधनो को इतना 
बढ़ाए, जिससे सब सम्पन्न बन जाएं और संसाधनो का प्रचुरतम उपयोग किया जा 
सके । इसके प्रति आकर्षण है । वर्तमान समाज की चेतना इन्द्रिय स्तर की चेतना है । 
इद्धिय स्तर की चेतना का आर्थिक प्रचुरता मे आकर्षण होना स्वाभाविक है । इसलिए 
जन प्रणालियों ने जनता को, राष्ट्रो को बहुत आकर्षित किया है । 


त्रुटि है अर्थ व्यवस्था में 


प्रश्न है फिर नई अर्थव्यवस्था की मांग क्यो ? हर मांग के पीछे कोई कारण 
होता है। निष्रयोजन कोई मांग पैदा नही होती । इसका प्रश्न उत्तर सीधा है । हिसा 
बहुत बढ़ी है । तनांघ बढ़ा है, मानसिक अशाति बढ़ी है और विश्व शान्ति के लिए 
भी खतरा बढ़ा है । आदमी खतरे मे ही जी रहा है । वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन 
मे समस्याएं बढ़ी है। हत्या, आत्महत्या, तलाक आदि-आदि अब आम बात हो गए 
है। ऐसी स्थिति मे आदमी को सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है -- कही न 
कही हमारी आर्थिक नीति मे, अर्थव्यवस्था मे कोई त्रुटि अवश्य है, जिससे यह पौध 
विकसित हो रही है । मुड़ कर देखने का एक अवसर मिला है । स्वर उठ रहा है -- 
अब एक अर्थव्यवस्था लागू होनी चाहिए। अब मेट्रो से भी काम नही चेलगा, एक 
ग्लोबल इकोनामी या जागतिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, वैश्विक आर्थनीति होनी 
चाहिए। अगर पर्यावरण को समस्या सामने नही आती तो ग्लोबल इकोनामी की बात 
भी नही उभरती । विकसित राष्ट्रो ने संसाधनो पर बहुत कब्जा किया । बड़े-बड़े उद्योग 
स्थापित किये और इतना प्रदूषण पैदा किया कि पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो 
गया जगलो की कटाई और धरती का अतिशय दोहन हुआ, प्रकृति का सारा सतुलन 
ही गड़बड़ा गया । इस बात पर अब ध्यान गया है कि शक्तिशाली राष्ट्र दूसरो के लिए 
अल्थाणकारी कम बन रहे है, खतरा ज्यादा बन रहे है । वे शोषण करने मे लगे हुए 
हैं। सहायता कम करते है, शोषण अधिक करते है । आर्थिक साम्राज्य खडा करने 
और उसे मजबूत बनाने की होड़ लगी हुई है । 


र्ट 
रू हि 


९२ महावीर का अर्थशा्त 
गुलामी को स्थिति श्र 


प्रभुसत्ता स्थापित करना पुराने जमाने शगल था | उस समय युद्ध के द्वारा सता 
का विस्तार होता था और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का पोषण होता था। अब वह वा 


| 


नही रही । आज ग्रभुसत्ता उसकी है, जिसका बाजार पर अधिकार है । विकसित सं क्‍ 


मे यह होड़ लगी हुई है कि कौन सारी दुनिया पर अपना एकाधिकार जमा पाता है। 
विकसित राष्ट्रो की इस अधाधुंध दौड़ से छोटे और अविकसित राष्ट्र भयभीत हैं 
उनका शोषण भी हो रहा है और उनके अधिकारों का सीमाकरण भी हो रहा है। 
विकसित राष्ट्री का अधिकार व्यापक बन रहा है और छोटे राष्ट्री का अधिकार सीमि। 
हो रहा है। वे एक प्रकार से निरन्तर उनके कब्जे मे आते जा रहे है। स्वतन्रता वी 
भौगोलिक और राजनीतिक अपहरण हुए बिना ही वे गुलाम बनते जा रहे है। 


स्वाभाविक सोच 


इस सारी समस्या के सन्दर्भ मे यह सोच स्वाभाविक थी कि कोई जाग 
अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शक्तिशाली राष्ट्र छोटे राष्ट्र का शोषण न कर सर्वे, 
उनकी स्वतन्त्रता को छीन न सके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर सके और 
पर्यावरण को प्रदूषित भी न करे । इस समस्या ने एक नया प्रश्न उपस्थित कर दिया। 
आज का आदमी सोचने के लिए विवश है | पश्चिम के अनेक विचारक इस बोरे मं 
बहुत चिंतन कर रहे है ।' “टु हैव, टु बी ' के लेखक ने इस बारे मे बहुत चिंतन किया | 
'थर्डवेव, द' न्यू आनसे' 'अर्थ इन बेलेस” आदि आदि के लेखक इस बात से चिन्तिए 
हैं कि अगर जागतिक अर्थनीति का विकास नही किया गया तो भविष्य की भयावह 
स्थिति को कल्पना भी नही की जा सकती | साम्यवादी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गयी, 
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने की स्थिति मे है। केनिज ने जो बात कहीं, वह 
अच्छी लगी किन्तु उसमे इस तथ्य पर विचार नही किया गया--ससाधन तो सीमित 
हैं, उनका असीम उपयोग कैसे होगा ? यदि संसाधन असीम होते, रा मैटेरियल असी+ 
होता तो शायद उद्योग बड़े पैमाने पर चल सकते थे | संसाधनो की सीमा है, इसलिं' 
यह संभव नही है । यही कारण है कि पूजीवाद भी अब लड़खड़ा रहा है और नर्ब 
अर्थव्यवस्था की अपेक्षा सामने आ रही है । समस्या यह है -- आज यदि हम केवल 
ग्राम व्यवस्था, ग्रामोद्योग जैसी प्रणालियों पर चले, ऐसा संभव नही लगता | केंनिः 
ने ठीक ही कहा था --- “अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि पीछे लौटना संभव नहीं है 
और जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है, उसमे तो विल्कुल ही संभव नही लगता । आर 


द नई अर्थनीति के पेरामीटर ९३ 


. तो अनेकान्त की दृष्टि से कुछ सत्यांश मिल जाएं, इस दिशा मे सोचें और यह 


देखे-उनका समन्वय कैसे हो ? हम कैसे एक मंच पर महावीर, गांधी, मार्क्स और 


, केनिज को ला सके ? इस दिशा मे नया सोच और नया चितन आवश्यक लगता है 


न रे » 3 है 


केन्दीकरण : विकेन्द्रीकरण 
केनद्रीकरण आज की अर्थनीति का मुख्य आधार है। यदि हम महावीर और 


. गाधी को उस मंच पर लाएं तो एक समन्वय करना होगा कि केन्द्रीकरण के साथ 
. विकेद्भीकरण की व्यवस्था भी चले । 


केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण-- दोनो का योग होगा तभी बात बनेगी । कोरे 
केद्रीकरण ने बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा दिया है, समस्याए पैदा की है । केन्रीकरण 
के साथ विकेन्रीकरण भी हे' / चाहिए । यदि ऐसा होता है तो उसमे महावीर भी खड़े 
है, गाधी भी खडे है । केन्द्रीकरण को भी सर्वथा मिटाया नही जा सकता । उसका भी 
एक सतुलित उपयोग आवश्यक है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका 

आज ससाधनो पर नियत्रण अपने-अपने राष्ट्र का है। अगर पैट्रोल अरब 
देशो के पास है तो उस पर उनका नियत्रण है । अगर बहुत सारे खनिज अमेरिका मे 
है, तो उन पर उसका नियत्रण है। सयुकत राष्ट्रसघ की अब तक जो भूमिका रही है, 
वह केवल एक शाति और सामंजस्य बिठाने की भूमिका रही है। अगर सयुकत राष्ट्र 
सघ जैसी सस्था को जागतिक अर्थनीति की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाये और वह इस स्थिति मे आए कि अर्थनीति का निर्धारण कर सके और ससाधनो 
पर नियत्रण कर सके तो वर्तमान की समस्या का कोई समाधान मिल सकता है । 
वेश्विक अर्थनीति के सूत्र 


एरिक्सोन ने वर्तमान की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसमे परिवर्तन लाने 
के लिए कुछ सूत्र सुझाए है, जो वैश्विक अर्थनीति के लिए बडे उपयोगी बन सकते 
है। उनका एक सूत्र है--क्रोध, लोभ, घृणा और मोह को कम किया जाये । यह बात 
आध्यात्मिक और उपदेशात्मक बात जैसी लगती है किन्तु इतनी छोटी बात नही है । 
इसमे एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन है । संतुलित अर्थव्यवस्था इन आवेगो को 
सतुलित किये बिना कभी सभव नही बनेगी । लोभ का सवेग या इमोशन प्रवल है 
ते कोई भी अर्थव्यवस्था सतुलित वन नही सकती, चाहे कितनी ही नीतिया क्यो न 


९४ महावीर का अर्थशार 


निर्धारित कर ली जाएं। घृणा, हीन भावना आदि का संवेग प्रखर है तो कोई 
अर्थनीति कारगर नही हो सकती । 


संवेग की समस्या 


भगवान महावीर ने जिन सत्यो का प्रतिपादन किया, उनमे से एक सत्य यह 
है --जिस समय मनुष्य जाति मे क्रीध, अहंकार, माया, छलना और लोभ--ये शान 
होते है, समाज व्यवस्था अच्छी चलती है, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था अच्छी 
चलती है । जब ये संवेग प्रबल बन जाते है तब सारी व्यव्स्थाएं विश्रृंखलित हो जात 
है। एक व्यक्ति, जिसके हाथ मे सत्ता है, का संवेग प्रबल बन जाए तो हर कोई हिट 
बन सकता है, स्टालिन बन सकता है और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भयकर पे 
भयकः संहारक शख्रो का प्रयोग कर सकता है। इसलिए यदि हम संतुलित अर्थ 
व्यवस्था और जागतिक अर्थ व्यवस्था की बात करते है तो हमे दोनों आयामो पर 
चलना होगा--- बाहर से व्यवस्था का समीकरण और भीतर से संवेगो का समीकरण 
या सतुलन। हम केवल बाह्य व्यवस्था को ठीक करना चाहे और भीतर के सवेग 
हमारे प्रबल रहे तो यह कभी संभव नही है । आज एक व्यवस्था बनेगी, पांच-दस वर्ष 
बाद कोई शक्तिशाली व्य/क्त आयेगा तो उसे ध्वस्त कर देगा। 
भीतर से भी बदलें 


मार्क्स और केनिज ने जिस अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर ध्यान दिया, वह केवल 
संसाधन, उत्पादन और विनिमय की व्यवस्था थी। व्यक्ति को बदलने की व्यवस्था 
पर ध्यान तही दिया इसीलिए मार्क्स की व्यवस्था का परिणाम यह आया -- 
अधिनायकवादी व्यवस्था ने सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया । केनिज की व्यवस्था 
का परिणाम यह आ रहा है -- उत्पादन शाति के लिए, भूख मिटाने के लिए कम हो 
रहा है, संहार के लिए अधिक हो रहा है । यदि संहार मे इतनी शक्ति नही लगती ते 
आज गरीबी और वेरोजगारी की समस्या जटिल नही रहती । किन्तु यह केसे सभव 
हैं? जब मनुष्य के भीतर भय और लोभ का संवेग है, प्रभुत्व के विस्तार और घृणा 
का संवेग है, अपने को ऊचा और दूसरो को हीन मानने का संवेग है, तब वह भूख 
मिटाने की चिन्ता क्यो करेगा? उसकी चिन्ता होगी शक्ति के निर्माण की ) जहां 
शवित का निर्माण होगा, वहा शस्त्र निर्माण एक अनिवार्य शर्त है । 
भयंकर भूल 


यदि हम नयी अर्थ व्यवस्था के बारे मे सोचे तो इस भूल का परिष्कार करे, जो 


नई अर्थनीति के पेरामीटर ९५ 


अतीत मे हमसे होती रही है और वह है पदार्थ व्यवस्था और बाह्य व्यवस्था पर सारा 
ध्यान केन्द्रित करना । आन्तरिक व्यवस्था पर हमारा कभी ध्यान ही नही गया | जब 
तक मनुष्य भीतर से नही बदलेगा, केवल व्यवस्था मे बदलाव से कया होगा ? व्यक्ति 
कितनी ही अच्छी मोटर या कार बना ले । ड्राइवर कुशल नही है तो वह विश्वसनीय 
नही होगी, उससे खतरा बना रहेगा । 

हम जिस दुनिया मे जी रहे है, वहां हमारी सारी प्रवृत्ति, सारा व्यवहार इन्द्र से 
शुरू होता है । जहां द्वन्द्वात्मक स्थिति है, वहा कोई अकेला काम नही कर सकता । न 
अकेला भीतर का काम कर सकता है, न अकेला बाहर का काम कर सकता है । भीतर 
की स्थिति बदले और बाहर की स्थिति भी बदले । वर्तमान की अर्थव्यवस्था को 
बदलने और नयी अर्थ व्यवस्था के निर्माण की हमारी कोई मनोवृत्ति है तो इस भूल 
का परिष्कार करना होगा । मेरी दृष्टि मे यह भयकर भूल है और इसका परिष्कार किये 
बिना कुछ भी नही होगा । 
कुछ मानदण्ड 

नयी अर्थ व्यवस्था के प्रवर्तन के लिए हमे कुछ पेरामीटर भी सामने रखने होगे । 
नई अर्थव्यवस्था वह हो, जो 

( विश्व शान्ति के लिए खतरा न बने 

( अपराध मे कभी लाए । 

 हिसा को प्रोत्साहन न दे । 

(0 पदार्थ मे अत्राण की अनुभूति जगाए। 
पहली शर्त 


प्रथम शर्त है कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो, जो विश्व शान्ति के लिए खतरा न 
बने । अकेला जो भी बढ़ना चाहे, वह व्यक्ति हो, समाज या राह , खतरा पैदा होगा । 
रस सदर्भ मे महावीर का महत्त्वपूर्ण सूत्र है-- 

जे लोय॑ अन्धाइक्खई से अत्ताणं अक्थाइक्खरईड । 
जे अत्ताणं अब्भाइक्खर्ड से लोव॑ अन्थाइक्खर्ड । 
जो लोक का , जगत्‌ का अस्वीकार करता है, वह अपने अस्तित्व अस्वीकार 


केरता है और जो अपने अस्तित्व को अस्वीकार करता है, वह जगत्‌ के अस्तित्व को 
अस्वीकार करता है, महाबीर ने कहा-- जगत्‌ के अस्तित्व को अस्वीकार मत करो 


रॉ 


९ 
। 


रस 


९६ महावीर का अर्थशात्र 


और अपने अस्तित्व को भी अस्वीकार मत करो । पर्यावरण का यह सबसे बडा सूत 
है -- तुम अकेले नही हो । तुम अपने अकेले के लिए कुछ करो तो सोचो कि मेरे 
इस कार्य का, मेरे इस व्यवहार का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? प्रश्न हो सकता 
है---एक छोटा आदमी क्या सोचे ? उसके किसी किये का दुनिया पर क्‍या प्रभाव 
पडेगा ? किन्तु यह हमारी भूल है ।' 

भिन भी, अभिन भी 


महावीर ने अनेकान्त की दृष्टि से कहा -- एक अंगुली हिलती है तो उससे साग 
विश्व प्रकपित होता है, अंगुली के परमाणुओ से जुडे हुए समस्त परमाणु प्रभावित 
होते है । पूरी श्रृंखला जुडी है । जैन आचार्यो ने बतलाया कि कपडे का एक तार अलग 
करो, उससे नि सृत एक परमाणु समुद्र मे जाकर सारे समुद्र को प्रकंपित करेगा, तालाव 
मे जाकर सारे तालाब को प्रकंपित करेगा । हम अकेले नही है, सारे ससार से जुड़े हुए 
है । इसीलिए अनेकान्त का सूत्र बना--न एकान्तत* भिन्‍न और न एकान्तत अभिन, 
किन्तु भिनाभिन | एक व्यक्ति इस लोक से सर्वथा भिन्‍न नही है और सर्वथा अभिन 
भी नहीं है | पूरे विश्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए एक व्यक्ति 
सर्वथा भिन्न नही है और उसका स्वतन्र अस्तित्व है, इसलिए सर्वथा अभिन्‍ नही है| 
वह भिन्‍ भी है और अभिन भी है । जब वह अभिन्‍न है तब उसका प्रभाव पूरे विश्व 
पर कैसे नही होगा ? इसीलिए कहा गया--जो लोक का अभ्याख्यान करता है, वह 
अपना अभ्याख्यान करता है और जो अपना अभ्याख्यान करता है, वह पूरे लोक का 
अभ्याख्यान करता है । 


व्यक्ति और विश्व 


हम व्यक्ति और लोक --- दोनो के सदर्भ मे चिन्तन करे । हमारा कोई भी चिंतन 
विश्व को छोड़कर केवल व्यक्ति के संदर्भ मे न हो और व्यक्ति को छोडकर केवल 
विश्व के सदर्भ मे न हो | व्यक्ति और विश्व--दोनो के संदर्भ मे हमारा चिन्तन, 
विचार और नीति का निर्धारण हो । ग्लोबल इकोनामी की नीति का निर्धारण करे तो 
हमे सबसे पहले इस वात का ध्यान रखना होगा -- यह अर्थनीति विश्व शान्ति के 
लिए खतरा न बने, व्यक्ति की शांति को खतरा न बने । जो व्यक्ति की शाति को 
खतरा बनेगी, उसे खण्डित करेगी, वह विश्व शान्ति को खडित करेगी । जो विश्व की 
शान्ति को खट्ठित करेगी, बह व्यक्ति की शाति को खंडित करेगी । व्यक्ति और विश्व 
दोनो की शांति के लिए खतरा न बने, यह नई अर्थनीति का पहला पेरामीटर है ! 


: नई अर्थनीति के पेरामीटर ९७ 


; हिंसा को प्रोत्साहन न मिले 


दूसरा पेरामीटर है-- अर्थनीति हिसा और हत्या को प्रोत्साहन न दे । हिसा 
: जीवन के साथ जुड़ी हुई है । प्राचीन आचार्यो ने कहा--'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' जीव 
जीव का जीवन है । यह भी सत्यांश है । इसको भी समग्रता से घटित करेगे तो सही 
नही होगा । किन्तु इसमे कोई मतभेद नही है कि जीवन-निर्वाह के लिए हिसा अनिवार्य 
है । हिंसा को सर्वथा तो नही छोड़ सकते इसीलिए महावीर ने एक विशेषण जोड़ दिया 
अनावश्यक हिंसा न हो, आक्राभक हिंसा न हो । वह अर्थनीति बने, जो अनावश्यक 
और आक्रामक हिंसा को प्रोत्साहन न दे । मनुष्य की ही नही , जल की भी अनावश्यक 
हिंसा न हो, उसका भी अपव्यय न हो, वनस्पति जगत्‌ की भी अनावश्यक हिसा न 
हे। छोटे से छोटे प्राणी की भी अनावश्यक हिसा न हो । यह बहुत अपेक्षित है । 
श्रैष्ठ भी, गलत भी 


आज विचार के क्षेत्र मे एक भ्रान्ति काम कर रही है। महाभारत मे वेदव्यास ने 
श्र है--न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित्‌ ।” मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नही है । महावीर 
। कहा--'माणुसस्य है विग्गहे खलु दुल्लहे । किन्तु जहां यह कहना ठीक है 
मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नही है, वहा यह भी कह सकते है --- मनुष्य से गलत भी 
नही है। दोनो को मिलाएं तो समग्र सत्य बनेगा। मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नही 
है कहने का अर्थ था -- विकास की दृष्टि से मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नही है । हमने 
ध्यान के सदर्भ मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की---' मनुष्य का नाड़ीतंत्र ग्राथितन्र 
। है, उसका रीजनिंग माइंड इतना सक्रिय है, उसकी विवेक चेतना इतनी 
है कि उससे श्रेष्ठ और कोई प्राणी नही है । यह एक सत्यांश है। इस आधार 
! मान लिया गया कि मनुष्य के लिए सब कुछ खाद्य है । वह किसी पशु को मारे 
शी को। मांस भक्षण हेतु आज करोड़ो पशु-पक्षियो की वह निर्मम हत्या कर रहा 
ना फिर भी वह श्रेष्ठ प्राणी है ? श्रेष्ठता का यह जो दुरुपयोग हुआ है और इस 
ने मनुष्य को जितना भटकाया है, जितना निरकुश बनाया है, शायद उतना वह 
नही रहा । ऐसा लगता है कि वे मूक पशुओ की हत्याएं उससे इसका »तेशोध 
रही है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से मनुष्य निरन्तर अस्वस्थ होता चला 

। है । बहुत कुछ साधनो को पाकर भी वह निराश्रय और शरणविहीन होता चला 

| है, हीन-दीन बनता चला जा रहा है । 


९८ महावीर का अर्थशात्र 


पदार्थ शरण नहीं है 


एरिक्ट्रोन ने एक सूत्र सुझाया, जिसे मै महावीर के सूत्र का अनुवाद मानल हू 
और वह यह है---नयी अर्थनोति मे यह भावना जागृत करनी चाहिए -- पदार्थ हमोे 
लिए त्राण नही है । एक अनुप्रेक्षा है अशरण अनुप्रेक्षा । कोई भी पदार्थ हमारे लिए 
शरण नही है । व्यवहार मे तो वह शरण बनता है, किन्तु मूलतः कोई भी पदार्थ अंतिम 
शरण नही है । ठीक इसी भाषा मे एरिक्ट्रोन ने कहा--पदार्थ कोई त्राण नही है, इप 
भावना का विकास करना चाहिए | जब अनित्य अशरण आदि-आदि अभुप्रेक्षाओ का 
विकास होगा तब हमारा आन्तरिक परिवर्तन होगा, सवेगो पर नियत्रण करने की हमाए 
क्षमता बढ़ेगी । इससे अनुस्यूत जागतिक अर्थनीति का निर्धारण होगा तो राष्ट्रीय अह 
और भ्रभुसत्ता का अहं कम होगा, उसका संतुलन बनेगा । 
अपराध में कमी लाए 


नई अर्थनीति का एक पेरामीटर यह होना चाहिए--अर्थ व्यवस्था अपराध मे 
कमी लाए । यह नही माना जा सकता--आज जो अपराध बढ़ रहे है, वे अहेतुक है। 
आज की आर्थिक अवधारणा ने व्यक्ति मे इतनी लालसा पैदा कर दी कि इतना विकार 
होना चाहिए। एक आधुनिक व्यक्ति, अपने जीवन का एक स्टैण्डर्ड बनाता है 
आधुनिक कहलाता है । इस 'स्टैण्डर्ड आफ लिविग' के साधन जिन्हे सुलभ है, वे बे 
अपराधो मे जाते है, छोटे मे नही 4 वे शोषण और व्यावसायिक अपराध करते है या 
राजनीतिक अपराध करते है किन्तु जो गरीब आदमी है, जिन्हे जीवन के साधन उपलब्ध 
नही है, वे छोटे अपराध मे जाते है । 
व्यवस्था का दोष 


दो विद्यार्थी साथ मे पढ़े । एक के घर मे सारे आधुनिक साधन है--रेडिंयो , 
टी, वी,, फ्रिज आदि | दूमरे विद्यार्थी को साइकिल जैसा मामूली साधन भी उपलर्य 
नही है। साधनहीन विद्यार्थी के मन मे सम्पन्न को देखकर यह भावना जागती है ८ 
हम गरीब है। फिर उसके मन मे येन-केन प्रकारेण उन साधनो को प्राप्त करें के 
भावना जागती है । यह एक मनोवृत्ति इसलिए पनपी है कि साधन शुद्धि और नि 
मूल्यो पर अर्थनीति मे कोई विचार नहीं हुआ । यह व्यवस्था का दोप मानते हैं। 
अपराध बढ़ा है, इसमे व्यक्ति का कोई दोष नही है । अगर केवल मध्यम वर्ग होता 


| 


"नई अर्थनीति के पेरामीटर ९९ 


तो शायद इतने अपराध न होते । 

आज ये तीन वर्ग बने हुए है--उच्च, मध्यम और निम्न । इससे अपराध और 
हिंसा को प्रोत्साहन मिला है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले वर्ग के मन 
मे आकाक्षा जाग गयी, किन्तु प्राप्ति के साधनो से वह वंचित रहा । ऐसी स्थिति मे 
नैतिकता, प्रामाणिकता, अध्यात्म -- ये सब उसके लिए बेकार की बाते साबित होती 
हैं, इ्े वह मात्र ढकोसला मानने लगता है । इन्हे वह बुर्जुआ वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ 
के लिए बनाई गई ढाल मानता है । सबको अस्वीकार करके वह अपराध की दुनिया 
मे प्रवेश कर लेता है। यह अर्थ व्यवस्था के साथ पनपने वाली मनोवृत्ति है। यदि 
हमने व्यवस्था के साथ समाज की मनोवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा आर्थिक 
विकास हो जाने पर भी समाधान नही होगा । 


देनों स्वर सुनाई दें 


अर्थव्यवस्था ऐसी हो, जिसमे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण न कर सके और 
किसी पर अपनी व्यावसायिक या. वैचारिक प्रभुसत्ता स्थापित न कर सके । अगर इस 
/फार की अर्थव्यवस्था बनती है तो आज की माग को कुछ समाधान मिलेगा । यह 
गेही कहा जा सकता कि कोई व्यवस्था शाश्वत बन जायेगी । शाश्वत तो कुछ है ही 
“हे किन्तु जो मनुष्यकृत है, उसे अवश्य समाधान मिल सकता है यदि हम इन 
४ वस्थाओ को समन्वित कर सके महावीर, गांधी, मार्क्स और केनिज को मिला सके । 
"हैं केनिज कहते है--खूब विकास करो, खूब उत्पादन करो, संसाधनों का विकास 
८... ही महावीर का यह स्वर भी सुनाई दे--'कयाणं अहं अप्प वा बहुं वा परिग्गहं 
परिष्वहस्सामि' वह दिन धन्य होगा, जब मैं अल्प या बहु परिग्रह का परित्याग करूंगा । 
"के ओर परिग्ह के परित्याग की भावना, विसर्जन की भावना है, दूसरी ओर अर्जन 
|] भावना है। ये दोनो स्वर दाये बाए सुनाई देगे, तो हमारी नयी अर्थ व्यवस्था नया 
“माधान देने वाली होगी, कार्यकर बनेगी, सार्थक बचेगी । जहां मात्र एक ही स्वर 
/जाई देगा, वहा समाधान नही मिलेगा । इसलिए हम दोनो सत्यांशो को मिलाएं, दोनो 
ह भथ हमारे कानो में बराबर गूंजते रहें तो न संपदा के साथ उन्माद बढ़ेगा और 
# गरीवी-भूखमरी रहेगी । एक नयी व्यवस्था मे आदमी सुख की सास ले सकेगा। 


धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।' यह धार्मिक 
दृष्टि से जितना सत्य है उतना ही अर्थशाख्त्रीय दृष्टि से सत्य है। अर्थशास्त्र के अनुमार 
मांग से आवश्यकता का क्षेत्र बड़ा होता है। आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को 
कहते है, जिसको पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन हो और साथ ही वह 
मनुष्य उस धन को खर्च करने के लिये तैयार भी हो । मांग उस आवश्यकता को कहो 
है, जिसकी संतुष्टि की जा चुकी है । इच्छा का क्षेत्र आवश्यकता से भी बडा होता है 
सभी इच्छाएं आवश्यकताएं नही हो सकती, जब कि सभी आवश्यकताएं इच्छाए 
अवश्य होती है। इच्छा से आवश्यकता का क्षेत्र संकुचित और मांग का क्षेत्र उससे 
भी संकुचित होता है । 





इच्छा नैसर्गिक होती है । आवश्यकताएं भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक रीहि 
रिवाज, शारीरिक अपेक्षा, परिस्थिति और धार्मिक भावना के द्वारा निर्धारित होती हैं। 


आर्थिक परिस्थिति द्वारा आवश्यकता का निर्धारण 


गरीब व्यक्ति की आवश्यकताए सीमित होती है । वह केवल जीवन-रक्षे् 
आवश्यकताओं को ही पूर्ण कर पाता है । धनी व्यक्ति की आवश्यकताए उससे बहु 


| 


| 


धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण १०१ 


अधिक होती है। वह केवल जीवन-रक्षक आवश्यकताओ को ही पूर्ण नही करता, 
विलासितायुक्त आवश्यकताओ को भी पूर्ण करता है । 


धार्मिक भावना के द्वारा आवश्यकता का निर्धारण 


धार्मिक व्यक्ति की आवश्यकताएं नैतिक दृष्टि से प्रभावित होती है । वह जिन 
गेतिक आदर्शो को मानता है, उन्ही के आधार पर अपनी आवश्यकताओ का निर्माण 
करता है। उसकी आवश्यकताएं बहुत कम और संतुलित होती है। किन्तु भौतिक 
मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं उसकी तुलना मे बहुत अधिक और 
बहुत प्रकार की होती है । 


लाभ: लोभ 


आवश्यकता का गढ़ा इतना गहरा है कि उसे कभी भरा नही जा सकता | इस 
सत्य की स्वीकृति धर्मशाख्र और अर्थशासत्र--दोनो ने की है। भगवान्‌ महावीर ने 
फेहा-- लाभ से लोभ बढ़ता है । जैसे-जैसे लाभ होता है वैसे-वैसे लोभ बढ़ता जाता 
है।' एक आवश्यकता पूर्ण होती है तो दूसरी नई आवश्यकता जन्म ले लेती है । 
आवश्यकता की इस विशेषता के आधार पर अशाति का नियम निश्चित किया गया । 
आवश्यकता की असीमितता के कारण मनुष्य की शाति भंग होती है । 
हों, मार्शल का कथन 


अर्थशासत्र मे भी आवश्यकता की अपूरणीयता ग्रतिपादित है। डॉ. मार्शल ने 
लिखा है-'मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं असख्य और अनेक प्रकार की 
हैं।' * यदि मनुष्य एक आवश्यकता को पूर्ण करता है तो दूसरी नई आवश्यकता 
सामने खड़ी हो जाती है ।वह जीवन-पर्यन्त अपनी सभी आवश्यकताओ की पूर्ति नही 
'र सकता। अर्थशाखत्रियो ने आवश्यकता की इस विशेषता के आधार पर 'प्रगति का 
: (8७ 0 97087९55 ) स्थापित किया । उनका मत है कि असीमित 


आवश्यकताओं के कारण ही नये-नये आविष्कार होते है। फलस्वरूप समाज की 
आधिक प्रगति होती है। 


३33 कक मम रस 


! शाण0९६ 06 छ९0707905 ए- 73 


१०२ महावार का अधशह 
आर्थिक प्रगति का दृष्टिकोण 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार अी| 
इस दृष्टिकोण से आर्थिक प्रगति बहुत आवश्यक है । आवश्यकताओं के सीमित 
पर आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन नही मिलता । इसलिए आर्थिक विकास की दि 
आवश्यकताओ का विस्तार जरूरी है। इसी वस्तु-सत्य को ध्यान में रखकर हें 
प्राचीन अर्थशासत्री ने कहा था--'असंतुष्ट संन्‍्यासी नष्ट हो जाता है ओर सतुष्ट 
नष्ट होता है ।” संन्यासी के लिए आवश्यकताओ को कम करना गुण है और ऊन 
विस्तार करना दोष है । सामाजिक व्यक्ति के लिए आवश्यकताओ को कम का 
दोष है और उनका विस्तार करना गुण है । 


मानवीय एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है---इस वास्तविकता के संदर्भ मे अर्थशाख्र वा ऑँ 
श्यकताओ को असीमित करने का दृष्टिकोण गलत नही है । किन्तु मनुष्य क्या देव 
सामाजिक प्राणी ही है ? क्या वह व्यक्ति नही है ? क्या उसमे सुख-दुःख का सर्वे 
नही है? क्‍या असीमित आवश्यकताओ का दबाव उसमे शारीरिक और मार्क 
तनाव पैदा नही करता ? क्या आवश्यकता के विस्तार के पीछे खड़ा हुआ इच्छा 
दैत्य शारीरिक आन्थियो के खाव को अस्त-व्यस्त और मानसिक विक्षोभ उत्न 
कर देता ? इन समस्याओ की ओर ध्यान न देकर ही हम आवश्यकताओ कें विश 
का ऐकान्तिक समर्थन कर सकते है किन्तु जब मनुष्य को मानवीय पहलू से दे 
है तब हम इच्छाओ की असीमितता का समर्थन नही कर सकते । इस मानवीय औ 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इच्छाओ को सीमित करना जरूरी है | 


मध्यवर्ती सिद्धान्त 


अर्थशाख्रीय और धार्मिक--ये दोनो दृष्टिकोण अपने-अपने विषय क्षेत्र की रद 
मे ही सत्य है। धर्मशाख्र कहता है--आवश्यकता को कम करो ।' तब हमे इस मे 
की ओर से आंखे नही मूंद लेनी चाहिए कि यह प्रतिपादन मानसिक अशार्ति व 
समस्या को सामने रखकर किया गया है | अर्थशास्त्र कहता है--'आवश्यकताओं * 
विस्तार करो |” तब हमे इस वास्तविकता से आंखे नही मूद लेनी चाहिए कि 
सिद्धान्त का प्रतिपादन मनुष्य की सुख-सुविधा के विकास को ध्यान मे रखकर र्कि 
गया है । महावीर ने सामाजिक व्यक्ति के लिए अपरिग्रह की बात नही कही। 
मुनि के लिए सभव है । सामाजिक प्राणी के लिए उन्होने इच्छा-परिमाण के सिंर्थी 


' धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण १०३ 


का प्रतिषदन किया | सामाजिक मनुष्य इच्छाओ और आवश्यकताओ को समाप्त कर 
जीवन को नही चला सकता और उनका विस्तार कर शांतिपूर्ण जीवन नही जी सकता । 
. इसलिए उन्होने दोनो के मध्यवर्ती सिद्धान्त -- इच्छा-परिमाण का प्रतिपादन किया । 


मौलिक भिन्‍नता 


जीवन के प्रति धर्मशास्र का जो दृष्टिकोण है, उससे अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण 
मौलिक रूप से भिन है। धर्मशाखत्र जीवन की व्याख्या आंतरिक चेतना के विकास 
के पहलू से करता है। अर्थशास्त्र जीवन की व्याख्या आर्थिक क्रियाओ के माध्यम से 
करता है । दोनो व्याख्याओ की पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण एक नही है इसलिए धर्मशाखतर 
अर्थशात्र का और अर्थशात््र धर्मशाखत्र का समर्थन नही करता । किन्तु धर्म और 
धन--दोनो का सामाजिक जीवन से सम्बन्ध होता है, इसलिए जीवन के कुछ बिन्दुओ 
पर उनका सगम होता है, वे एक-दूसरे को प्रभावित भी करते है । भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--इच्छाओ को संतोष से जीतो ।” अग्नि मे ईंधन डालकर उसे बुझाया नही जा 
सकता, वेसी ही इच्छा की पूर्ति के द्वारा इच्छाओ को संतुष्ट नही किया जा सकता । 
आवश्यकताओ कौ वृद्धि, वस्तुओ की वृद्धि, उत्पादन और श्रम की वृद्धि मे योग देती 
है। किन्तु सुख और शाति मे योग देती है--यह मान्यता भ्रांतिपूर्ण है। आवश्यकताओ 
की वृद्धि से जीवन का स्वर उन्नत होता है, किन्तु सुख और शाति का स्तर उन्नत होता 
है--यह नही माना जा सकता । 


इच्छा परिमाण की सीमा-रेखा _ 


धार्मिक मनुष्य भी सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक होने के कारण वह 
अनिवार्यता और सुविधा की कोटि की आवश्यकताओ को नही छोड़ पाता । महावीर 
ने गृहस्थ को उनके त्याग का निर्देश नही दिया । विलासिता कोटि की आवश्यकताएं 
धार्मिक को छोड़नी चाहिए--इस आधार पर “इच्छा-परिमाण” की सीमा-रेखा खीची 
जा सकती है । 

अनिवार्यता और सुविधा की कोटि की आवश्यकताओ की पूर्ति करते हुए 
विलासिता कोटि की आवश्यकताओ और इच्छाओं का सयम करना आवश्यक है । 
इसमे आर्थिक विकास और उनत जीवन-स्तर की संभावनाओ का द्वार बन्द भी नही 
है तथा विलासिता के आधार पर होने वाली आर्थिक प्रगति और उन्नत जीवन-स्तर 
का द्वार खुला भी नही है । 


ह 


परिभाषा अनिवार्यता की 


अर्थशास्त्र के अनुसार अनिवार्यता, सुविधा और विलासिता की सीमा झसप्र 
है--सुख-दुःख के आधार के अनुसार आवश्यकताओ का वर्गीकरण इस बात 
निर्धारित होता है कि किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को सुख मिलता है 
उपभोग न करने से उसे दुःख होता है। यदि किसी वस्तु के उपभोग से मनुष्य ' 
थोड़ा-सा सुख मिलता है और उपभोग न करने से बहुत दुःख का अनुभव होता है। 
ऐसी वस्तु को हेम अनिवार्यता कहेगे। यदि किसी वस्तु के उपभोग से मनुष्य ८ 
अनिवार्यता की अपेक्षा अधिक सुख मिलता है, परन्तु उसका उपभोग न करे: 
थोड़ा-सा दुःख होता है तब ऐसी वस्तु को हम अनिवार्यता कहेगे। यदि किसी वर 
के उपभोग से मनुष्य को अनिवार्यता की अपेक्षा अधिक सुख मिलता है परनु उतक 


महावीर का अर्थ 


विलासिता की वस्तु कहते है। यदि किसी वस्तु के उपभाग से अल्पकालिक पु 


मिलता है तथा उपभोग न करने से बहुत कष्ट होता है तब उसको धनोत्सर्गिक वस्तु 
कहते है । 


सुख-दुःख के आधार पर आवश्यकताओ के इस वर्गीकरण को निम्न तालिका 
द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- 


मनुष्य पर सुख-दुःख पर प्रभाव 


वस्तु का उपभोग करने पर वस्तु का उपभोग न. करने पर 


थोड़ा-सा सुख मिलता है। बहुत दुःख होता है । 
कुछ अधिक सुख मिलता है । थोड़ा दुःख होता है । 


















बहुत सुख मिलता है। 





दुःख नही होता । 






धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण १०५ 
धर्म की दृष्टि 


अर्थशात्ी की दृष्टि मे नैतिकता और शाति--ये सब गौण होते हैं । उसके सामने 
मुख्य प्रश्न आर्थिक प्रगति के द्वारा मानवीय कल्याण का होता है। इस आधार पर 
वह विलासिता का समर्थन करता है और आर्थिक प्रगति के लिए उसे आवश्यक मानता 
है। धर्म-गुरु की दृष्टि मे आर्थिक प्रगति का प्रश्न गौण होता है, नैतिकता और शांति 
का प्रश्न मुख्य होता है । 

धर्म-गुरु सामाजिक व्यक्ति को धर्म मे दीक्षित करता है, इसलिए वह उसकी 
आर्थिक अपेक्षाओ की सर्वथा उपेक्षा कर उसके लिए अपरिग्रह के नियमो की संरचना 
नही कर सकता । इस आधार पर “इच्छा-परिमाण' व्रत के परिपाश्व मे महावीर ने इन 
नैतिक नियमो का निर्देश दिया-- 

१. झूठा तोल-माप न करना । 

२. मिलावट न करना । 

३. असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न बेचना । 


इच्छा परिमाण : नियामक तत्त्व 


समाज के संदर्भ मे इच्छा-परिमाण के नियामक तत्त्व दो है--प्रामाणिकता और 
करुणा । व्यक्ति के संदर्भ मे उसका नियामक तत्त्व है--सयम । झूठा तोल-माप आदि 
न करने के पीछे प्रामाणिकता और करुणा की प्रेरणा है । व्यक्तिगत उपभोग कम करने 
के पीछे संयम की प्रेरणा है । महावीर के व्रती श्रावक अर्थार्जन मे अप्रामाणिक साधनों 
का प्रयोग नही करते थे और व्यक्तिगत जीवन की सीमा रखते थे । धन के अर्जन 
मे प्रामाणिक साधनो का उपयोग न करना, सग्रह की निश्चित सीमा करना और 
व्यक्तिगत उपभोग का संयम करना--ये तीनो मिलकर 'इच्छा-परिमाण' व्रत का 
निर्माण करते है । 
प्रश्न धर्म और गरीबी का 


! यह आर्थिक विपन्तता का व्रत नही है | धर्म और गरीबी मे कोई सम्बन्ध नही 
है। गरीब आदमी ही धार्मिक हो सकता है या धार्मिक को गरीब होना चाहिए--यह 
चिन्तन महावीर की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है । धर्म की आराधना न गरीब कर सकता है और 


५ एम, एल, सेठ, आधुनिक अर्थशार्र, पड, ९०-९१ । 


१०६ महावीर का अर्थशात् 


न अमीर कर सकता है । जिसके मन मे शान्ति की भावना जागृत हो जाती है, वह पर 
की आराधना कर सकता है, फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर । धार्मिक व्यक्ति गे 
और अमीरी--दोनो से दूर होकर त्यागी होता है । 


जन्मना : कर्मणा 


हमने धर्म को एक जाति का रूप दे दिया । हमारे युग के धार्मिक जन्मना धामिक 
है । जो व्यक्ति जिस परम्परा मे जन्म लेता है, उस वंश-परम्परा का धर्म उसका पर 
हो जाता है। जन्मना धार्मिक के लिए इच्छा-परिमाण का व्रत अर्थवान्‌ नही है। यह 
उन लोगो के लिए अर्थवान्‌ है, जो कर्मणा धार्मिक होते हैं। ऐसे धार्मिक साधु-संन्य 
सियो जितने विरल नही, फिर भी जनसंख्या की अपेक्षा विरल ही होते है। इसतिए 
उनके आधार पर न तो आर्थिक मान्यताएं स्थापित होती है और न वे आर्थिक प्रगी 
मे अवरोध बनते हैं। अधिकांश धार्मिक जन्मना धर्म के अनुयायी होते है। वे 
आवश्यकताओ की कमी, अर्थ-संग्रह की कमी, विलासिता के संयम और नैतिक नियम 
मे विश्वास नही करते । उनका धर्म नैतिकता-शून्य धर्म होता है वे धार्मिक होने मं 
साथ-साथ नैतिक होना आवश्यक नही मानते । वे धर्म के प्रति रुचि प्रदर्शित करो है 
पर उनका आचारण नही करते । ऐसे धार्मिको का धर्म आर्थिक प्रगति को प्रभावित 
नही करता । 


आवश्यकता वृद्धि का समर्थन 


अर्थशास्त्र मे आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यकता बढ़ाने का सिद्धान्त है । कुछ 
अर्थशात्तरी इसका मुक्त समर्थन करते हैं तो कुछ अर्थशासत्री इसके मुक्त समर्थन के 
पक्ष मे नही है। आवश्यकताओ को बढ़ाने के पक्ष मे निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते 
हल 
३ १. आवश्यकताओ की वृद्धि से मनुष्य को अधिकतम सुख या संतोष प्राप्त होता 
। 


२. आवश्यकताओ की चृद्धि सभ्यता के विकास और जीवनस्तर की उनतिं मे 
सहायक होती है । 

३. आवश्यकताओ की वृद्धि से धन के उत्पादन मे वृद्धि होती है । , 

४. आवश्यताओं की वृद्धि से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है फलतः 
वह राज्य सैनिक दृष्टिकोण से सशक्त और अपनी रक्षा मे आत्मनिर्भर हो जाता है । 


धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण | १०७ 
विपक्ष में तर्क 


आवश्यकता को बढ़ाने के विपक्ष मे निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते है-- 

१. आवश्यकताओ की वृद्धि से मनुष्य दुःख-क्लेश का अनुभव करता है। 

२. आवश्यकताओ की वृद्धि और फिर उनकी संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयल 
मनुष्य को भोतिकवादी बनाता है । 

३. आवश्यकताओ की वृद्धि से समाज मे वर्ग-संघर्ष (0855 5ध०६४2/०) हो 
जाता है । 

४. आवश्यकताओ की वृद्धि से मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और वह अधिक धन 
कमाने के लिए अप्रामाणिक साधनो का प्रयोग करता है । 


आवश्यकता और संतुष्टि 


अनेकान्त की दृष्टि से मीमासा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्याश 
दोनो के मध्य मे है। आवश्यकताओ की अत्यन्त कमी मे समाजिक उन्नति नही 
होती--यह अर्थशाख्रीय दृष्टिकोण मिथ्या नही है तो आवश्यकताओ की अत्यन्त वृद्धि 
होने पर दुःख या क्लेश बढ़ता है, यह दृष्टिकोण भी मिथ्या नही है । इस दूसरे दृष्टिकोण 
को धर्म का समर्थन भी प्राप्त है। अर्थशास्त्र का समर्थन इसलिए प्राप्त है कि मार्शल 
के अनुसार अर्थशास्त्र मानवीय कल्याण का शाख्त्र है और इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय 
कल्याण मे वृद्धि करना है ।' सीमित साधनो मे असीमित आवश्यकताओ की संघुष्टि 
का पथ प्रदर्शित करना अर्थशास्त्र का कार्य है किन्तु जिस अनुपात मे आवश्यकताओ 
की वृद्धि की जा सकती है उसी अनुपात मे उनकी संतुष्टि नही की जा सकती। 
अधिकाश लोग अपनी तीव्र आवश्यकताओ (अनिवार्यताओं) की सतुष्टि कर पाते है । 
मध्यम आवश्यकताओ (सुविधाओं) की सतुष्टि अपेक्षाकृत कम लोग कर पाते है । 
मन्द आवश्यकताओ (विलासिताओं) की सतुष्टि कुछ ही लोग कर पाते है । 


आवश्यकता वृद्धि से जुड़ी समस्याएं 


इस क्रम के साथ महावीर के दृष्टिकोग--'लाभ से लोभ बढ़ता है---का 
अध्ययन करने पर यह फलित होता है कि आवश्यकताओ की वृद्धि के क्रम मे कुछ 
आवश्यकताओ की संतुष्टि की जा सकती है, किन्तु उनकी वृद्धि के साथ उभरने वाले 





१६ अल्फ्रेड मार्शले, [#फ्रदफ़ॉंक गुकितकाणापर 2 उ 


१०८ महावीर का अर्थशार्र 


मानसिक असंतोष और अशान्ति की चिकित्सा नही की जा सकती । अर्थशाश्र द्वग 
प्रस्तुत मानव के भौतिक कल्याण की वेदी पर मानव की मानसिक शान्ति की आहुति 
नही दी जा सकती | इसलिए भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक कल्याण के मध्य 
सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य है। यदि मनुष्य समाज को मानसिक तनाव 
पागलपन, क्रूरता, शोषण, आक्रमण और उच्छूंखल प्रवृत्तियो से बचना इष्ट है तो यह 
अनिवार्यता और अधिक तीव्र हो जाती है। इसी अनिवार्यता की अनुभूति करके है 
महावीर ने समाज के सामने “इच्छा-परिमाण' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । इस आदर्श 
मे अनिवार्यताओं और सुविधाओं को छोड़ने की शर्त नही है और विलासिताएूर 
आवश्यकताओ की परम्परा को चालू रखने की स्वीकृति भी नही है । 

उपभोग का समर्थन 


'इच्छा-परिमाण' के सिद्धान्त की अर्थशास्रीय आवश्यकता-वृद्धि के सिद्धान्त से 
मौलिक भिन्‍ता दो विषयो की है । पहली भिन्‍नता यह है--अर्थशाख्त विलासिताओ 
के उपभोग का समर्थन करता है । उसके समर्थन मे निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते है-- 

१. विलासिताओ के उपभोग से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है । 

२. कर्मशीलता को प्रोत्साहन मिलता है । ह 

३. जीवन-स्तर ऊंचा होता है । 

४. धन संग्रह होता है। संकट के समय वह (आभूषण आदि) सहायक सिद्ध 
होता है । 

५. केला-कौशल, कारीगरी तथा उद्योग-धंधो को प्रोत्साहन मिलता है । 
उपभोग का विरोध 


सव अर्थशास्त्री इन विलासिताओ के उपभोग के सिद्धान्त का समर्थन नही करते । 
उनका दृष्टिकोण यह है कि विलासिताओ के उपभोग से-- 

१. वर्ग-विषमता ((855 4८0७७॥४9) बढ़ती है । 

२. उत्पादन-कार्यो के लिए पूजी की कमी हो जाती है । 

३. निर्धन वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, द्वेष तथा घृणा की वृद्धि होती है । 

विलासिता के ग्रति यह दृष्टिकोण धर्म के दृष्टिकोण के भिन्‍न नही है, किन्तु 
विलासिता के समर्थन का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण उससे सर्वथा भिन्‍न है । 
प्रश्न नेतिकता का 


दूसरी भिन्‍नता यह है कि अर्थशासत्र के नैतिक नियमो की अनिवार्यता स्वीकृत 


न हें 


धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण १०९ 


नही है। नैतिक नियमो की अवहेलना उसका उद्देश्य नही है, किन्तु यह उसकी प्रकृति 
का प्रश्न है । उसकी प्रकृति उपयोगिता है । उपयोगिता का अर्थ है---आवश्यकता को 
सतुष्ट करने की क्षमता । नैतिक नियम के अनुसार शराब मनुष्य के लिए लाभदायी 
नही है, इसलिए वह उपयोगी भी नही है। वही वस्तु उपयोगी हो सकती है, जो 
लाभदायी हो। जो प्रवृत्तिकाल और परिणाम-काल --दोनो मे सुखद न हो, वह 
लाभदायक नही हो सकती और जो लाभदायक नही हो सकती, वह उपयोगी नही हो 
सकती । 


अर्थशाद्र का मत 


अर्थशास्त्र मे उपयोगिता की परिभाषा नैतिकता की परिभाषा से भिन है । उसमे 
उपयोगिता के साथ लाभदायिकता का अनुबन्ध नही है । आवश्यकता को सतुष्ट करने 
वाली वस्तु लाभदायी न होने पर भी उपयोगी हो सकती है । मद्यपान निश्चित रूप से 
हानिकारक है किन्तु मद्य मे मद्यप के लिए एक उपयोगिता है। मद्यप मद्य की 
आवश्यकता का अनुभव करता है और मद्च उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है । 
प्रो, रोबिन्स का मत है कि अर्थशास्त्र मे ऐसे अनेक विषयो का अध्ययन किया जाता 
है, जिसका मानवीय कल्याण से दूर का “भी सम्बन्ध नही होता । मद्य पीने से मनुष्य 
के कल्याण अथवा सुख मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होती, प्रत्युत कमी होने की 
सम्भावना है। फिर भी मद्-उद्योग का अर्थशास्त्र मे अध्ययन होता है, क्योकि 
मद्च-निर्माण एक आर्थिक कार्य है और अनेक व्यक्ति इस उद्योग से अपनी आजीविका 
कमाते है । हे 
अन्तर है प्रकृति का 


धर्मशास्र और अर्थशाख्र के दृष्टिकोण का यह अन्तर उसकी प्रकृति का अन्तर 
है। दोनो की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है-- 

१. नैतिक नियम मनुष्य के सामने जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते है। आर्थिक 
नियम मानवीय आचरण के आर्थिक पहलुओ का अध्ययन करते है । 

२. नैतिक नियमो की अवहेलना करने पर मनुष्य को आत्मग्लानि होती है। 
आधिक नियमो का अतिक्रमण करने पर आत्मग्लानि नही होती । 

३. नैतिक नियमो का पालन करने पर मनुष्य की आध्यात्मिक उनतति होती है । 
आर्थिक नियमो का पालन करने पर आर्थिक उनतति होती है । 


११० महावीर का अर्थशात्र 
नीतिशाख्र का अर्थशास्त्र पर प्रभाव 


अर्थशास्त्र मे नैतिकता के लिए सर्वथा अवकाश नही है ऐसी बात नहीं है। 
ईमानदारी, निष्कपटता आदि गुणो को कार्य-कुशलवा का निर्धारण करने वाले तत्वों 
के रूप मे स्वीकार करने वाले अर्थशात््री नैतिकता की सर्वथा उपेक्षा नही कर सकते। 
अर्थशासत्र और नीतिशाख्र--ये दोनो समाजशाख्र के ही अंग है । इन दोनो मे मानवीय 
अवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र मे मानवीय व्यवहार के आर्थिक 
पहलू का और नीतिशास्र मे उसके आदर्शात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। 
नीतिशास्र आदर्श प्रस्तुत करता है । वह हमे बताता है, कि हमारा आचरण कैसा होगा 
चाहिए। नीतिशाख्र उचित और अनुचित मे भेद करने का आदेश देता है और हमे 
बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए। अर्थशास्त्री आर्थिक 
निर्णय सुनाते तथा व्यवस्था देते समय नीतिशाख्र के निर्देशों की उपेक्षा नही कर सकते । 
उदारहणार्थ डॉ, मार्शल ने सदाचार के आधार पर अपनी “उत्पादक श्रम' की धारणा 
से वेश्यावृत्ति को बाहर निकाल दिया। जैसा कि ग्रो, सैलिगमैन (38॥87) 27) ने 
कहा है-..'सच्ची आर्थिक क्रिया परिणामतः सदाचारिक होनी चाहिए ।” इस प्रकार 
अर्थशास्री आर्थिक नीति के निर्माण मे नीतिशाख्र की उपेक्षा नही कर पाता । 


अर्थशः्र का नीतिशाख्र पर प्रभाव 


इसी प्रकार अर्थशास्त्र का नीतिशाख पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । आर्थिक 

परिस्थितियां मनुष्य के चरित्र तथा आचार-विचार पर गहरा प्रभाव डालती है । अमुक 

व्यवित् का आचार कैसा होगा. यह इस बात से निश्चित होता है कि वह अपनी 

आजीविका कैसे कमाता है । इस प्रकार अर्थशास्र और नीतिशाख्र मे घनिष्ठ सम्बन्ध 
। 


महावीर ने कहा-..'इच्छा का परिमाण नही करने वा । मनुष्य अधर्म से आजी- 


इच्छा परियाण के निष्कर्ष 


इच्छा-परिमाण' के निष्कर्ष सक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते है--- 
९ न गरीब और न विलासिता का जीवन । 


: धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण १११ 


२. धन आवश्यकता-पूर्ति का साधन है, साध्य नहीं । धन मनुष्य के लिए है, 
: मनुष्य धन के लिए नही है । 

३. आवश्यकता की सन्तुष्टि के लिए धन का अर्जन किन्तु दूसरों को हानि 
ह पहुचाकर अपनी आवश्यकताओ की संतुष्टि न हो, इसका जागरूक प्रयल । 
*.._ ४. आवश्यकताओ, सुख-सुविधाओ और उनकी संतुष्टि के साधनभूत धन-संग्रह 
: की सीमा का निर्धारण । 
* ५. धन के प्रति उपयोगिता के दृष्टिकोण का निर्माण कर संगृहीत धन मे 
» अनासक्ति का विकास । 
| ६. धन के संतुष्टि-गुण को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से 
: उसकी असारता का अनुचिन्तन । 

७. विसर्जन की क्षमता का विकास । 


जिज्ञासा: समाधान 


प्रशन-महावीर ने उत्पादन के विषय में क्या विचार दिये हैं ? 

उत्तर--महावीर ने उत्पादन के बारे मे कोई विचार नहीं दिया, किन्तु उत्तालव 
की समस्या के बारे मे विचार जरूर दिया है । आज उत्पादन वृद्धि गरीबी मिटने के 
लिए नही है, वह बाजार भावो को स्थिर करने के लिए है । अगर ज्यादा उत्पादन होता 
है तो उसे समुद्र मे डाल दिया जाता है, जिससे बाजार स्थिर रहे । उत्पादन का तक्ष 
गरीबी मिटाना नही, बाजार को स्थिर बनाए रखना है । यदि उत्पादन का लक्ष्य गरीबी. 
मिटाना होता तो लाखो टन अनाज समुद्र मे नही फेंका जाता । महावीर ने कहा- 
क्रूरतापूर्वक कार्य मत करो, मानवीय संवेदना को गौण मत करो । अगर मानवीय 
संवेदना रहेगी तो गरीबी और भूखमरी की स्थिति मे हजाये-लाखों टन खाद्य-पदार् 
नष्ट नही किये जाएंगे । 

प्रश्न-दो व्यक्ति बराबर श्रम करते हैं। एक के अच्छी उपज हो जाती है 
दूसरे के ओला-पाला पड़ जाता है। क्या यह पूर्वजन्म के कर्मो का फल नहीं है? 

उत्तर--इसमे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल क्यो माने ? वर्तमान का ही माने 
ले । कर्म का संबंध नही है, ऐसा नही कहा जा सकता । किसी घटना मे हो भी सकता 
है किन्तु इसमे एक कारण पवित्र भावना भी है। एक आदमी ने अच्छे विचार से खेती 
की, पवित्र मन से खेती की । दूसरे ने शुद्ध मन से नही की, खराब कल्पना आ गई। 
ऐसे में परिणाम बदल जायेगा । एक छोटी-सी कहानी है-- 

दो किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे । रास्ते मे साधु मिले । उनका सिर 
मुंडा हुआ था। एक ने देखा और सोचा-- 


मस्तक मुंड पाग सिर नाहीं। 
कड़प हुसी पर सिद्टा नाहीं। 


इसका माथा मुंडा हुआ है । इसलिए कड़वी तो होगी, पर सिट्टा नही होगा । 


दूसरे ने देखा उसके मन में भाव आया--- 
अब 


८; 


्ँ 


जिज्ञासा: समाधान 


एक देख ने हुयो खुशी। 
इणरे माथे जिसा सिट्टा हुसी । 


वह खुश हो गया । इतना बड़ा माथा है तो इसके बराबर ही सिट्ठे होगे। 

ठीक ऐसे ही हुआ । एक के खेत मे खूब बड़े-बड़े बाजरे के सिट्टे लगे, दूसरे 
खेत के मालिक को केवल कड़प से ही संतोष करना पड़ा । वैज्ञानिको ने इस विषय 
पर बड़ी शोध की, बहुत प्रयोग किये । एक पौधे को बड़े पवित्र भावो के साथ सीचा 
गया और दूसरे को अपवित्र भावो के साथ | पहला कुछ ही दिनो मे लहलहा उठा 
' और दूसरा मुरझा कर सूख गया । कर्म भी एक कारण हो सकता है पर हर जगह यही 
ः कारण हो, ऐसी बात नही है । ऐसा सोचना ऐकान्तिक बात होगी । 
मम बड़ा मुल्क है, फिर भी पाकिस्तान जैसे छोटे से देश से क्यों 
' उत्ता है ? 
.. उत्तत-दोनो एक-दूसरे से डर रहे है । हिन्दुस्तान को डर यह है कि पाकिस्तान 
. अपने को इतने आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है और अभी-अभी वहा के पूर्व 
: अधानमंत्री ने परमाणु हथियार होने की बात भी स्वीकार की है । डर यही है कि जब 
भी उसका उपयोग होगा, हिन्दुस्तान के खिलाफ ही होगा । ठीक ऐसा ही डर पाकिस्तान 
को भी है। दोनो देशो मे बेहिसाब गरीबी है। शिक्षा, चिकित्सा, खाद्यान्न जैसी 
समस्याओ से दोनो जूझ रहे है, किन्तु अविश्वास और डर दोनो को सुरक्षा पर भारी 
व्यय करा रहा है। यदि अविश्वास के बादल छंट जाएं, संदेह का माहौल न रहे तो 
भय भी विलीन हो जाए। 

प्रश्न-संग्रह और प्रभुत्व की मानसिकता में कैसे परिवर्तन आ सकता है ? 

उत्तर--वर्षो पहले की बात है । पूज्य गुरुदेव गंगाशहर मे विराज रहे थे । श्री 
राजीव गांधी वहां आए। गुरुदेव ने उनसे कहा--“आप इन्दिराजी को हमारा एक 
संदेश दे देना कि आज केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है और वह भी 
दग्डशवित के द्वारा । यह दण्डशक्ति एक सीमा तक आवश्यक हो सकती है, किन्तु 
यदि हृदय-परिवर्तन नही हुआ तो दण्डशक्ति के द्वारा किया जा रहा यह व्यवस्था- 
परिवर्तन कारगर नही होगा, स्थायी नही होगा ।' 

, एक सीमा तक दण्डशक्ति और उसके साथ हृदय-परिवर्तन का प्रशिक्षण--दोनो 
पाथ-साथ चले, तभी व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन हो सकेगा, प्रभुत्व की मानसि- 
फेता में बदलाव आएगा। * 

परिवर्तन का सूत्र है--व्यवस्था भी बदले, व्यक्ति का हृदय भी बदले । दोनो 


११४ महावीर का अर्थग॒त् 


संयुक्त रूप से चले, तभी परिवर्तन की परिकल्पना साकार हो सकेगी । 

प्रश्न-मनुष्य का कर्तव्य श्रेष्ठता में परिलक्षित होता है तो फिर श्रेष्ठता के 
बढ़ने में रुकावट क्‍यों डाली जाये ? उसकी सीमा क्‍यों की जाए? 

उत्तर--श्रेष्ठता के बढ़ने मे कोई रुकावट नही डाली जानी चाहिए और क 
वांछनीय भी नही है किन्तु श्रेष्ठता का मुखौटा पहनकर अश्रेष्ठता आए, इसकी रवावः 
अवश्य होनी चाहिए । आज खतरा इस बात का है कि वे साधन और सामग्रिया ग्लुष 
मे अश्रेष्ठता पैदा कर रही हैं। उनकी रुकावट-होनी चाहिए । 

किसी देश ने कैसर या एड्स की सफल दवा का आविष्कार किया। उम्चक 
आयात न हो, यह कभी वांछनीय नही हो सकता । हर वस्तु का विवेक के साथ संका 
होता है । यह नहीं होना चाहिए कि गौ मांस का भी निर्यात करे डालर या किसी अब 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के लिए। यह वांछनीय नही है । आज ऐसा हो रहा है कि बढ़िं 
वस्तुओ का तो निर्यात होता है । जहां पैदा होती है, वहां के लोगो को तो देखने के 
भी नही मिलती, दूसरे देशो में भेज दी जाती हैं और आयात होता है विलासिता के 
वस्तुओ का । रोटी की समस्या भी जहां न सुलझ रही हो, वहां विलासिता की वसुओे 
का आयात निरी मूर्खता के सिवा और कुछ नही है । कोई भी समझदार शासर्क गे 
दल सर्वप्रथम यह देखेगा कि राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है या नहीं। 
इस दिशा मे न सोचकर विलास-सामग्री का आयात करना क्या अम्रेष्ठता का प्रवेश 
नही है ? इसकी रुकावट अवश्य होनी चाहिए । 

प्रश्न-साम्यवादी शासन में नियंत्रण था पर अशान्ति नहीं थी। जैसे है 
३७३ आया है, समस्याएं गंभीर बन रही हैं। आप इस संदर्भ में कया सोच 
ही 

उत्तर--साम्यवादी शासन के सात दशक मे इतना नियंत्रण था कि आदमी वी 
यह सोचने की भी स्वतन्रता नही थी कि मै शान्ति मे हूं या अशान्ति में । एक यंत्र 
पुर्जा जैसा बना हुआं था। अब नियत्रण हटा है, कुछ सोचने की, बोलने और लिखी 
की स्वतन्त्रता मिली है, तव वह अपनी समस्याओ पर विचार कर रहा है। आज 
आभास मिलता है, शायद प्राथमिक आवश्यकताओ की जितनी कमी वहां है, उन 
और कही नही | विमान, तोप और ग्रक्षेपास्र बनाने वाले, अंतरिक्ष मे उपग्रह छोई' 
और प्रयोगशाला स्थापित करने वाले उस साम्यवादी देश में डबलरोटी के लिए + 
लम्बी लाइन लगती है । ये सारी विपरीत अवधारणाएं चली-- श्न-निर्माण ऑ' 
अंतरिक्षयान के निर्माण में तो अपरिमित राशि खर्च कर दी और आर्मी 


जिज्ञसा: समाधान ११५ 


आवश्यकताओ पर ध्यान ही नही दिया । अब लौहावरण के हटने पर सब कुछ साफ 
दिखाई देने लगा है कि वहां न तो कभी शान्ति थी और न अहिसा थी । इसकी बात 
अब वे करने लगे है । यह शान्ति और अहिसा की बात प्राथमिक आवश्यकताओ की 
पूर्ति के बाद ही समझ मे आती है। 

प्रश्न-संयुक्त परिवार की परम्परा टूट रही है। परिवार बिखरते जा रहे हैं। 
इसका मूल कारण कया है ? ; 

उत्तर--परिवार का मुखिया जितना सहिष्णु और संतुलित होना चाहिए, उतना 
आज नही होता, यह पहली कमी दिखाई दे रही है । पूज्य गुरुदेव ने परिवार या समाज 
के मुखिया के लिए एक सूत्र दिया था--समता, क्षमता और ममता का । ये तीन बाते 
हो तो परिवार बिखरेगा नही । मुखिया मे समता होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण सम 


. होना चाहिए। चार पुत्र है तो चारो के ग्रति समान दृष्टिकोण हो । क्षमता-- सहिष्णुता 
. भी होनी चाहिए । परिवार मे नाना रुचि के, नाना स्वभाव के लोग होते है । जहा तक 
. हो सके, उनकी बातो को सहन करना चाहिए । सबके प्रति ममता-- अपनत्व का भाव 
. रहे। यह परिवार को एक रखने का बहुत बड़ा साधन है । 


एक समस्या यह है--. वर्तमान मे आकर्षण बहुत पैदा हो गए है और अनेक * 


. गलत धारणाएं पैदा हो गई है । उनमे स्वतन्त्रता की मिथ्या धारणा प्रमुख है । चार भाई 


है, उनमे से तीन कमजोर है। पहले चिन्तन यह होता था-- एक भाई उन तीनो को 
साथ लेकर चलता था, उन्हे सहारा देता था। आज चितन यह हो गया है कि हम इनके 
भाथ पिछड़े क्यो रहे । विकास करे, आगे बढ़े, हमे इनसे क्या लेना-देना है ? इस 
स्वार्धवृत्ति के विकास ने भी परिवारों को तोड़ा है । वर्तमान का एक और चिंतन इसके 
लिए उत्तरदायी है---सभी स्वतन्र रहना चाहते हैं. कोई किसी के अधीन या पीछे चलना 


: नही चाहता । का सब ऐसे कारण है, जिनसे बिखराव की स्थिति बनती है । 


प्र्श्न अच्छी है, हर व्यक्ति नैतिक होना चाहता है किन्तु मौका 


'. आने पर अनैतिक बन जाता है, क्‍यों? 


| 


/ का ञ्‌ 


उत्तर--आप इस बात को समझ ले कि नैतिकता अच्छी है, आदमी नैतिक बनना 
चाहता है, मात्र इतने से ही वह तैतिक नही बन सकता | उसके लिए साधना और _ 
अभ्यास जरूरी है । जीवन विज्ञान यही तो कहता है कि अच्छी बाते पढ़ने से ही आद-. 
छा नही बनेगा। अच्छी बात का अभ्यास करने से आदमी अच्छा बनेगा कौन . 
अवित ऐसा है, जो अच्छाई और बुराई को नही जानता 2 किन्तु वह अच्छाई सीखने : 
भयास नहीं करता। आप सिर्फ एक सत्र को याद कर ले--“अच्छी बात 


११६, महावीर का अर्थशाद्ष 


पढ़ने-सुनने से आदमी अच्छा नही बनता, अच्छी बात का अभ्यास करने से आदमी 
अच्छा बनता है ।' 
प्रश्न-विकास की वर्तमान अवधारणा से चरित्र-विकास नहीं हो रहा है| क्या 
इसके लिए विकास के वर्तमान मानक उत्तरदायी हैं ? चरित्र-विकास के लिए क्या. 
करना चाहिए? 
उत्तर--प्रोडक्शन और कंजंक्शन--ये विकास के मानदण्ड बन गए। आए 
जानते ही होगे-- जिन राष्ट्री मे विकास की यह अवधारणा बनी, आज वहा भी अनईद. 
छिड़ गया है । विकास की यह अवधारणा टीक नहीं है, इस पर वहा भी बहस छिड़ी 
हुई है । विकास की अवधारणा को बदलना पड़ेगा । विकास की अवधारणा में चि 
की अवधारणा को भी जोडना पड़ेगा । पदार्थ मिले और उसके साथ चरित्र भी विकति 
हो तो वह विकास की एक समग्र अवधारणा होगी । आज की इस अधूरी सचाई 
अधूरी अवधारणा ने चरित्र को भ्रष्ट किया है, मानवीय मूल्यो का हास किया है औ 
इतनी अशान्ति दी है कि कल तक जो विकास की यह परिभाषा करते थे, आज उें 
भी एक नया चिंतन शुरू हुआ है । मार्क्सवादी चिंतको मे हक वकास की ३ 
आवधारणा को लेकर दो खेमे बन गए है । इसलिए विकास के बारे मे नए सिरे से 
सोचना होगा । अर्थशाख्त्रीय अवधारणा चारित्रिक मूल्यो से अनुभूत और अनुग्ा्िं | 
बने तभी उसके विकास की संभावना की जा सकती है । । 
- प्रश्न-महावीर की अर्थनीति के जो सूत्र हैं, वे पूंजीवाद की ओर ज्यादी बुक । 
है या साम्यवाद की ओर ? 
उत्तर-महावीर का दृष्टिकोण सापेक्षवादी दृष्टिकोण है ।अगर हम 3, 
रिद्धान्तो को पढ़े तो उन्हे सोशलिज्म की अपेक्षा विकेन्द्रित अर्थनीति कहे तो ज्या 
ठीक होगा ।जैसे साम्यवाद और पूजीवाद केन्द्रित अर्थनीति मे है, महावीर के दशा 
मे ये दोनो नही है ।दोनो से परे तीसरी विकेद्द्ित अर्थनीति पर महावीर के सूत्र ज्या 
फलित होते है । 
प्रश्न-एक ओर हम प्रकृति की बात करते हैं, कहा जाता है-- जीवो जीव 
जीवनम्‌ू दूसरी ओर हम अहिंसा की बात करते हैं । यह विरोधाभास क्यों ? 
. _ उत्तर--हमारी कठिनाई यही है कि हम किसी वात को सपपेक्ष दृष्टि से न 
देखते | जीवो जीवस्य जीवनम्‌--यह सापेक्ष बात है । जीव जीव का जीवन हैं, या 
समुद्र मे मछली के लिए लागू होता है । वहा एक जीव दूसरे जीव का भोजन है | हे 
नियम जंगली जानवरों, हिंसक पशूओ पर लागू होता है, मनुष्यों पर नहीं । मनु हर 





जिज्ञासा: समाधान ११७ 


लिए तो कहा गया--'मात्स्य न्याय नही होना चाहिए, बड़ी मछली छोटी मछली को 
खा जाती है, यह मात्स्य न्याय है। यह सिद्धान्त मनुष्य के लिए नही, उनके लिए है, 
जिनके पास और कोई विकल्प नही है। मनुष्य का अंथितत्र और नाड़ीतंत्र इतना 
558 है कि वह बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है । उसके लिए यह नियम लागू 
नही है । 
प्रश्न-देश काल की स्थितियां आज बदल रही हैं। ऐसे में कौन-सा रास्ता 
अपनाएं ? आवश्यकता की सीमा क्या हो ? 
उत्तर--पखा आवश्यक हो सकता है, इसमे कोई खास बात नही है । किन्तु 
सुविधा के नाम पर अनावश्यक को आवेश्यक न बनाए । होठो पर लिपस्टिक लगाना, 
पशुओ को मारकर उनकी खाल और बालो को पहनना, ओढ़ना--यह क्यो आवश्यक 
? बहुत सारी अनावश्यक बाते है, जिन्हे इस विज्ञापन की दुनिया ने आवश्यक बना 
दिया है। हमारी वासनाएं उभारी है इन कृत्रिम आवश्यकताओ ने । हम यथार्थ के 
आधार पर चले तो हमारे जीवन की जितनी मौलिक आवश्यकताए है, उन्हे एक 
आवश्यक सीमा तक तो स्वीकार कर ले, शेष को अस्वीकार करे तो ज्यादा हितकर 
होगा । एक समय था जब आदमी खुले प्रागण मे रहता था । खुली हवा, खुला प्रकाश । 
आज सब कुछ कितना बदल गया | बिजली का प्रकाश, पंखे की हवा । प्रकृति से 
जैसे दूर हो गए। आज ये अनावश्यक चीज़े आवश्यक जैसी बन गई है, किन्तु चितन 
स्वय करे कि इनसे हमे लाभ हुआ है या नुकसान ? स्वास्थ्य इनसे सुधरा है या बिगड़ा 
है? बीमारिया इन साधनो ने मिटाई है या बढ़ाई है ? यदि हम इस दृष्टि से सोचेगे 
तो सचमुच जीवन की कृत्रिम आवश्यकताओ से मुक्ति की बात समझ मे आ जाएगी । 
अश्न-क्या विकेन्द्रित अर्थनीति के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण जरूरी है ? 
पत्ता केन्द्रित हो और अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित -- यह संभव है ? 
उत्तर--विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था होगी तो शासन भी विकेन्द्रित होगा, समाज की 
>तस्था भी विकेन्द्रित होगी। यह कभी नही हो सकता कि सत्ता केद्धित है और 
अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित हो जाये । सत्ता विकेन्द्रित हो और अर्थव्यवस्था केद्धित हो, 
पह भी सभव नही । विकेन्द्रीकरण होगा तो सत्ता मे, अर्थव्यवस्था मे, जीवन की प्रणाली 
7 सब मे होगा । समाज-व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था-- दोनो साथ-साथ चलती 
। भत्ता-केन्द्रित अर्थव्यवस्था बनी तो साम्यवाद मे अधिनायकवाद जन्मा । जबकि 
ग्यवाद का सकल्‍्प था स्टेटलेस सोसायटी का। जहां अर्थव्यवस्था केन्द्रित होती 
४ पेहों अधिनायकवाद की अनिवार्यता हो जाती है । यह प्रमाणित हो चुका है इसलिए 


११८ महावीर का अर्थशा्र 


यह मान कर चले कि समाज-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, दोनो साथ-साथ बदलेगी | 
केवल एक को नही बदला जा सकता । 

प्रश्न-नये अर्थशास्त्र में आबादी पर कंट्रोल कैसे हो, इसका क्‍या प्रावधान 
है? 

उत्तर--हमारा चिंतन है -- आदमी भूखा और गरीब नही है तो आबादी नही 
बढ़ेगी । गरीबी के साथ आबादी का निकट का सम्बन्ध है। गरीबी जितनी बढ़ेगी, 
आबादी भी उतनी ही बढ़ेगी। जिस दिन भूख मिद जायेगी, पोषण ठीक मिलेग, 
आबादी की दर घट जायेगी । कुपोषण और जनसंख्या की वृद्धि का गहरा नाता है। 
कोई भी इसका विश्लेषण कर सकता है -- गरीब आदमी के जितनी संताने होती है, 
सामान्य आदमी के उतनी नही होती । 

प्रश्न--छठा कालखंड कब आएगा? क्‍या उस समय आने वाली स्थितियों 
को टाला जा सकता है? 

उत्तर--छठे आरे मे अभी हजारो वर्ष बाकी है। हो सकता है--इसी प्रकार 
औद्योगीकरण चलता रहे, ओजोन की छतरी का छेद बढ़ता चला जाए तो सभव है 
हजारो वर्ष बाद आने वाला कालखण्ड पहले ही आ जाए। 

आने वाली कठिनाइयो को, कालखण्ड को टाला जा सके, यह तो बड़ा कठिन 
काम है। आज भी यथार्थ पर चिंतन करने वाले लोग बहुत कम है और सुख-सुविधा 
पर चिंतन करने वाले बहुत ज्यादा है । हमने ऐसे लोगो को भी सुना है, जो कहते ऐ 
शराब पीते-पीते मर जाए तो चिन्ता की कौन-सी बात है । आखिर एक दिन तो मरना 
ही है। मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी हो गई है आज के आदमी की ।इस स्थिति मे क्या 
भविश्यवाणी की जा सकती है ? 

प्रश्न--मस्तिष्कीय परिवर्तन के लिए क्‍या करना चाहिए? उसका सर्वोत्तम 
उपाय क्‍या है ? 

उत्तर--यदि मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की पद्धति शिक्षा के साथ जुड़े तो व्यापक 
परिवर्तन की सभावना की जा सकती है । भीतर से बदलना है, मस्तिष्क का परिवर्तन 
करना है तो यह काम शिक्षा से शुरू करना होगा । 

प्रश्न-प्रकंपन का क्या सिद्धान्त है ? इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। 
क्या यह विज्ञान भारतीय दर्शन की उपज है ? 

उत्तर--प्रकंपन का पूरा एक सिद्धान्त है किन्तु जानकारी इसलिए नहीं है कि 
आज का विज्ञान महज चार सौ वर्ष पुराना है । भारत के विज्ञान से आप परिचित नहीं, 


जिज्ञासा: समाधान ११९ 


: है । साण का सार विज्ञान पश्चिम से आयातित है । आज की सारी शिक्षा चाहे वह 
रेक्नोलोजी की हो, साइंस की, पश्चिम से ली हुई है । प्राचीन भारतीय विद्या के साथ 
. हमार कोई संपर्क नहीं है। क्योकि वह सारी विद्या है सस्कृत, प्राकृत मे और आंज 
ये भाषाएं उपेक्षित है। सारा शिक्षण मुख्यतः अंग्रेजी के माध्यम से होता है। अंग्रेजी 
: कैमाध्यम से तो जो पाश्चात्य देशो मे हुआ या हो रहा है, वही चितन सामने आयेगा। _ 
इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते है कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीय 
विद्याओ का भी आज की शिक्षा मे समावेश होना चाहिए। सुना है--इलाहाबाद 
युनिवर्सिटी में एक ऐसा डिपार्टमेट बना है, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान पर खोज 
कोगा। इस सन्दर्भ मे कुछ साहित्य वहां से निकलना शुरू हुआ है। वहां के कुछ 
विद्वान हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि ऐसा काम हम वहां कर रहे है। इस 
संदर्भ मे वे हमारा सहयोग चाहते थे । वस्तुतः प्रकंपन,का सिद्धान्त भारतीय दर्शन ने 
हजाे वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया है। यदि हम भारत की आत्मा से जुड़े तो हमे ऐसी अनेक 
सचाइयों का साक्षात्कार होगा । विज्ञान जो कह रहा है, उस सत्य को भारतीय वैज्ञानिक 
क्‍ हजारे वर्ष पहले उद्घाटित कर चुके थे । हम अपनी संपदा को पहचाने तो इस सर्दर्भ 
में बहुत समृद्ध बन सकते है । 
प्रश्श--आचारशाख्रीय दृष्टि से अच्छे मानव का प्रारूप क्या हो सकता है ? 
उत्तर--आचारशाख्रीय दृष्टि से समाज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था आदि के संदर्भ 
हम देखे तो अणुव्रत की आचार-संहिता सामने आती है, वह अच्छे आदमी का एक 
[प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है । 
प्रश्श-फाइव स्टार होटल में रहना पसंद करने वाला व्यक्ति आंतरिक परि- 
वतेन की साधना कर पाएगा ? 
उत्तर--आतरिक परिवर्तन पर हमारा ध्यान नही गया इसीलिए व्यक्ति फाइव 
स्टर होटल में रहना चाहेगा। अगर संन्यासी है और वह आन्तरिक परिवर्तन की 
बा है तो उसका जीवन भिन्न प्रकार होगा ।आप देखेगे कि हम लोग जहा 
हर हैं, वहा पखा भी नहीं चलता, एयरकंडीशनर की तो बात ही दूर है। भीतरी 
गे का जब तक परिवर्तन नही करेगे, तब तक फाइव स्टार होटल मनुष्य के दिमाग 
पूमता रहेगा वस्तुत. व्यक्ति फाइव स्टार होटल मे नही रहता, उसके दिमाग मे फाइव 
स्टार होटल रहती है । 
राजा ने संन्यासी से कहा --- “आप भी महल मे रहे और मै भी महल में रहा 
हक पा रहा ?! संन्यासी ने कहा--कुछ ज्यादा फर्क नही रहा । फर्क बस इतना 
हे कि मे तुम्हारे महल में रहा और महल तुम्हारे मन में रहा ।' 


१२० महावीर का अर्थशाक्ष 


दिमाग से यह महल कैसे निकले, उसके लिए साधना की पद्धति थी ।ऐप्न 
अभ्यास करो तो परिवर्तन आयेगा । आज पुन. इस सचाई को जीने की जरूस है। . 
ऐसा होने पर ही आतरिक परिवर्तन की साधना के प्रति आकर्षण बढ़ेगा | क्‍ 

प्रश्म-सर्जन और विसर्जन के संदर्भ में महावीर , गांधी, मार्क्स और केसि 
के विचार क्या हैं? विसर्जन को किस रूप में लेना चाहिए ? 

उत्तर--महावीर का सारा चितन विसर्जन पर चलता है । अर्जन की कोई पर 
महावीर नही बतलाते । वे विसर्जन से अपनी बात शुरू करते है। अर्जन तो मु 
की प्रकृति है, आवश्यकता है, विवशता है, वह तो मनुष्य करेगा ही, किन्तु अर्ज के 
बाद विसर्जन कैसे करना है, महावीर यहा से अपनी बात शुरू करते है। गांधी जे 
आध्यात्मिक के साथ राजनीतिक व्यवितत्व*भी थे। वे विसर्जन की बात करो है 
ट्रस्टीशिप के रूप मे और अर्जन की बांत करते है सर्वोदयी व्यवस्था के रूप मे । उनके 
ये दोनो रूप है ।जो मार्क्स का चितन है वह सारा विसर्जन का है। अर्जन वहां है है 
नही । सारी संपदा राज्य की है । अर्जन की कोई बात ही नही है । इस अर्थ में महावीर 
के साथ उनकी बड़ी समानता दिखाई देती है। केनिज की दृष्टि मे विसर्जन की कोई 
बात नही है, केवल ... अर्जन और अर्जन ही उनका सूत्र रहा । अर्जन को इतना बढ़ाओं, 
जहां कोई सीमा ही न हो । 

हम विसर्जन को सहयोग के रूप मे ले। अर्जन हो, फिर उसी के अनुपात मे 
विसर्जन हो । 

प्रश्न--आर्थिक विकास की योजना के अभाव में क्या कोई नैतिक आदोलग 
हमारे देश में सफल हो सकता है ? 

उत्तर--यद्यपि नैतिकता शुद्ध आध्यात्मिक प्रश्क फिर भी इसे सामाजिक प्रिः 
स्थितियो, आर्थिक व्यवस्थाओ से कभी अलग नही किया जा सकता । जहाँ आर्थिक 
विकास होता है, वहा अनैतिकता नही होती, ऐसा नही है, फिर भी आर्थिक अभी वी 
स्थिति मे अनैतिकता पनपने को अधिक अवकाश रहता है । अधिक संभावनाएं रहती 
है | गरीब आदमी अधिक अनैतिक हो सकता है । हम मूल कारण को बदलना चाह 
है, उसके साथ-साथ निमित्तो को बदलने की बात को गौण नही कर सकते । दोनों वीर 
साथ चले । आर्थिक व्यवस्था सुधरे और साथ-साथ नैतिक विकास हो तो दोनों मं 
बहुत अच्छा संतुलन वन सकता है और स्थिति ठीक हो सकती है। इसलिए हु 
अपेक्षा है कि राजतंत्र और धर्म-तत्र दोनों मे योग होना चाहिए, दोनो मे समन्वय होंगी 
चाहिए । आज कठिनाई यही है कि दोनो मे समन्वय नही है । राजतन्त्र को क्षमता प्रात 


जिज्ञासा : समाधान १२१ 


है, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की किन्तु वह आर्थिक व्यवस्था सुधारने पर भी 
वैतिकता का विकास कर सके, ऐसी क्षमता उसके पास नही है । उस तत्र मे यह अर्हता 
भी नही है कि उसके द्वारा नैतिकता का विकास किया जा सके। धर्म-तत्र के पास 
वैतिकता के विकास की क्षमता है, किन्तु उसके पास आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की 
शक्ति नही है । इसलिए दोनो मे अधूरापन है । जो राजतंत्र व्यवस्था को बदल सकता 
है, उसके पास दण्ड की शक्ति है। जो हृदय को बदल सकता है, आत्मानुशासन 
विकसित कर सकता है, उसके पास दण्ड की शक्ति नही है। इसलिए नैतिकता का 
काम सर्वमान्य हो सके, यह नही कहा जा सकता और दण्डशक्ति का काम बाध्यता 
से मान्य होने पर भी वह हृदय को बदल सके, ऐसा भी नही कहा जा सकता मुझे 
लगता है कि इस समस्या का सरल समाधान यही हो सकता है कि राज्य-शासन और 
धर्म-शासन-- दोनो मे समन्वय साधा जा सके । समन्वय की अपेक्षा दोनो अनुभव 
कर सके तो एक ओर आर्थिक व्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया चले और दूसरी ओर 
आधिक विकास के साथ-साथ आने वाली विकृतिया, अर्थ के अभाव मे आने वाली 
विकृतिया जो है, उन विकृतियो की ओर जनता का ध्यान बराबर आकर्षित किया जाता 
रहे । अगर ऐसा समन्वय होता है तो समस्या का समाधान लगता है अन्यथा यह प्रश्न 
बना ही रहेगा । 

प्रश्न-परिग्रह पर सबसे अधिक बल देने वाले जैन लोग धनादय कहे जाते 
है। अपरिग्रह में से संग्रह का धर्म कैसे प्राप्तहो जाता है? ..“. 

उत्तर--प्रकाश मे से अंधकार कैसे निकलता है, यह प्रश्न जब सामने आता है 
ते फिर सोचने के लिए कुछ शेष नही रह जाता । प्रकाश और अधकार मे कोई सम्बन्ध 
ही नही है। किन्तु कभी-कभी भ्रान्ति हो जाती है और भ्रान्तिवश यह प्रश्न भी पूछ 
लिया जाता है । 

अपरिग्रह मे से परिग्रह कभी नहीं निकलता । जैन धर्म अपरिय्रहप्रधान भी है, 
अहिसाप्रधान भी है, अनेकान्तप्रधान भी है, सब कुछ है, वह तो सिद्धान्त है । अनेकान्त 
एक सिद्धान्त है । अपरिग्रह एक सिद्धान्त है । अहिसा एक सिद्धान्त है । सिद्धान्त होना 
एक बात है, उसका पालन होना दूसरी बात है । 

सिद्धान्त अपनी उच्च भूमिका मे प्रतिष्ठित होता है। उस वक पहुचने के लिए 
कितनी लम्बी यात्रा करमी होती है। यह भी हम जानते है । एक व्यक्ति अभी चला | 
चल सकता है, पहुच सकता है | इसी क्षण चला और इसी क्षण वह मंजिल तक पहुंच 
जाएगा, यह मान लेना एक बहुत बडी भ्रान्ति है। आज कोई धर्म का आचरण शुर 
करता है, जैन बनता है और जैन बनते ही वह अपरिग्रह तक पहुंच जाएगा, यह तो 


१२२ महावीर का अर्थशात्र 


बहुत आश्चर्य की बात है। अगर ऐसा हो, चुटकी मे ही सारा सध जाए, जैन बनते 
ही अपरिग्रही बन जाए, तब तो धर्म की यात्रा इतनी छोटी है, साधना की यात्रा इतनी 
छोटी है कि जब व्यक्ति चाहे, जब साधना का सपना देखे और सिद्धि तक पहुंच जाए। 
कुछ करने की जरूरत ही नही । मुझे आश्चर्य है कि यह भ्रम पलता है और के 
चलता है ? _ 

जैन समाज एक सिद्धान्त को मानकर चलता है कि अपरिग्रह उनका एक आदर्श 
है और लक्ष्य है । यहां तक उन्हे पहुंचना है । मुनि के लिए भी ठीक बात है। वह 
अपरिग्रही होता है, सब कुछ छोड़ देता है । किन्तु समाज के लिए तो अपरिग्रह एक 
सिद्धान्त है, उसके लिए कोई मंजिल नही है । समाज अपरिग्रह के आदर्श को सामने 
रखकर इच्छा-परिमाण का अणुव्रत स्वीकार करता है ।वह इच्छा पर थोडा-थोड़ा 
नियमन शुरू करता है ।जो मुक्त इच्छा है, उसे कम किया जाए और कम किया जाए 
और कम किया जाए तो वह इच्छा-परिमाण की दिशा मे प्रस्थान करता है । उस दिशा 
मे गति होती है और गति होते-होते जो लोग अंत तक पहुंच जाते है, फिर वे अपरिगह 
तक भी पहुच सकते है। किन्तु पूरा जैन समाज अपरिग्रह तक पहुच जाएगा, इसका 
अर्थ तो यह हो गया है कि सारा समाज मुनि बन जाएगा, संन्यासी बन जाएगा। 

भगवान्‌ महावीर ने मुनि के लिए अपरिग्रह का विधान किया है, गृहस्थ के लिए 
उन्होने अपरिग्रह जैसे शब्द का प्रयोग नही किया । उन्होने इच्छा-परिमाण की बात 
कही । श्रावक को इच्छा-परिमाण करना चाहिए। जो अनन्त इच्छा है, उसकी कोई न 
कोई सीमा करनी चाहिए। 

सीमा के लिए उन्होने दो बाते बतलायी । पहली बात---अर्जन के साधन अशुद्ध 
नही होने चाहिए, अप्रामाणिक नही होने चाहिए। महावीर की पूरी आचार सहिता है 
गृहस्थ के लिए उसमे अप्रामाणिकता के जितने व्यवहार है, उन सबका वर्जन किया 
है । मिलावट, असली वस्तु दिखा कर नकली वस्तु दे देना, धोखाधडी करना, धरोहर 
हड़पना आदि-आदि अप्रामाणिकता के जितने सूत्र है, साधन है, वे सब वर्जित है । 

दूसरी बात है-- अर्जित धन का उपयोग अपने विलास के लिए न किया जाए | 
व्यक्तिगत संयम किया जाए। 

ये दोनो बाते होती है तो फिर कितना ही कमाए, इस पर कोई नियंत्रण नही होता | 
एक व्यक्ति शुद्ध साधन के द्वारा कमाता है । हो सकता है कि लाख रुपया भी मिल 
जाए, करोड़ रुपया भी मिल जाए । कमा लेने पर उसका उपयोग वह अपने लिए नहीं 
करता, अपने लिए पूरा सयम वर्तता है । जैसा आनन्द श्रावक का जीवन था । करोड़ों 


लॉ ना 


/ जिज्ञासा: समाधान १२३ 


» की संपदा करोड़ो का व्यापार किन्तु अपने लिए बहुत संयमी । इतना सीधा-सादा 
: जीवन कि जो एक सामान्य आदमी भी नही रख पाता । 
ये दो शर्ते है गृहस्थ के लिए अपरिग्रह की प्रारम्भिक भूमिका की , ये दोनो 
! महत्त्वपूर्ण है। जेन सम्रोजू इन दोनो बातो को स्वीकार करे तो एक बहुत बड़ी भ्रान्ति 
मिट सकती है। ' 
पर मुझे लगता है कि कोई भी समाज धर्म का अनुयायी होता है, धर्म का सहयात्री 
नही होता। प्रत्येक धर्म की यही स्थिति है ।लोग धर्म के पीछे चलते है, धर्म के साथ 
नहीं चलते । अब उन अनुयायियो से यह अपेक्षा रखना कि अपरिग्रह का सिद्धान्त 
. फलित हो, यह मुझे संभव नही लगता है । 
प्रशन-मांसाहार का निषेध न कंरने वाले मोहम्मद साहब ब्याज को हराम 
बताते हैं और अहिंसा में विश्वास करने वाले जैन लोग ब्याज का धंधा करते हैं। 
ऐसा क्‍यों ? 
उत्तर--ब्याज के विषय मे जैन साहित्य मे दोनो प्रकार की बाते मिलती है । जैन 
श्रीवक ब्याज का व्यवसाय करते थे, ऐसा भी मिलता है और ब्याज को महाहिसा मानने 
वाले व्यक्ति भी मिलते है। आचार्य जिनसेन ने ब्याज को महाहिसा का आरम्भ 
वतलाया है और उसको श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य बतलाया है । दोनो प्रकार की 
बाते मिलती है । ब्याज एक उलझा हुआ प्रश्न है । इसके दो पहलू है -- एक सहयोग 
का पहलू है, दूसरा शोषण का पहलू है। जैसे असमर्थ लोगो को सम्पत्ति न मिले तो 
बहुत बड़ी कठिनाई होती है । एक उपाय था कि असमर्थ लोगो को सम्पत्ति उपलब्ध 
करायी जाए और बदले मे थोड़ा-बहुत ले लिया जाए। इस प्रेरणा से लोग दूसरो को 
सपत्ति देते और असमर्थ लोग अपना काम चलाते । यही प्रारम्भिक प्रेरणा ब्याज की 
रहो होगी। यह सहयोग का पहलू है । इसे अस्वीकार नही किया जा सकता । किन्तु 
भवृत्ति का जब विकास होता है, तब प्रारम्भिक प्रेरणा बदल जाती है और नयी-नयी 
प्रैरणा जाग जाती है । सहयोग की प्रेरण! पमाप्त हो गयी और स्वार्थ की प्रेरणा बलवान्‌ 
सेन गयी । ब्याज देते-देते इतना शोषण शुरू हो गया कि उस बेचारे असमर्थ की 
असमर्थता का चुरुपयोग होने लग गया | विवशता का महान्‌ दुरुपयोग हुआ । इस 
दृष्टि से व्याज बहुत निन्दनीय बन गया। 
मोहम्मद साहब ने ब्याज का निषेध किया, उस भूमिका मे उन्होने बिल्कुल ठीक 
। क्योकि उस काल मे, मध्य युग मे, व्यापार सहयोग की प्रेरणा को भुला चुका 
_  व्याज का सारा धधा शोषण पर ग्तिष्ठित हो गया था । उस स्थिति को उन्होने 
देखा और उसका निषेध किया । आज भी बैंकिंग का धंधा चलता है, वह पूरा व्यवसाय 


८5 


१२४ महावीर का अर्थशाम् 


एक ब्याज का ही धधा है। वह सामुदायिक है, इसलिए शोषण वाली बात नहीं है। 
परिष्कृत रूप है । इसलिए उस ओर किसी का ध्यान नही जाता । जो लोग ब्याज का 
निषेध करने वाले है, वे भी उसका उपयोग करते है । 

इन दोनो दृष्टियो से जब मै सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ब्याज सर्वथा परिहार 
ही है, ऐसा भी नही कहा जा सकता और सर्वथा वांछनीय है, ऐसा भी नहीं कह जा 
सकता । यदि पद्धति का परिष्कार हो, सहयोग की प्रेरणा को पुन. कोई जगा सके वे 
इसकी उपयोगिता को भी अस्वीकार नही किया जा सकता । इसके साथ मे जो शोषण 
की बात जुड़ गयी है, वह चलती रहे तो ब्याज की वर्जनीयता को भी अस्वीकार रही 
किया जा सकता । 

हमने देखा है, जहां इतनी विवशता और वर्जना हो जाती है कि बहुत ही गहर 
शोषण होता है । बाध्य होकर उन्हे सारा चुकाना भी पड़ता है । यह स्थिति बिल्कुल 
अवाछनीय है । हमे दोनो पहलुओ से विचार कर इस पर चिन्तन प्रस्तुत करना चाहिए 
और वर्तमान समस्या के सदर्भ मे इस प्रश्न को उजागर करना चाहिए कि ब्याज के 
साथ जो वैयक्तिक स्वार्थ और शोषण जुडा है, वह ब्याज से निकल जाए। अगर यह 
निकल जाता है, केवल सहयोग जैसा सूत्र-सबंध रहता है, जैसा कि आज बैंकिंग की 
हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसे सर्वथा त्याज्य मानने जैसी बात भी व्यवहार वी 
भूमिका पर नही आती ।शायद इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने जहां अप्रामाणिकता के 
सारे ख्रोतो का निषेध किया, वहा ब्याज का कोई उल्लेख नही किया । ऐसा लगता है 
कि उस समय यह पहलू इतना स्पष्ट नही था और केवल सहयोग के आधार पर ही 
सारा काम चलता था । मध्यकाल की परिस्थिति ने इस प्रश्न को यह रूप दिया औः 
उस दृष्टि से मोहम्मद साहब के कार्य को बहुत औचित्यपूर्ण माना जा सकता है । उन्होने 
एक शोषणपूर्ण कार्य के प्रति चेतना जगायी । जैन समाज के लिए पूर्वकालीन प्रश है 
मध्यकालीन प्रश्न है और आज का प्रश्न है । आज के युग के संदर्भ मे जैन समाज 
के सामने प्रश्न यही है कि उसकी उपयोगिता को समाप्त करने की दिशा मे नहीं किन्तु 
उसके साथ जो शोषण जुड़ गया है, उस शोषण को समाप्त करने की दिशा में कोई 
कदम उठे । ज 

प्रश्त-अहिंसा से अपरिग्रह फलित होता है या अपरिग्रह से अहिंसा फर्लिंत 
होती है ? 

उत्तर--अहिंसा परमो धर्म. का घोष जैन धर्म का महान्‌ घोष माना जाता है | 
इसमें कोई सचाई नहीं है, यह में कैसे कहू, पर मैं इस सचाई को उलट कर देखता हूं | 
“अपरियग्रह. परमो धर्म:' यह पहली सचाई है और अहिंसा परमो धर्म. यह इसके बाद 


जिज्ञासा : समाधान श्र्ष 


होने वाली सचाई है । यह सर्वथा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य हिसा के लिए परिग्रह 
का सचय नही करता, किन्तु परिग्रह की सुरक्षा के लिए हिसा करता है । जैसे-जैसे 
अपरिग्रह का विकास होता है, वैसे-वैसे अहिसा का विकास होता है । परिग्रह का 
केन्र-बिन्दु मनुष्य का अपना शरीर होता है| वही से परिग्रह की चेतना फैलती है । 
धार्मिक व्यक्ति धर्म की साधना को कायोत्सर्ग या देहाध्यासमुक्ति से प्रारम्भ करता 
है। शरीर का ममत्व जैसे-जैसे कम होता है, वैसे-वैसे प्ररिग्रह की मूर्च्छा कम होती 
जाती है । शरीर की मूर्च्छा त्यागने वाला ही अल्पवस्र या अवख्र हो सकता है । 

मनुष्य चेतनावान्‌ प्राणी है । चेतना यात्रिक नही होती, इसलिए सब मनुष्य समान 
नही होते । उनमे रुचि, विचार, चिन्तन और सस्कार की भिन्‍नता होती है, इसलिए 
अचेतन जगत्‌ की भाति चेतन जगत्‌ के लिए कोई सार्वभौम नियम नही बनाया जा 
सेकता। अपरिग्रह-प्रधान-धर्म को मानने वाले सभी अपरिग्रही हो जाते है--इस 
सभावना मे सचाई नही लगती । अपरिग्रह सिद्धान्त को मानकर चलने वालो मे से 
कुछ लोग अपरिग्रही निकल सकते है, किन्तु सब के सब अपरिग्रही हो जाए--यह 
सभव नही है। हमारा चिन्तन इसलिए उलझता है कि हम धर्म के अनुयायी और 
धार्मिक को एक ही तुला पर तोलने लगते है । धर्म का अनुयायी वह होता है, जो धर्म 
को अच्छा मानकर चलता है, किन्तु उसका आचरण करने मे सक्षम नही होता । धार्मिक 
वह होता है, जो धर्म के सिद्धान्तो को अच्छा भी मानता है और उसका आचरण करने 
में सक्षम भी होता है। जैन धर्म के अनुयायी सभी अपरिग्रही होगे, ऐसी कल्पना 
अतिकल्पना होगी । 

लोग धर्म की प्रभावना करने वाली प्रवृत्तियो मे रस ले सकते है, धर्म के आचरण 
मे उतना रस नही ले सकते । वे धर्म की व्यावहारिक भूमिका पर कार्य कर सकते है, 
किन्तु धर्म की आत्मा का स्पर्श नही कर सकते | यह दो धुवो की दूरी मनुष्य की 
आतरिक क्षमता से उत्पन्न दूरी है। इनके बीच मे सिद्धान्त का सूत्र जुडा हुआ है, 
इसलिए अनुयायी वर्ग भी कुछ-कुछ सयम का अभ्यास करता है, पर वह व्रती जीवन 
नही जी पाता । वास्तविकता को हम अस्वीकार न करे । धर्म के अनुयायियो, धर्म के 
भैति सम्यग्‌ दृष्टि रखने वालो और धार्मिक या व्रती जीवन जीने वालो से एक प्रकार 
को अपेक्षा न रखे । 


१२६ महावीर का अर्थशात्व 


महावीर और अर्थशास्त्र 


महावीर का अर्थशास्त्र प्रवचनमाला पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के सानिध्य मे 
सम्पन हुई । प्रवचन माला का समापन अणुव्रत अनुशास्ता के मंगल उदबोधर 
से होता । उनके उदबोधन एक नई दृष्टि लिए हुए थे । प्रस्तुत अध्याय में अपुवत 
अनुशास्ता के उन्ही महत्त्वपूर्ण विचारो का आकलन है । 











आज जो कहा जः रहा है, वह पचास वर्ष पहले कहा जाता तो लोग सुनने को 
तैयार नही होते । ऐसा इसलिए कि आज लोग इतनी दुविधा मे फंस गए है कि कह 
शान्ति नही है । वें खोज रहे है कि कही से शान्ति का रास्ता मिले | कवि ने कहा है- 


नीकी पै फीकी लगे, बिना समय की बात। 
जैसे योद्धा युद्ध में नहिं सिंगार सुहात॥ 
योद्धा के सिंगार की बात अच्छी है, किन्तु वह समय पर होनी चाहिए। युड ' 
शास्त्र धारण करके जाते समय श्रृंगःर-प्रसाधन करना समयोचित बात नही है । इसति' 
आज की हमारी यह बात सामयिक है और निश्चय ही सबको अच्छी लगेगी । 
संगति केसे हो ? 
प्रश्न होता है--महावीर और अर्थशाख--इसकी संगति कैसे बैठेगी ? महावीर 
वीतराग है, तीर्थकर है, राग से विमुक्त है, वे अर्थशास्त्र की बात कैसे करेगे? है 
सिद्ध महावीर की बात नही कर रहे है, साधक महावीर की बात कर रहे है। सिंड 
महावीर अर्थ की बात नही करेगे | महावीर तीर्थकर है तो भी वे साधना मे हैं। 5 
समय महावीर हर बात कहने के अधिकारी है। आचार्य हेमचनद्ध ने लिखा-- 
'एतच्च सर्व सावद्यमपि लोकानुकम्पया | 
स्वामी प्रवर्तयामास, जानन्‌ कर्तव्यमात्मन: ॥ 
तीर्थंकर ऋषभदेव ने युगानुकूल मार्गदर्शन दिया-- कृषि कैसे करनी चाहिए 
हाथ मे कैसे लेनी चाहिए, श्रम कैसे करना चाहिए, उपार्जन कैसे करना चाहिए 


महावीर और अर्थशा्र १२७ 


विवाह कैसे करना चाहिए -- ये सारी बाते बतलायी । वे जानते थे कि ये बाते सावद् 
है, किन्तु उन्होने इन सबको सावद्य मानते हुए भी अपना कर्तव्य मानकर लोकानुकम्पा 
से इनका प्रतिपादन किया । महावीर ने भी ऐसा ही किया । उन्होने कहा--सबके सब 
साधु नही है, साधक नही है, ससारी है । उनका पथदर्शन अगर हम नही करेगे तो कौन 
करेगा ? 

महावीर ने गृहस्थ के लिए महाव्रत की बात नही कही, अणुव्रत की बात कही । 
त्याग की बात नही कही, सीमित भोग की बात कही ! यह उनकी अनुकपा है। इस 
दृष्टि से महावीर का अर्थशाख-- इस कथन मे सगति है । 


शाश्वत के प्रवक्ता 


वैज्ञानिक भी चितक है और महावीर भी चितक है। कभी कभी यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि वैज्ञानिक कहा से कहा पहुच जाते है। आश्चर्यचकित कर देने 
वाली है वैज्ञानिकों की खोजे । अन्तर एक ही है--वैज्ञानिकों का चितन बहुत गहरा 
होकर भी तात्कालिक है, त्रैकालिक नही है । महावीर का चितन त्रैकालिक है । वैज्ञानिको 
का चिंतन त्रैकालिक होता तो फ्रिज की बात न आती । जब चाहे वस्तुओ को ठण्डा 
या गर्म रखने वाली मशीन का आविष्कार नही होता । आज इनकी व्यर्थता सामने आ 
गई है। क्योकि ये तात्कालिक हैं, त्रैकालिक नही हैं | जितनी भी चीजे वैज्ञानिको ने 
आविष्कृत की है, मुझे लगता है कि वे तात्कालिक है । कुछ काल के पश्चात्‌ उनकी 
निरर्थकता हमारे सामने आ जाती है । 

महावीर ने हजारो वर्ष पहले जो बात कही, वह आज भी हमारे बडे काम की है, 
आगे भी रहेगी। उन्होने यंत्रों के आधार पर अन्वेषण नहीं किया, आत्मा के आधार 
पर किया, अनुभूति के आधार पर किया। यत्र भौतिक है, अनुभूति आत्मिक है। 
आत्मिक अनुभूति त्रैकालिक होगी, तात्कालिक नही होगी । | 

कहा गया-- इच्छाओ का नियंत्रण करे । इस बात को लोग कभी बकवास _ 
मानते थे । कल्पना करना छोड़ दो, यह कहना कितनी मूर्खता की बात है । इससे तो 
देश का विकास ही अवरुद्ध हो जायेगा । लोग कहते --- आप अपने श्रावकी को 
प्रेरणा नही देते, ये सब ऐसे ही रह जाएगे । आज चारो ओर से आवाज उठ रही है 
कि सीमा होनी चाहिए। 
अध्यात्म और भौतिकवाद का समन्वय 


महावीर ने अध्यात्म और भौतिकवाद का समन्वय किया । ग्राचीनकाल मे 


१२८ महावीर का अर्थशात्त 


प्रश्न उठता था-- 'ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या ” बह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है। क्या 
जगत्‌ को मिथ्या माने, जो सामने दीख रहा है ? जो चीज सामने दिखाई दे रही है. वह 
मिथ्या कैसे हुई ? महावीर ने कहा--भौतिकवाद सत्य है और आत्मा-भी सल है। 
क्या पुदूगल सत्य नही है ? जीवन सत्य है तो क्या मृत्यु सत्य नही है ? दोगे सत् 
॥ 

महावीर ने जो कुछ कहा, अनुभूति के आधार पर कहा। उन्होंने कहा-एक 
साथ किसी को आध्यात्मिक बनाना चाहोगे, असफल हो जाओगे [उसे इस दिशाओं 
धीरे-धीरे आगे बढ़ाओ | उसकी भूख को बढ़ाओ, ज्ञान-पिपासा को तेज करो, अपर 
आप काम हो जायेगा ।वस्तुत: आज के भटके हुए मानव को रास्ता दिखाने की बढ़ 
अपेक्षा है। आज सारा संसार आर्थिक बन रहा है। अर्थ ही प्रधान है, इस मनोवृत 
को कैसे बदले ? इस दिशा मे निरन्तर प्रयल होना चाहिए। 
विकास की अवधारणा 


अर्थ-विकास भी एक विकास है । विकास की अपनी-अपनी अवधारणा है। हम 
कोई नियम किसी पर थोष नही सकते । कहा जा रहा है--कोई व्यक्ति दरिद्र मी 
रहना चाहिए, किन्तु धनकुबेर क्यो बने ? 

एक दरिद्र व्यक्ति किसी राजा के पास गया । जाकर बोला--राजन्‌ ! मैं सिद्ध 
हो गया हूं। मै सबको देखता हूं, मेरी ओर कोई नही देखता । 


रे दारिद्धय नमस्‍्तुभ्यं, सिद्धोह त्वत्नसादत:। 
सर्वानहं च पश्यामि, मां न पश्यति कश्चन॥ 
दारिद्र््य तुझे नमस्कार है । तेरी कृपा से मै सिद्ध हो गया हूं। मै सबको देखा 
हूँ, किन्तु मुझे कोई नही देखता । 
ऐसा दारिद्रय हम नही चाहते और दरिद्र आदमी धार्मिक भी शायद नही व 
सकेगा। खाने को रोटी नहीं है, तो धर्म क्या करेगा ? हमारा चिंतन न तो आर्थिक 
दारिद्रय का है और न धन को बढ़ाने का है। 
आवश्यकता पूर्ति सवकी होनी चाहिए, किन्तु जहां औरो के स्वार्थ की बलि हे, 
ऐसी आर्थिक सम्पनता कभी भी काम्य नही होगी और न होनी चाहिए । समय-समय 
की अवधारणाए भिन-पभिन होती हैं और भिल-भिन अवधारणाएं सामयिक होती 


न 


हैं । तात्कालिक वात का आकर्षण ज्यादा होता है । 


महावीर और अर्थशाख्र १२९ 
अर्थ किसलिए 


अर्थ आखिर है किसके लिए? वह सुखी जीवन के लिए ही तो है । वह स्वयं 
को, परिवार, समाज और राष्ट्र को सुखी बनाए। चिन्तन तो यही है, किन्तु वह ज्यादा 
दुखी बनता जा रहा है । ऐसी स्थिति मे फिर से एक बार विचार करना पड़ेगा। हम 
अर्थशा्र के विद्यार्थी नही है, धर्मशाख्र के विद्यार्थी है । किन्तु हर शा्त्र दूसरे शाख्र 
पे जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी अन्य विषय पर विचार करते समय अर्थ के विषय मे 
भी हम विचार करते है । 

मात्र अर्थ से कोई सुखी नही बन सकता । भगवान्‌ महावीर के पास दो व्यक्ति 
आए। एक सम्राट्‌ श्रेणिक और दूसरा श्रावक पूनिया । सम्राट्‌ श्रेणिक उस समय का 
सबसे बढ़ा व्यक्ति था। उसकी सम्पत्ति का कोई पार न था पूनिया श्रावक पूनी कात 
क जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति था । महावीर से पूछा गया -- आपकी दृष्टि 
में मह्त सम्राट्‌ श्रेणिक का है या पूनिया का ? महावीर ने कहा--'दोनो का । सम्राट्‌ 
श्रणिक के कारण हजारो-हजारो व्यक्ति मेरे पास आएंगे । दूसरी ओर पूनिया जितना 
पतोषी और सुखी है उतना सुख और संतोष सम्राट स्वण मे भी प्राप्त नही कर सकता ।! 
सुखी जीवन के सूत्र 


हम चाहते है-- मनुष्य का जीवन पूनिया की तरह शान्त, संतुष्ट और सुखी हो । 
पर दृष्टि से महावीर ने कहा--हर व्यक्ति अर्थार्जन करते समय पांच बातो का ध्यान 
7 

किसी का बन्धन न हो । 

किसी का वध न हो । 

किसी का अंग-भंग न किया जाये । 

किसी पर अतिभार न लादा जाये । 

किसी की आजीविका का विच्छेद न किया जाए। ! 
का निर्देश सुखी जीवन के लिए है। इनके बिना कोई मनुष्य सुखी नही बन 

| 


चिन्तन बदले 


अर्थशाद्र की हमारी अवधारणा यह है कि अर्थ के बिना आदमी जी नही सकता । 
अदिशय अर्धार्जन भी आदमी को सुख से जीने नही देगा। इस संदर्भ मे अल्पेच्छा, 


) 


१३० महावीर का अर्थशा्ष | 


अल्पारम्भ , अल्प परिग्रह का सिद्धान्त ही सही दृष्टि देने वाला है। गाधीजी इसका 
प्रयोग अक्सर किया करते थे । वे प्रयोकता थे, मात्र उपदेष्ट नही थे । अमेरिकी पका _ 
लुई फिशर गांधी जी के पास आए | सेवाग्राम मे कुछ दिन रहने की इच्छा व्यक्त की । 
मांधीजी की स्वीकृति मिल गयी । वहा की गर्मी मे रह कर लुई फिशर की हालत 
खराब हो गयी । गांधीजी उसकी शक्ल देखकर समझ गए, बोले--तुम्हे एयरवंडीश 
की जरूरत है, अभी लाता हू । पानी का एक बड़ा टब मंगाया, उसके पास दो स्टूल 
रख दिये । लुई फिशर स्टूल पर बैठ गया, उसने अनुभव किया--गर्मी शान्त हो गये 
है | वह प्रसन्‍न हो गया । हि 

चिंतन समयोचित होना चाहिए। हम मानते है, हर व्यक्ति अर्थ से परे नहीं हे 
सकता किन्तु अर्थ के बारे मे आज जो चिंतन चल रहा हैं, उसे बदलना होगा तभी वह 
सबके लिए सार्थक बन सकेगा । 


हिंसा और अर्थ 


एव प्रश्न है-- अहिंसा और अर्थ--इनका आपस मे क्या संबंध है ? जहा अर 
है, वहा हिसा अनिवार्य है । कहा भी गया है---'अर्थ अनर्थ का मूल है ।' जितनी हिसमा 
होती है, अर्थ के लिए होती है । हिसा के लिए अर्थ नही होता हिन्दुस्तान-पार्किस्ता! 
के युद्ध के समय हम दिल्ली मे ही थे । उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के कु 
प्रोफेसर आए । उन्होने कहा--''आचार्यश्री | आपके सामने तो बड़ी परेशानी खड़ी हे 
गयी होगी । इस समय भारत-पाक युद्ध चल रहा है और आप हिंसा को मानते नहीं 
है ।' मैंने कहा--'आप क्या कह रहे है ? जैन राष्ट्र से अलग है क्या? जो राष्ट्र वी 
स्थिति है, वही जैनो की भी है । जैन लोग क्या सबके सब संन्यासी है ? क्या गृह 
नहीं है? क्या उन्हे सुरक्षा की जरूरत नही हैं? अर्थ है तो हिंसा सामने रहेगी। जैन 
सम्राट्‌ हुए हैं, जैन सेनापति हुए है। उन्होने अनेक युद्ध लड़े हैं ।” मेरी बात से उन्हे 
संतोष मिला । 

जहां अर्थ है, वहां हिंसा और अशान्ति रहेगी । महावीर ने सीमा और सम 
करने का निर्देश दिया । इससे ऐसा ब्रेक लग जाता है कि फिर इसके बढ़ने की संभावतरी 
नहीं रहती । पचास वर्ष पहले यह बात समझ मे नही आती थी, आज आ रही हे 
हिंसा और अशान्ति बहुत बढ़ गए है । इसके लिए सबसे बड़ा उपचार है सीमाकरण। 
प्रश्न उपयोगिता का 


यह दृष्टिकोण नही होना चाहिए--जो उपयोगी है, हम उसे ही स्वीकार करे | 


महावीर और अर्थशार््र १३१ 


उपयोगी को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु सभी उपयोगी बातो को स्वीकार कर 
लिया जाये, यह ठीक नहीं है । जो आज उपयोगी है, वह कल नही भी हो सकता है । 
उसका तात्कालिक उपयोग है, त्रैकालिक नही है । हम तात्कालिक चीजो पर ज्यादा 
ध्यान देते है, त्रैकालिक पर ध्यान नही देते है। जितने भी अर्थशाख्त्री हुए है, उन्होने 
वात्कलिक पर ज्यादा ध्यान दिया। महावीर ने त्रेकालिक पर ज्यादा ध्यान दिया। 
संभव है कि वह बात, जो आज ठीक नहीं है, किन्तु आगे चलकर ठीक लगेगी, इसलिए 
हम ब्रैकालिकता की बात को न भुलाए, उसका मूल्यांकन करे । 


युद्ध अर्थ का 


प्राचीनकाल मे तीन बातो को लेकर युद्ध होते थे--जर, जोरू और जमीन । आज 
स्थितियां बदल गई है । आज युद्ध केवल अर्थ का हो रहा है, व्यापार का हो रहा है । 
आज के अर्थशास्त्र पर हम अंकुश नही लगाएंगे तो चिरकाल तक शान्ति नही पाएंगे । 
शान्ति की जितनी बाते आज हो रही है, उतनी और कब होती थी ? चारों ओर इसी 
के स्वर सुनाई दे रहे है किन्तु इसके लिए जो प्रयल होने चाहिए, नही हो रहे है । इसके 
लिए उत्पादन का सीमाकरण करना पड़ेगा, आयात-निर्यात का सीमाकरण करना 
पड़ेगा। उन वस्तुओं का उत्पादन बन्द करना ही पडेगा, जो देश को गड्ढे मे ले जा रहे 
हैं! मै समझ नही पाता हूं कि ऐसी चीजो का उत्पादन क्यो किया जा रहा है ? यह 
पके असंदिग्ध सचाई है-.. इन्हे रोके बिना शान्ति-व्यवस्था कायम नही हो सकती । 
गलत कार्य को रोके बिना सही काम नही हो सकता । 
तीन प्रश्न 


तीन ग्रश्न हमारे सामने है : 

3 शान्ति अपेक्षित है या नही ? 

० स्वतनता प्रिय है या नही ? 

- पवित्रता और आनन्द चाहिए या नही ? 

यह कोई नही कहेगा कि ये तीनो हमे नही चाहिए । अगर चाहिए तो फिर साधन 
पैयने पढ़ेगे। संयम के बिना शान्ति नही मिलेगी। संतोष के बिना स्वतन्त्रता नहीं 
पा । पवित्रता के लिए साधन की शुद्धि करनी पड़ेगी । आनन्द चाहिए तो स्वस्थ 

पड़ेगा। स्वस्थ केवल शारीरिक रूप से ही नही, मानसिक और भावात्मक रूप 

भी रहना होगा । 


+हावीर ने अपने अर्थशास्त्र की सीपा मे कहा -- कोई व्यक्ति चोरी न करे । 


१३२ महावीर का अर्थश्र॒, 


चोर को चोरी करने मे सहयोग भी न करे । चोर की चुराई हुई वस्तु नही खरीदे । उप्र 
समय इतनी बुराइयां नही थी, किन्तु त्रिकालज्ञ महावीर पांच हजार साल बाद वी 
बुराइयो को अपनी आखो से देख रहे थे । इसीलिए महावीर ने भविष्य मे भी आदमी 
के सुखी रहने के गुर बताएं। आज अगर सुख, शान्ति की अपेक्षा है तो उनके बताए 
सूत्रों का मूल्य आके । 

सीमाकरण का विवेक 


दो प्रकार के समाज हमारे सामने है--अनियंत्रित समाज और नियत्रित समा्े। 
अब निर्णय आपको करना है कि आप कैसा समाज चाहते है? इस सदर्भ मे किप्ती क्‍ 
से कुछ मत पूछिए, अपने मन से पूछिए। अगर आप दुखी समाज चाहते है ते 
अनियंत्रित समाज तैयार है। सुखी और शान्त-समाज चाहते. है तो नियत्रित समान 
की अपेक्षा है । ह 

प्राचीनकाल मे मनुष्य के लिए समाज शब्द का प्रयोग हुआ है और पशुओ के 
लिए समाज शब्द का व्यवहार हुआ है-- समजस्तु पशूनां स्थात्‌ समाजस्वल 
देहिनाम्‌।' हम चिंतनशील मनुष्य है किन्तु यह कहना गलता नही. है कि मनुष्य जिला 
अनियंत्रित है, उतना शायद कोई नही है । 

प्राचीन ऋषियो ने कहा--“अग्नि मे कितना ही ईंधन डालो, वह तृप्त नही होगी । 
समुद्र मे कितनी ही नदिया आकर गिरे, वह भरेगा नही । तब पदार्थों से हमारी आकोर्की 
केसे भर जायेगी ? 

समस्या यह है कि हम दूसरों को सीमा में देखना चाहते है, किन्तु अपनी सी 
नही करते | यह समय और विवेक का तकाजा है कि व्यक्ति स्वयं अपनी सीमा केे। 
पर्यावरण और अर्थशास्त्र 

पर्यावरण की समस्या सामने न आती तो मनुष्य कुछ चिंतन के लिए अवकाईं 
ही न निकालता, अंधी दौड़ मे कभी रुकता ही नही । अब यह सोचना पड़ रहा है कि 
यह प्रदूषण न रुका तो मरने के सिवा और कोई चारा नही है । इसीलिए समस्या की 
आना भी एक दृष्टि से ठीक ही होता है 

आज पर्यावरण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है । इसके बारे में अभी 
हजारों वर्ष तक कुछ सोचना भी न पड़ता । आगमो मे हम पढ़ते थे -- छठा ओर 
आयेगा तो ऐसा हो जायेगा, पर चिन्ता किसी को नहीं थी । आज के मनुष्य को तो 
साफ दीख रहा है -- छठा आरा बिल्कुल सामने खड़ा है | पर्यावरण की समस्या 


महावीर और अर्थशास्र १३३ 


सामने है और मनुष्य अर्थशास्त्र मे उलझा हुआ है । वह निरन्तर सम्पन्नता के सपने 
ले रहा है, जबकि विपनता पर्यावरण के रूप मे उसके टीक सामने खड़ी है । 


सम्बक्‌ दृष्टिकोण 


हमारा दृष्टिकोण एकागी है और यह एकागी दृष्टिकोण ही सारी समस्याओं का 
मूल है । अनेकान्त की दृष्टि से सोचते तो समस्याओ मे इतना उभार न आता। मै जो 
. सोचता हू, वह सच है और तुम जो सोचते हो, वह भी सच हो सकता है, ऐसा दृष्टिकोण 
जब तक नही बनेगा, हमारी समस्याओ का समाधान नही होगा । 
महावीर ने कहा--'सब धर्मो का मूल है सम्यक्‌ दर्शन और सब पापो का मूल 
है मिध्या दर्शन । हिसा, असत्य, अब्रह्मचर्य, क्रोध, अहंकार पाप है, किन्तु सबसे बड़ा 
पाप है मिध्यादर्शन । हिसा करने वाला स्वयं डूबता है, औरो को डुबोए या नही, किन्तु 
: भिथ्या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति लाखो को डुबो देता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण को 
: मिटाओ। आयारो मे कहा गया है---'सम्मत्तदंसी न करेइ पाव-- सम्यक्दर्शी पाप 
। हर सकता | व्यक्ति का एकागी दृष्टिकोण ही पर्यावरण की समस्या का मुख्य 
हुह। 
: विलासिता और क्रूरता 
.__ लोक आकाश पर टिका है, आकाश पर वायु और वायु पर जल टिका हुआ है, 
, पर पृथ्वी टिकी हुई है और पृथ्वी पर हम प्राणी स्थित है । इतनी गहरी परते है 
. रसकी। इन परतो के नुकसान का कोई सवाल ही नहीं था किन्तु मनुष्य इतना निर्मम 
और क्रूर बन गया कि वह मूल को ही खोदने लगा । धरती को ही नही, वह आकाश 
, ' खोदने का भी प्रयल करने लगा । इतना धन मनुष्य के पास था कि सात पीढ़ी 
, अत तो भी खत्म न होता। ऐसे घर हमने अपनी आखो से देखे है, जिनकी 
' णैवारों मे भी सोना भरा पड़ा था, किन्तु वे बर्बाद हो गए। सब अपने ही हाथो से 
. जनकी सतानो ने खो दिया । 
; __  विपनता के उपासक नहीं है, दारिद्र्य के उपासक नही है किन्तु एकांगी 
| जप के उपासक भी नही है । सम्पन्नता विलासिता बढ़ाती है ओर विपननता क्रूरता 
0 . । विलासिता और क्रूरता दोनो पाप है। हम मध्यम मार्ग के उपासर्क है। 
. 8. एव उच्च शिक्षाप्राप्त थे। वे बैरिस्टर थे, सब कुछ हासिल कर सकते थे । 
के उन्होने ऐसा नही किया। वे पक्के समाजवादी थे। कहते थे समाज को जब 
* मे मिले, अकेले क्यो खाऊं। एक बच्चे ने उनसे कहा--'आप यह छोटी-सी 


१३४ भहावीर का अर्थशाद् 


लंगोटी क्यो पहनते है । मेरी मां आपके लिए अच्छी-सी पोशाक तैयार कर सकी 
है ।' गाधी बोले--एक पोशाक से काम नही चलेगा, तीस करोड़ पोशक हो, दब मै 
पहनूं ।' 

तादात्म्य की अनुभूति 


अपनी बात बताऊ | मैने संतो का एक सिंघाड़ा लोकोपकार के लिए सौर! 
भेजा किन्तु वहा वातावरण कुछ ऐसा बना, उन्हे स्थान और रोटी मिलनी भी मुश्कित 
हो गयी । मुझे सूचना मिली, वहां संतो को आहार-पानी मिलने मे भी कठिनाई हो री 
है। मन मे चितन आया, उन्हे वहां भेजकर मैने अच्छा नही किया और उसी स्व 
संकल्प किया कि जब तक उन्हे पूरा आहार नही मिलता, मै भी पूरा आहार रह 
करूँगा । यह सकल्प मैने किसी के सामने व्यक्त नही किया । एक महीने बाद सूचा 
आई -- सतो को अब आहार-पानी की पूरी सुविधा मिल रही है । वह सूचना मिलते 
पर मैने अपना सकल्‍्प पूरा किया । 

जहा व्यक्ति दूसरे के सुख-दुःख का अनुभव करता है, वहाँ स्वार्थ की वृर्ि 
व्यापक बनती है। “मैं अकेला नहीं हू” यह भावना जितनी प्रखर होगी, उतना है 
पर्यावरण की समस्या को समाधान मिलेगा । 


गरीब कोन ? 


एक प्रश्न है--गरीबी की परिभाषा क्या है ? किसको गरीब कहे ? अमीर को 
है और गरीब कौन है? यह जानने की अपनी दृष्टि है। एक संस्कृत कवि े 
लिखा---नीचे की ओर देखो, सब दरिद्र लगेगे । ऊपर की ओर देखो, स्वयं की दरिद्रत 
झलकेगी | 


अधो5धो पश्यत: कस्य महिमा नो गरीयसी | 
उपर्युपरि पश्यन्त: सर्वमेव दरिद्रति ॥ 


अपने से ऊपर वाले को देखो तो लगेगा उससे ज्यादा वह गरीब है। ले 
वाला करोड वाले के सामने गरीब है, करोड़ वाला अरब वाले के सामने गरीब है 
अरबपति खरवपति के सामने गरीब है । ठीक ही कहा है ऊंचे से ऊचे को देखो ती 
नीचे वाले दरिद्र है। आप अपने नीचे देखे तो लगेगा हम सबसे ऊचे है। एक कें 
हाथ में एक है और दूसरे के हाथ मे सौ है। इसकी मुकम्मल परिभाषा नही की वी 
सकती है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है । 


महावीर और अर्थशाख १३५ 


मुझसे पूछा जाए तो मै कहूंगा --गरीब वह है, जिसका मन गरीब है, जिसकी 
वृत्तिया गरीब है। एक मजदूर को देखे, दो रोटी खाता है, पानी पीता है और मस्ती 
की नीद सो जाता है । दूसरी तरफ दस लाख की मोटर मे बैठ कर चलने वाला मालिक, 
एयर कडीशन बगले मे सोता है, फिर भी नीद नही आती । अन्तर क्या है ? उद्योगपति 
डालमियाजी की कोटी मे रहे, हमने देखा--खाते समय भी हाथ से फोन कान मे 
लगाए रहते थे। मन मे विचार आया-- जीवन इतना व्यस्त और अशान्त, फिर यह 
धन किस काम आयेगा ? उन्हे दरिद्र मानूं या सम्पन्न ? 
प्रष्न बेरोजमारी का 


_ एक प्रश्न है बेरोजगारी का। बेरोजगारी कहां से आई है? इसका कारण है 
हमारी शिक्षा पद्धति । मै स्पष्ट कहता हूं, भारत की बेरोजगारी उसकी शिक्षा पद्धति की 
देन है । पहले हर वर्ग अपने-अपने काम मे मस्त था । किसान का बेटा खेती करता, 
कुम्हार का बेटा मिट्टी के बर्तन बनाता, लुहार का बेटा लोहे का काम सीखता । सब 
अपने-अपने काम मे लगे थे। शिक्षा का स्तर बढ़ा । उसके साथ-साथ सामाजिक 
परिश मे भी बदलाव आने लगा। पढ़-लिख कर लोग अपने पुश्तैनी धंधे से दूर 
होते गए। फिर परम्परागत धध्े मे जुड़ने मे संकोच होने लगा | गांव शहर की ओर 
भागने लगा। यह सब वर्तमान शिक्षा की देन है । 
सुरक्षा और सहयोग का 


एक अश्न है सुरक्षा और सहयोग का । सुरक्षा कौन किसकी करता है ? इस 
भैसार मे कोई किसी की सुरक्षा नही कर सकता । सबकी अपनी-अपनी स्वार्थ की 
सुरक्षा है । विना स्वार्थ बाप बेटे की सुरक्षा नही करता, बेटा बाप की सेवा नही करता । 
है स्वार्थवृत्ति कब मिटे ? इस संसार मे जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह रहेगा, ये 
वाते रहेगी। अरबो की सम्पत्ति जिनके पास में है मरने की अवस्था मे आने पर गोद 
लिया बेटा कहता है-- बुला तो रहे हो, क्या सेठजी सचमुच मरने की स्थिति मे है ? 
-जणास्तन स्थिति मे हो तो आऊं, वरना मुझे फुर्सत नही है । मरणासन्न सेठजी के पास 
कोई मविखयां उड़ाने वाला भी नही है । कौन किसकी सुरक्षा करता है ? धन्य है हमारे 
काम को, जिन्होंने हमें सुरक्षा के श्रति निश्चिन्त बनाया है। छोटे से छोटे और 
 जाधु को भी सेवा की जाती है | क्यो की जाती है ? गुरु को प्रसन्‍न करने के 
नह, निर्जरा के लिए। 
उकाल की स्थिति मे जब पशुधन समाप्त होने लगता है तव चारो ओर से पुकार 


| 
१३६ - महावीर का अर्थशात् 


' उठती है उनकी सुरक्षा और चारे-पानी के प्रबन्ध के लिए। किसलिए ? पशुओं के 
लिए नही, अपने लिए। मर जाएंगे तो दूध-दही, मक्खन कहां से मिलेगा? खेती 
किससे होगी ? सारा स्वार्थ का मामला है । अकाल-दुष्काल तो कभी-कभी पढ़ता है। 
मनुष्यों का दुष्काल तो हर समय चल रहा है । प्रतिदिन लाखो-करोड़ो लोग रोटी-पात 
के लिए जूझ रहे है। इसके लिए वस्तुतः कोई चिन्ता नही हो रही है, कृत्रिम चिता 
अवश्य हो रही है। 


समाधान सूत्र 


इस समस्या के दो ही समाधान है । पहला समाधान यह है, स्वयं अपने विचाए 
' से गरीब और दरिद्र न बने । दूसरा समाधान यह है, इस बात की शिक्षा दी जाये कि 
अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो इस स्वार्थवृत्ति से तुम्हे बहुत नुकसान होगा 
इसलिए ऐसा मत करो । । 

दक्षिण यात्रा मे हमने देखा -- समूचे दक्षिण मे जैन धर्म का बडा प्रभाव है। 
उत्तर भारत मे महाजन व्यापारी ही जैन है जबकि दक्षिण मे हर कोम जैन है । इसका 
कारण क्या है ? खोज की तो पता चला--वहां के जैन लोगो ने बड़ी दूरदृष्टि से काम. 
लिया । उन्होने यह संकल्प किया---जो जैन होगा, उसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार. 
बराबर मिलेगा । कोई भूखा नही मरेगा, मकान के बिना नही सोयेगा । चिकित्सा के... 
अभाव मे नही मरेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा दक्षिण जैन धर्म के ग्रति द 
आकृष्ट हुआ। जैन लोग यह दृष्टि हर जगह अपना ले तो ईसाई लोग यही तो कण 
हैं। वे अभावग्रस्त लोगो की पूरी मदद करते है । फलस्वरूप उन्होंने अपनी संख्या 
बढ़ा ली । दूसरी ओर हिन्दू यह आपत्ति करते है कि धर्मान्तरण किया जा रहा है किन 
केवल ऐसा करने से क्या होगा ? जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं भी जिनकी पूरी 
न हो रही हो, रोटी और कपडे के लिए भी जो मोहताज हो, वे मदद के लिए किसी + 
किसी का दामन तो थामेगे ही । अभी एक फाउण्डेशन बना है, उसका उद्देश्य यह 
है--हम#हर आदमी को शिक्षा, चिकित्सा और आवास देने का प्रयल करेगे । यह 
काम आभार प्राप्त करने की दृष्टि से नही, सेवाभावना और साधर्मिक वात्सल्य की 
दृष्टि से होगा । जैन शासन में एक शब्द है साधर्मिकता | इस शब्द को अगर हम 
महत्त्व दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, वेरोजगारी और गरीबी मिटाने में बहुत 
सहायता मिल सकती है । 


महावीर और अर्थशात्र १३७ 
अपणुव्रत ग्राम योजना 


एक कल्पना की जा रही है अणुव्रत ग्राम योजना की । ऐसे अणुव्रत ग्राम तैयार 
किये जाए, जहा का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे , भूखा न रहे, कोर्ट-कचहरी में 
नजाये | सबके सव प्रामाणिक और ईमानदारी का जीवन जीये । यह योजना थोडी-सी 
भी सफल हो गई तो यह न केवल धर्म की सफलता होगी, समाज की भी बडी भारी 
सफलता होगी। धर्म के लोगों ने कहा गरीबो को रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा। 
गरीबो को भोजन करा कर पुण्य अर्जित करने की इस कामना पर आचार्य भिक्ष ने 
कड़ा प्रहार करते हुए कहा--किसी को भिखारी मान कर उसे रोटी खिलाना पाप है । 
उसे भाई मान कर , कर्तव्य मानकर, सहायता करने की दृष्टि से यह काम करो । वस्तुतः 
गरीबी कोई बहुत बड़ी समस्या नही है । विवेक से काम लिया जाये और वसुधैव 
वुटुम्बकम्‌ की भावना से काम किया जाये तो इस पर काबू पाया जा सकता है । 
फलेजीएं .' 


हमने न महावीर को देखा, न गाधी, मार्क्स और केनिज को देखा । जिसे देखा 
न हे, उसके बारे मे विवेचन केवल वैचारिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से किया जा 
सकता है । हम सबसे अधिक परिचित और निकट महावीर के है क्योकि उनका जीवन ' 
जैते है, उनका दर्शन पढ़ते है, उनकी बात करते है । वे नही है, किन्तु उनका जीवन-दर्शन 
हमरे सामने है। महावीर केवल द्रष्टा और दर्शक नही थे । वे जो बोलते थे, उसको 
पहले जीते थे। यह उनकी विशेषता है। आयारो पढ़े, उनका पूरा जीवन-दर्शन 
पिलेगा। हम महावीर के अनुयायी है इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम जो कुछ 
बोले, उसे पहले जीये । 
स्वयं सत्य खोजें" 


महावीर की कोटि मे हम किसी दूसरे को कैसे लाएं ? अगर न लाएं तो पक्षपात 
का । महावीर ने यह कभी नही कहा--वे ही सब कुछ है जो कुछ कह रहे है 
जा है । उन्होंने यही कहा-- “अप्पणा सच्चमेसेज्जा-- स्वयं सत्य खोजो । 
कहता है? खोजा हुआ सत्य अब बासी है, पुराना है । स्वय सत्य खोजो, यह कौन 
ही यह महावीर कहते है। इससे एक दृष्टि मिलती है। उनके प्रति आकृष्ट 
अपेक्षा हम उनके विचारो से आकृष्ट है । उन्होंने कहा--तुम मेरे शब्दों के प्रति 

मईे्ट मत बनो । सोचो, विचारो और ठीक लगे तब स्वीकार करो । 


ली 


हैक 


१३८ महावीर का अर्थशा्र 


केवल श्रद्धा के कारण हम महावीर को नहीं मानते, द्वेष के कारण किसी के प्रति 
हमारी अरुचि नहीं है। हमने आप्तत्व की परीक्षा की है। हमे महावीर मे आपत्न 
लगा, इसलिए हमारा आकर्षण महावीर के प्रति है। उन्होने कहा महावीर नाम के 
व्यक्ति के प्रति तुम आकृष्ट मत बनो । भूल जाओ कि महावीर नाम का कोई व्यक्ति 
है । वे व्यक्ति पूजा के समर्थक नही थे । 5 

इसी दृष्टि से हमे मार्क्स , केनिज और गांधी को भी देखे । गांधी मे भी कम 
महापुरुषत्व नही मिलता है । कभी-कभी मन ये आता है --क्या एक गृहस्थ व्यक्ति 
ऐसा हो सकता है ? ऐसा व्यक्ति, जो कहता है, वही करता है और जो कहता है, वही 
करता है | दु.ख-सुख को कोई महत्त्व ही नही देता । विशिष्ट व्यक्तित्व था वह । हम 
बड़े सम्मान के साथ उनके सिद्धान्तो के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते है। 
मार्क्स का अवदान 


मार्क्स ने भी बहुत कार्य किया है। मार्क्स न होते तो संसार की अंधश्रद्ध टूल 
नही। गरीब अपने कर्मो से गरीबी भोग रहा है, उसमे कोई क्या कर सकता है ? 
उसके भाग्य मे ही ऐसा लिखा हुआ है--इस मान्यता को वीड़ना कोई छोटी-मोटी 
बात नही थी। महावीर ने ऐसा नही कहा था पर उनके अनुगामी जैन लोग भी ऐसा 
मानने लगे थे कि सब कर्मो का खेल है, इसमे कोई कुछ नही कर सकता | मार्क्सने 
इस मान्यता को तोडा-- कर्मो की गति मानकर क्लीब मत बनो । कर्म हम कर रहे 
हैं, हमको कर्म नही कर रहा है । कर्मो के करने वाले हम है तो तोडने वाले भी हम है 
है । मानना पड़ेगा कि ऐसा विचार देकर मार्क्स ने मानव जाति का बड़ा कल्याण किय, 
शोषित और गरीब का उद्धार कर दिया । 


हम कमियो को छोड़ दे, गुणग्राही बनें, यह हमारा दृष्टिकोण है |मार्क्स की , 
विचारणा मे एक कमी रह गयी, जिससे वह असफल हो गया वह कमी यह रही 


-“उसके विचारों के साथ अध्यात्म नही जुड़ा ।.अहिंसा और अध्यात्म जुड़ जाते वे 
मार्क्स युग का महान्‌ विचारक सिद्ध होता ।कि उसने अहिंसा को भुला दिया । 
जैसे-तैसे लक्ष्य को प्राप्त करो, यह चिन्ता हावी हो गयी और इसीलिए साम्यवाद॑ वीं 
प्रयोग असफल हो गया । 

सुख और सम्पनता 


केनिज के विचार को भी सर्वथा असत्य नही कहा जा सकता । उसने सुविधा 
४९ सम्पनतता का दर्शन किया--.- किन्तु इस तथ्य को भुला दिया । साधन और सुविर्धी 


महावीर और अर्थशात्र १३९ 


के मिल जाने पर भी सुख मिल जाये, यह जरूरी नही है । बड़े सम्पन व्यक्तियों को 
दुःख भोगते हुए हमने देखा है । सबके सब सम्पन्न हो जाएं तो भी विपननता रहेगी, 
वह मिटेगी नही । 

स्वर्ग लोक से उतर कर इन्ध और इन्द्राणी एक छोटे से ग्राम मे आए । गांव बड़ा 
दरिद्र था। वहां के निवासी फटेहाल और गरीब थे । इन्धाणी को दया आ गयी उन्होने 
इंद्र से कहा--महाराज ! आप इन गरीबो का संकट काटे । बडा दुःख भोग रहे है । 
इंद्र बोले--'तुम समझती नही । कोई सुखी बनाने से नही बनता । इन््राणी ने अपनी 
जिद नही छोड़ी ख्री ।हठ के आगे आखिर इन्द्र को भी झुकना पड़ा ।इन्द्र ने गांव के 
घर और गलियां सोने-चांदी से भर दी | सवेरे लोग सोकर उठे, धन का चारो ओर 
अग्ार लगा देखा। लोगो ने अकूत धन अपने पास जमा कर लिया । कुछ ही देर मे 
सेब सम्पन बन चुके थे । । 

कुछ दिनो बाद इन्द्र और इन्द्राणी पुनः वहा आए। गांव को सम्पन्न देखा 

'इद्राणी बहुत प्रसन्‍न हुईं । किन्तु गांव के लोगो को इन्द्राणी ने दुःखी पाया । इद्ध ने 

2-- दुःखी क्यो लग रहे हो ? एक व्यक्ति ने बड़ी निराशा से जवाब दिया--न 
जाने किसकी कुदृष्टि पड़ गयी इस गांव पर । यहां सबके पास सब कुछ है। सब 
मालिक हो गए, कोई नौकर नही मिलता | अपना धन हम किसे दिखाएं ? यहां तो 
सबके यहां रलो का भण्डार है। हम इतना धन पाकर सुखी नहीं, दुःखी है। इन्द्र ने 
इद्ाणी की ओर देखा । बात इन्द्राणी की समझ मे आ चुकी थी। 

पह बड़ी मार्मिक कहानी है । सम्पनता से किसी को सुख प्राप्त नही हो सकता । 
भुख अलग चीज है, सम्पनता अलग चीज है [हम इस बात को समझ ले तो अर्थशास्त्र 
की सारा क्रम बदल जायेगा । 


महावीर, भार्क्स, केनिज और गांधी 


“ जवीर मार्क्स, केनिज और गांधी-- ये सब दूरदर्शी' थे, अपनी दृष्टि से दूर की 
वात सोचेते थे। दूरदर्शों होना भी एक बहुत बडी उपलब्धि है, बहुत बड़ा गुण है । 
अर कहा है---'दीर्ध पश्य मा हस्वं, पर पश्यतु मा$परम्‌ ।” कल क्या होगा ? 
हा क्‍या देखे । देखना है तो सौ वर्ष बाद क्या होगा, यह देखने की कोशिश करो । 
५.» या को देखो । इस दृष्टि से जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सचमुच दूरदर्शी थे । 
_ गज भी हमे प्रेरणा देते है कि तुम भी दूरदर्शी बनो 

सैस संदर्भ मे हम इस बात को भूल जाते है--- जब तक कषाय, नौ कषाय विद्यमान 


१४० महावीर का अर्थशाद्र 


है, दूरदर्शन काम नही करेगा । यह भी दूरदृष्टि से देखना चाहिए कि मनुष्य की स्थितिय 
कैसे बदले ? मनुष्य के कषाय कैसे बदले जा सकते है ? उसकी मनोवृत्तिया कैसे 
बदली जा सकती है, मनुष्य को ठीक कैसे किया जा सकता है ? 

महावीर ने इस पर खूब चिंतन किया । गांधी ने भी किया। महावीर ने चिता 
किया तो हुआ क्यो नही ? हुआ हो या न हुआ हो, पर चिंतन तो उन्होने किया। 
उन्होने कारगार उपचार बताया, पर औषधि का सेवन कराना तो उनके हाथ की बात 
नही थी । महावीर ने कहा--अर्थ तुम्हारे लिए जरूरी है, किन्तु उसका त्याग भी जह्यी 
है । हिसा तुम्हारे लिए अनिवार्य है, किन्तु अहिंसा भी उतनी ही अनिवार्य है। परिः 
आवश्यक है तो अपरिग्रह भी जरूरी है । ये बाते उन्होने बतलाई । इस दृष्टि से कहा 


जा सकता है--जितने भी महापुरुष हुए है, उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से युग की. 


समस्याओ को समझा है और उनका समाधान दिया है । 
कषाय का अल्पीकरण करें 


कषाय को कम करना साधुओ का ही काम नही है । प्राचीन धारणा धी योगी 
योग-साधना जगल मे करे, शहरो मे उनका क्‍या काम है। हमने इस दृष्टि को महत्त 
दिया--- योग-साधना जंगल मे ही नही, शहर मे भी आवश्यक है, भीड़ मे भी आवश्यक 
है, यहां तक कि युद्ध मे भी आवश्यक है । वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला मे बेठे-बैठे 
अन्तरिक्ष मे घूमते उपग्रह का सचालन करते है। योगसाधना सबके लिए सब सम! 
में आवश्यक है । राष्ट्र नेता, समाजनेता, सस्थाओ के नेता इनके लिए तो कपायो को 
कम करना निहायत जरूरी है । इसीलिए कहा गया है कि आचार्य बनाने से पहले खरे 
बारीकी से निरीक्षण-परीक्षण कर लेना चाहिए। निर्धारित कसौटियो पर खरा उतरे वो 
बनाओ, अन्यथा नही । अर्थशाश्र की दृष्टि से सोचे तो नियन्ता व्यक्ति 
तो होना ही चाहिए । 
आदमी अच्छा बने 


एक बात निश्चित जान ले-- जब तक मनुष्य नही बदलेगा, तब तक कुछ नह 
होगा। किसी के हाथ मे नही है मनुष्य को बदलना । ऋतु को बदल सकते है, प्रकृति 
को बदल सकते हैं, किन्तु मनुष्य को बदलना सहज नही है । मनुष्य को बदलना है 
बदलने के प्रक्रिया अपनानी होगी, दीर्घकाल तक प्रयोग और प्रयल करने पढ़ेगे। 
बदलना असम्भव है, ऐसा तो नही कहा जा सकता किन्तु वह सहज और सरल भी 


नह न है। 


महावीर ओर अर्थशास्त्र १४१ 


बनर्ड शा ने एक जनसभा मे इस्लाम की बहुत तारीफ की । लोग मत्रमुग्ध होकर 
' सुनते रहे | भाषण की समाप्ति के बाद एक व्यक्ति बोला, लगता है आप इस्लाम धर्म 
. स्वीकार करने जा रहे है । बर्नार्ड शा बोले--स्वीकार तो जरूर कर लेता, किन्तु क्या 
करू, मुसलमान अच्छा नही है । 
मैं भी कहता हू-- सारे धर्म अच्छे है, किन्तु उनका अनुयायी मनुष्य अच्छा नही 
है। प्रयल हमारा यही है कि किसी तरह मनुष्य अच्छा बन जाये । अणुद्रत, प्रेक्षाध्यान, 
जीवन विज्ञान और ये भाषणमालाएं--- सब इसी दिशा मे किये जा रहे प्रयत्न है । 





९. महावीर वाणी : मूल स्रोत 


(] तएण से आणदे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए तप्पडमयाए 

थूलयं पाणाइवायं पच्चक्खाइ जावज्जीवाए | 

[(] तयाणंतर च ण इच्छापरिमाणं करेमाणे --- 

(१) हिरण्ण-सुवण्णविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ चउहि हिरण्णकोडीहि निहाण- 
पतत्ताहिं, चठहिं वड्िपउत्ताहि, चठहि पवित्थरपउत्ताहिं, अवसेसं सब्बं हिरण्ण-सुवण्ण- 
विहि पच्चक्खाइ । 

(२) तयाणंतर च ण॑ चउप्पयविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ चठ॒हि वएहि दसगो- 
साहस्सिएप वएण, अवसेस सव्व चउप्पयविहि पच्चक्खाइ । 

(३) तयाणतरं च ण॑ खेत्त-वत्युविहिपरिमाण करेइ --नन्नत्थ पंचहि हलसएहिं 

'निबत्तणसतिएण हलेण/अवसेस सब्व खेत्त-वत्थुविहि पच्चक्खाइ । 
। (४) तयाणतर च ण॑ सगडविहिपरिमाणं करेइ---सन्नत्थ सगडसएहि दिसायत्ति- 
; एहिं, पचहिं सगडसएहि, सवहणिएहि, अवसेस सव्वं सगडविहि पच्चक्खाई । 

(५) तयाणंतर च णं वाहणविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्थ चउहि वाहणेहि दिसाय- 
तिएहिं, च चउहिं वाहणेहि संवहणिएहि, अवसेसं सव्व वाहण॑विहि पच्चक्खाइ ॥ 

(0) तयाणतर च णं उवभोग-परिभोगविहिं पच्चक्खायमाणे --- 

(१) उल्लणियाविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ 'एगाह गधकासाईए', अवसेस सव्व 
_उल्लणियाविहिं पच्चक्खाइ । 

(२) तयाणतरं च ण॑ दंतवणविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्य एगेण अल्ललट्ीमहु 
ऐंं, अवसेस स्व दंतवणविहि पच्चक्खाइ । 
शेतयाणंतर च ण फलविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ एगेण खीरामलएण, अव- 
भेंस संत्व॑ फलविहि पच्चक्खाइ । 


३ तयाणंतर च ण॑ं अन्भगणविहिपरिमाण करेइ---न न्नत्थ सबपागसहस्स-पागेहिं 
"सतह, अवसेस सब्व॑ं अन्भगणविहिं पच्चवखाइ । 


१४६ महावीर का अर्थशा्र 


(५) तयाणंतर॑ च ण॑ उन्बट्टणाविहिपरिमाणं करेइ-- नन्नत्थ एगेणं सुरक्षिणा 
गंधड्टएण, अवसेसं सब्बं उव्वट्टणाविहिं पच्चक्खाइ । 

(६) तयाणंतरं च णं मज्जणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ अट्टहिं उद्धिएहिं 'उद- 
गस्स घडेहिं, अवसेसं सव्वं मज्जणविहिं पच्चक्खाइ । 

(७) तयाणंतरं च ण॑ वत्थविहिपरिमाणं करेइ-- नन्नत्थ एगेण खोमजुयलेएं, 
अवसेस सब्व वत्थविहिं पच्चक्खाइ । 

(८) तयाणंतरं च णं विलेवणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ अगरुकुंकुमचदणमा- 
दिएहिं, अवसेसं सव्वं विलेवणविहिं पच्चवखाइ । 

(९) तयाणंतरं च ण॑ पुप्फविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ एगेणं सुद्धपउमेणं माल 
इकुसुमदामेण वा, अवसेसं सतब्व॑ पुप्फविहिं पच्चक्खाइ । 

(१०) तयाणंतरं च णं आभरणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ मट्ठकण्णेज्जाएहि 
नाममुद्दए य, अवसेस सव्ब॑ आभरणविहिं पच्चक्‍्खाइ । 

(११) तयाणतर च ण॑ धूवणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ अगकू-तुरुक्क- धूवमा- 
दिएहि, अवसेस सब्वं धूवणविहिं पच्चक्खाइ । 

(१२) तयाणंतरं च ण॑ भोयणविहिपरिमाणं करेमाणे -- 

(क) पेज्ज-विहिपरिमाण करेइ--नन्नत्थ एगाए कट्ठपेज्जाए, अवसेसं स्व पेज्ज- 
विहि पच्चक्खाइ । 

(ख) तयाणतर॑ च णं भक्खविहिपरिमाण करे३--नन्नत्थ एगेहि घयपुण्णेहिं खड- 
खज्जएहिं वा, अवसेस सव्वं भक्खविहिं पच्चक्खाइ | 

(ग) तयाणतरं च णं ओदणविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्थ कलमसालिओदणेण, 
अवसेस सव्व ओदणविहिं पच्चक्खाइ । 

(घ) तयाणतर च सूवविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्थ कलायसूवेण वा मुग्गसूवेण 
वा माससूवेण वा अवसेसं सव्वं सूवविहिं पच्चक्खाइ । 

(ड़) तयाणतरं च ण घयविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्थ सारदिएणं गोघयमडेण 
अवसेस सब्व घयविहिं पच्चक्खाइ । 

(च) तयाणतर च ण सागविहिपरिमाणं करेइ---नन्नत्थ वत्थुसाएण वा तंबुसाएँ 
वा सुत्यियसाएण वा मडक्कियसाएण वा, अवसेसं सव्व सागविहि पच्चक्खाई | 

(छ) तयाणंतरं च ण माहुरयविहिपरिमाणं करेइ---नन्नत्थ एगेण पालंकामाहुरए, 
अवसेस सत्बं माहुरयविहिं पच्चक्खाइ । द 

(ज) तयाणंतर च ण तेमणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ सेहंवदालियंबेहिं, अरवर्शर्े 


महावीर वाणी : मूलखोत कक 


'सब्वं तेमणविहिं पच्चक्खाई । अमल कओो 
(इझ) तयाणंतरं च ण॑ पाणियविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ एगेणं ; 
' अवसेसं सत्व पाणियविहिं पच्चचखाई । हे 
(ज) तयाणंतरं च ण मुहवासविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्थ पंचसोगंधिएणं तंबो- 
ण॑, अवसेसं सब्वे मुहवासविहि पच्चक्खाइ । 
तयाणंतरं॑ च ण चउव्विहं अणट्ठादंडंपन्चव्खाइ, त जहा--१. अवज्ञाणाचरित 
' प्रायाचरितं ३. हिंसपयाणं ४ पावकम्मोवदेसे । 
तयाणतरं च ण॑ थूलयस्स पाणाइवायवेरमणस्सं समणोवासएण पच अतियारा 
बाला जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तं जहा-- 
१. बधे 
२. वहे 
३. छविच्छेदे 
४. अतिभोरे 
५. भत्तपाणवोच्छेदे । 
> तयाणंतर च ण थूलयस्य अदिण्णादाणवेरमणस्स समणोवासएण पंच 


अतियारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा, त जहा-- 
१. तेणाहडे 


२. तक्‍्करणओगे 

३. विरुद्धरज्जातिक्कमे 

४ कूडतुल-कूडमाणे 

५. तेपडिरूवगववहारे । 

» तयाणतरं च ण॑ इच्छापरिमाणस्स समणोवासएणं पच अतियारा जाणियव्वा, 

ने समरायरियव्वा, त॑ जहा- 

१. खेत्तवत्थुपमाणातिक्कमे 

३. हिरण्णसुवण्णपमाणातिक्कमे 

रे. धणधण्णपमाणातिक्कमे 

उवचउपयपमाणातिक्कमे 
* फुवयपप्ाणातिक्कमे । 

- त्याणत्रंच ण दिसिवसस्प समणोवासएणं पंच अतियारा जाणियव्वा, न 


१४८ महावीर का अर्थशात्र 


समायरियव्या, त॑ जहा-- 
१. उड्डदिसिपमाणातिक्कमे 
२. अहोदिसिपमाणातिक्कमे 
३. तिरियदिसिपमाणातिक्कमे 
४. खेत्तवुड्डी 
५. सतिअतरद्धा । ( 
कम्मओं ण समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाइं जाणियव्वाइई, न समा 
यव्वाईं, त॑ जहा--१. इंगालकम्मे २. वणकम्मे ३. साडीकम्मे ४. भाडीकमे १ ' 
फोडीकम्मे ६. दतवाणिज्जे ७. लक्खवाणिज्जे ८. रसवाणिज्जे ९. विसवाणिज्ते १० 
केसवाणिज्जे, ११. जतपीलणकम्मे १२. निल्‍्लंछणकम्मे १३. दवग्गिदावणवां (४ 
सरदहतलागपरिसोसणया १५. असतीजणपोसणया ॥ । 
(3 इह खलु पाईणं वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगइया मणुस्सा भव 
जहा--महिच्छा महारंभा महापरिग्गहा अधम्मिया अधम्माणुया अधमिट्ठा ; 
अधम्मक्खाई अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोइणो अधम्मपलज्जणा अ$ , 
म्मसीलसमुदाचारा अथम्मेण चेव वित्ति कम्पेमाणा विहरंति, हण छिंद पं । 
विगत्तगा लोहियपाणी चंडा रुद्या खुद्दा साहस्सिया उक्कचण-वंचण-माी 
णियडिकूड-कवड-साइ-सपओगवहुला दुस्सीला दुव्वया दुष्पडियागद 
असाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सब्वार्स 
मुसावायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ अदिण्णादाणाओं अप 
डिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मेहुणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए 
सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए | 
(0) इह खलु पाईण वा पडीणं वा उदीण वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भर्वी 
त॑ जहा-- अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुगा धम्मिट्ठा 
धम्मप्पलोई धम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेण चेव विर्ति कपेमाणी 
विहरंति, सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसाहू सव्वाओ पाणाइवावाह 
पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मुसावाओ पडिविरया जावज्जीवाए, में 
व्वाओ अदिण्णादाणाओं पडिविरया जावज्जीवाए, सब्वायाओं मेहुगा/ 
पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीवाए | 


न >बजन्‍नओ- के जब अन&+७ जनिनीननर--जरक>-ब>त+ली- 3-3 9+त.3.-०५-++०+०००५-००० -०*०० 





१२. उवा सगदसाओ १/२४, २८-३०, ३२, ३४, ३६ , ३८ 


लए 
न >> न 
ड़ 


महावीर वाणी : मूलखोत १४९ 


0 छ खलु पाईण वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा 
भवति, व जहा-- अप्िच्छा अपपारभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया 
धम्मिद्वा धम्मक्खाई धम्मपलोई धम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेणं 
चेव वित्ति कपेमाणा विहरति सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसाहू, 
एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि- 
विर्या ।एगच्चाओ मुसावायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ 
अपडिविरया ।एगच्चाओ अदिण्णादाणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, 
एगच्चाओ अपडिविरया ।एगच्चाओ मेहुणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, 
एगच्चाओ अपडिविरया । एगच्चाओ परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीवाए, 
एगच्चाओ अप्पडिविरया । 


२. व्रत-दी क्षा 


श्रावक की पहली भूमिका है सम्यक्त्व दीक्षा । सम्यक्त्व की पुष्टि के बाद श्रावक 
की दूसरी भूमिका -- व्रत दीक्षा स्वीकार की जाती है । व्रत दीक्षा का अर्थ है - 
संयम की ओर प्रस्थान । एक गृहस्थ श्रावक पूरी तरह से संयमी नही हो सकता पः 
वह अंसमय की सीमा कर सकता है। इसी दृष्टि से भगवान्‌ महावीर ने उसके लिए 
बारह व्रत रूप सयम धर्म का निरूपण किया । अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रु 
बाहर व्रत एवं तेरहवां मारणान्तिक संलेखना -- यही व्रत दीक्षा है । उसका स्वर 
इस प्रकार है -- 


१. अहिसा-अणुप्रत 


(0 मै स्थूल प्राणातिपात' का प्रत्याख्यान करता हूं/ करदी हूं । 

(0 मै आजीवन निरपराध त्रस प्राणी की सकल्पपूर्वक हत्या न स्वय कहग| ' 
दूसरो से कराऊंगा, मन से, वचन से काया से । 

(03 मै विशेष रूप से मनुष्य को बलात्‌ अनुशासित करने, आक्रमण करने, उ 
पराधीन बनाने, अस्पृश्य मानने, शोषित और विस्थापित करने का परिला' 
करता हू । 

(0) मै इस अहिसा अपणुव्रत की सुरक्षा के लिए वध, . बन्धन, ४ अंगभा 
अतिभार-आरोपण, खाद्य-पेय-विच्छेद और आगजनी जैसे क्रूर कर्मो 
बचता रहूंगा । 

१. हिसा दो प्रकार की होती है -- (१) आरम्भजा (२) सकलल्‍्पजा | अहिंए 
अणुव्रत मे केवल सकल्पजा हिंसा का त्याग किया जाता है। इसलिए यह ६22 
प्राणातिपात का प्रत्याख्यान है । 

२. क्रूरतापूर्ण पीटना । 

३. क्रूरतापूर्ण वाधना । 





१ सूयगडा-२/२-५८,६३ ,७१ 


तत-दीक्ष 


१, सल अणुद्रत 


0 मैं स्थूल मृषावाद का पलाजयान कलाई , . ८. 4 
(] वैवाहिक सम्बन्ध, पशु-विर्क़ 4, भूमि-विक्रय, परीहिरे आग जल 
हाऐ में असत्य न स्वयं बोलूगा, न दूसरे से बुलवाऊंगा, मे से, दरुत 
काया से । शक | 
(0 मै इस सत्य की सुरक्षा के लिए किसी पर दोषातपण शा घ, पदुयंत्र दा आप: 
माई का प्रकाशन, गलत पथ-दर्शन और कूटलेखे जैसे छलनाए टिम 
से बचता रहूंगा। 
३. अचोर्य अपुद्रत 


रच 


है ॥! |. 


बे 
छः 


(3 मै स्थूल अदत्तादान (चोरी) का अत्याख्यान करता हूं 
() मै आजीवन ताला तोड़ने, जेब कतले, सेंध मारने 


५0% 


ने, डाका डालने, गगरिती 

करे और दूसरे के स्वामित्व का अपहरण करे उसे छू व्यवहार ने स्व 
कहंगा, न दूसरे से कराऊंगा, मन से, वचन से, काया से । 

0 मै इस अचौर्य अणुव्रत की सुरक्षा के लिए चोरी की वस्तु लेने, राजन 


है 


जनिपिद् 
वस्तु का आयात-निर्यात करे, असली के बदले नकली माल बेचने, मिलासट 
कले, कूट तोल-माप करने और रिश्वत लेने जैसे वंचनापूर्ण व्यवहरो मे 
बचत रहूगा। 


६. प्रह्चचरष अणुद्रत 


(0 मै स्थूल मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ -- 

0 मै आजीवन अपनी पली/पति के अतिरिक्त शेष सब ख्ियो-पुरुषों के साथ 
सभेग नहीं करूगा/करूंगी । 

0 मैं इस ब्रह्मरर्य अणुत्र॒त को सुरक्षा के लिए पर स्त्री और वेश्यागमन, 


अग्राकृतिक मैथुन, तीव्र कामुकता और अनमेल विवाह जैसे आचरणो से 
वचता रहगा/रहूगी । 


कम पयट  पक 5 8 


* रत दस्तावेज जाली हस्ताक्षर आदि | 


२ मेए दे प्रकार का है --सध्म औ 
रे । के सूध्ष और स्थूल । मन,ईन्द्रिय और वाणी में जो अल्पविकार उललन् 
"वह सूक्ष्य मेधुन है और शारीरिक काम-चेश्ा करना स्थूल मैथुन है | 


१५२ महावीर का अर्थशा्र 
७. अपरिग्रह अणुव्रत 
(3 मे स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूं --इच्छा का परिमाण करता हू । 


(3 मेरे स्वामित्व मे जो परिग्रह है और आगे होगा, उसकी सीमा निम्नाकित 


प्रकार से करता हूं, उससे अधिक परिग्रह का आजीवन परित्याग करता 
हैँ 

१. क्षेत्र, वास्तु (घर) का परिमाण । 

२. सोना, चांदी, रल आदि का परिमाण । 

३. धन, धान्य का परिमाण । 

४. पशु, पक्षी आदि का परिमाण । 


५. कुप्यप्रमाण--ताबा, पीतल धातु तथा अन्य गृहसामग्री, यान, वाहन आदि का, 


परिमाण | 
[] मै संतान की सगाई, विवाह के उपलक्ष्य मे रुपये आदि लेने का ठहराव नही 
करूंगा । 
[0 मै अपनी परिशुद्ध (नेट) आय का कम से कम एक प्रतिशत प्रतिवर्ष विसर्जन 


करूगा । यदि मेरी परिशुद्ध (नेट) वार्षिक आय पचास हजार रुपये से अधिक , 


होगी तो कम से कम अपनी आय का तीन प्रतिशत विसर्जन करूगा। 
विसर्जित राशि पर अपना किसी प्रकार का स्वामित्व नही रखूगा । 


(0) मै अपरिग्रह अणुव्रत की सुरक्षा के लिए उक्त सीमाओ और नियमो के क्‍ 


अतिक्रमण से बचता रहूंगा । 
६. दिग्‌ परिमाण व्रत 


(3 मै ऊची, नीची, तिरछी दिशाओ मे स्वीकृत सीमा से बाहर जाने व हिंसा 


आदि के आचरण का प्रत्याख्यान करता हू । 
(0 मै दिग्व्रत की सुरक्षा के लिए निम्न निर्दिष्ट अतिक्रमणों से वचता रहूँगा -< 
१. ऊंची, नीची, तिरछी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण करना । 
२. एक दिशा का परिमाण घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण 
करना । 
३ दिशा के परिमाण की विस्मृति होना । ५ 
() मैं अपने राष्ट्र से बाहर जाकर राजनीति मे हस्तक्षेप और जासूसी नहीं 
करूंगा । स्थानीय जनता के हितो को कुचलने वाला व्यावसायिक विस्तार 


!,> 
ब्रतदीक्ष १०३ 
नही कछंगा और बिना टिकट या पारपत्र के यात्ा नहीं कतगा । 
४ भोगोषभोग-परिमाण द्रत 


() मै उपभोग-परिभोग विधि का प्रत्याख्यान करता हूं--निमलनिर्दिष्ट वस्तु ओ 
का परिमाण करता हूं -- 

१. उल्लणिया विधि--अगोछे का परिमाण । 

२. दन्तवन विधि--दतोन का परिमाण । 

३ फल-विधि--जान के लिए काम में लिये जाने वाले आंवले आदि का 
परमाण | 

४ अभ्यंगण विधि--तेल-मर्दन का परिमाण । 

५ उद्दर्तन विधि--उबटन (पिट्ठी) का परिमाण । 

६. मज्जन विधि--स्नान-जल का परिमाण । 

७ वद्न विधि--वख्र का परिमाण । 

८ विलेपन विधि--चन्दन आदि के विलेपन का परिमाण । 

5 पुण् विधि--.पुष्प या पुष्पमाला का परिमाण । 

१० आभरण विधि-.आभूषण का परिमाण । 

१६. धूपन विधि--अगरबत्ती आदि जलाने का परिमाण । 

१३, भोजन विधि--खाद्य पदार्थों का परिमाण । जैसे-- 

+ पेय विधि--..पेय द्रव्यो का परिमाण । 

+ भक्ष्य विधि--मिठाई एवं नमकीन आदि का परिमाण । 

५3 ओदन विधि-चावल आदि अन्न का परिमाण । 

> सूपविधि --दालो का परिमाण | 

- पघृतविधि-.घृत, तेल आदि स्नेह का परिमाण । 

- शाक विधि--पालक आदि शाक का परिमाण । 

> मधुर विधि-...आम आदि फलो तथा मेवो का परिमाण । 

. तेमन विधि--दहीबड़े आदि का परिमाण । 

+ पानीय विधि-जल प्रकारो, (भौम, अंतरिक्ष) का परिमाण । 

+ मुखवास विधि---.ताम्बूल आदि का परिमाण । 

१३. वाहन विधि-..वाहन का परिमाण । 

रद शयन विधि-...पलंग, विछीने आदि का परिमाण । 


श्प्ड महावीर का अर्थशाम्र 


१५. उपानद्‌ विधि---जूते, चप्पल आदि का परिमाण । 
१६. सचित्त विधि---सजीव द्रव्यो का परिमाण । 
१७, द्रव्य विधि--खाद्य, पेय पदार्थों की संख्या का परिमाण | 
भोजन सबधी उपभोग-परिभोग व्रत की सुरक्षा के लिए मै इन अतिक्रमणो से 
बचता रहूंगा-- 
१. सचित्ताहार--प्रत्याख्यान के उपरान्त सचित्त वस्तु का आहार करना । 
२. सचित्त प्रतिबद्धाहार---सचित्त सयुक्त आहार करना । 
३. अपक्व धान्य का आहार करना । 
४. अर्धमान धान्य का आहार करना । 
५. असार फल आदि खाना । 
कर्म (व्यवसाय) की दृष्टि से पत्द्रह कर्मादान श्रमणोपासक के लिए मर्यादा के 
उपरान्त अनाचरणीय है । 
१. अगारकर्म--अग्निकाय के महाआरभ वाला कार्य । 
२. वनकर्म--जगल को काटने का व्यवसाय । 
३. शाकटकर्म--वाहन चलाने का व्यवसाय । 
४. भाटककर्म--किराये का व्यवसाय । 
५. स्फोटकर्म--खदान, पत्थर आदि फोडने का व्यापार । 
६. दन्‍्तवाणिज्य--हाथीदांत, मोती, सीग, चर्म, अस्थि आदि का व्यापार । 
७. लाक्षावाणिज्य--लाख, मोम आदि का व्यापार । 
८. रसवाणिज्य--घी, दूध, दही तथा मद्च, मास आदि का व्यापार । 
९. विषवाणिज्य--कच्ची धातु, संखिया, अफीम आदि विषैली वस्तु वथा अख- 
शस्त्र आदि का व्यापार 
१०. केशवाणिज्य---चमरी गाय, घोड़ा, हाथी तथा ऊन एवं रेशम आदि का 
व्यापार । 
११. यत्र पीलनकर्म--ईख, तिल आदि को कोल्हू मे पीलने का धधा। 
१२. निलछिनकर्म--बैल आदि को नपुंसक करने का धंधा । 
१३ दावानलकर्म--खेत या भूमी को साफ करने के लिए आग लगाना तथा 
जंगलो मे आग लगाना । 
१४. सरद्रहतडागशोपण--झील, नदी, तालाव आदि को सुखाना । 


््र 


ट 


व्रत-दीक्षा श्ष्ण 


१५ अप्ततीजनपोषण-- दास, दासी, पशु-पक्षी आदि का व्यापारार्थ पोषण 
क्ज़ा। 
८, अनर्थदण्ड विरमण द्रत 

मै अनर्थदण्ड का प्रत्याख्यान करता हूं। इसके चार प्रकार है-- 

१. अपध्यानाचरित--आर्त, रौद्र ध्यान की वृद्धि करने वाला आचरण । 

२ प्रमादाचरित--प्रमाद की वृद्धि करने वाला आचरण । 

३. हिसप्रदान--हिंसाकारी अख-शख्र देना | 

४ परापकर्मोपदेश--हत्या, चोरी, डाका, चूत आदि का प्रशिक्षण देना। इस 
अनर्थदण्ड विर्मण व्रत की सुरक्षा के लिए मैं निम्मलिखित अतिक्रमणो से बचता 
झूँगा-- 

१. कन्दर्ष--कामोद्दी पक क्रियाएं । 

२. कोतकुच्य--कायिक चपलता । 

३. मौखर्य--वाचालता । 

४ सयुक्ताधिकरण---अख-शख्रो की सज्जा | 

५. उपभोग परिभोगातिरिक---उपभोग-परिभोग की वस्तुओ का आवश्यकता 
के उपरान्त सग्रह । 


९ सामायिक द्रत 


साम्रायिक का अर्थ है सावच्च योग से विरत हाना तथा नरवद्य योग में प्रवृतत 
हैना। इसके पाच ओतिचार है-- 
९. मन दुष्प्रणिधान--मन की असत्‌ प्रवृत्ति । 
२. वचन दुष्प्रणधान---वचन की असत्‌ प्रवृत्ति । 
३ काय दुष्प्रणधान--काय की असत्‌ प्रवृत्ति । 
४. सामायिक की विस्मृति । 
५. नियत समय से पहले सामायिक की समाप्ति । 
१०. देशावकाशिक व्रत 
मेने छहो दिशाओ मे जाने का जो परिमाण किया है, उस प७॥ '॥'' 
सोमा का प्रतिदिन या अल्पकालीन सकोच करूंगा । 


१५६ महावी 


१९, पोषधोपवास व्रत 


[] मै प्रति वर्ष कम से कम एक पौषध करूंगा | दिन-रात उपव 
की विशेष साधना करूगा | मै पौषध व्रत की सुरक्षा के लि 
अतिक्रमणो से बचता रहूगा-- 

१. ब्रती के लिए प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक करना आठ 
सम्भव न हो सके तो प्रति सप्ताह कम से कम एक सामायिक अवश 
मुहूर्त (४८ मिनिट) तक समता की विधिवत साधना करना । 

१. स्थान, वख्र, बिछोने आदि को बिना देखे या असावधानी से 

२. स्थान, वख्र, बिछोने आदि को रात्रि के समय बिना पूजे या 
पूज कर काम मे लेना । 

३. भूमि को दिन में बिना देखे या असावधानी से मल-मूत्र का 

४. भूमि को रात्रि मे बिना प्रमार्जन किए या असावधानी से मल-म 
करना। 

५. पौषधोपवास व्रत का विधिपूर्वक पालन न करना । 


१२, यथासंविभाग व्रत 


(3 मै अपने प्रासुक और एषणीय भोजन, वख्र आदि का (यथास' 
देकर संयमी व्यक्तियों के सयम-जीवन मे सहयोगी बनूंगा । 
(] में यथासंविभाग व्रत की अनुपालना के लिए निम्न निर्दिष्ट 3 
बचता रहूगा-- 
१. एषणीय वस्तु को सचित्त वस्तु के ऊपर रखना । 
२. एषणीय वस्तु को सचित्त वस्तु से ढकना । 
३. काल का अतिक्रमण करना । 
४ अपनी वस्तु को दूसरो की बताना । 
५ मत्सर भाव से दान देना । 
६. अप्रासुक और अनैषणीय वस्तु का दान देना, जैसे--साधु के निमि 
खरीदकर, समय को आगे-पीछे कर आदि तरीको से दान देना । 
संलेखना 


ढः 


हि 


(3 में इस सलेखना व्रत की आराधना करने के लिए निम्न निर्दिष्ट अ 


व्रत-दीक्षा १५७ 


से वचता रहूंगा-- 
१. हलोक सम्बन्धी सुखों की अभिलाषा । 
२. परलोक सम्बन्धी सुखों का अधिलाषा । 
३ जीने की अभिलाषा । 
४. मरने की अभिलाषा । 
५. कामभोग की अभिलाषा 


३. चोदह नियम 


श्रावक के दैनंदिन व्यावहारिक ग्रवृत्तियो के सीमाकरण का एक क्रम प्राचीन काल 
से चला आ रहा है, जिसमे प्रमुख रूप से चौदह बिन्दुओ का स्पर्श है । ये चौदह बिन्दु 
चौदह नियम की सज्ञा से अभिहित है+- 

१. सचित्त--अन्न, पानी, फल आदि सचित्त वस्तुओ की सीमा करना । 

२. द्रव्य---खाने-पीने संबंधी वस्तुओं की सीमा करना । 

३. विगय--दूध दही, घी, तेल, गुड़, मीठा--इन छह विगय के परिभोग की सीमा 
करना । 

४. पन्नी--जूते, मोजे, खड़ाऊ, चप्पल आदि की सीमा करना । 

५. ताम्बूल--पान, सुपारी, इलायची, चूर्ण आदि मुखवास के द्रव्यो की सीमा 
करना । 

६. वस्त्र -- पहनने के वस्त्रों की सीमा करना । 

७. कुसुम--फूल, इत्र व अन्य सुगंधित वस्तुओं की सीमा करना । 

८. वाहन--मोटर, रेल, स्कूटर, रिक्शा आदि वाहनों की सीमा करना । 

९. शयन--बिछोनो की सीमा करना । 

१०. विलेपन--केसर, तेल आदि लेप करने वाले पदार्थों की सीमा करना । 

११. अब्रह्वर्य--मैथुन सेवन की सीमा करना । 

१२. दिशा--छहो दिशाओ मे यातायात व अन्य जो भी ग्रवृत्तियां की जाती हैं, 
उनकी सीमा करना । 

१३. स्नान--स्नान व जल की मात्रा की सीमा करना । 

१४. भक्त--अशन, पान, खादिम, स्वादिम की सीमा करना । 


४. अणुत्रत आचार संहिता 


१. मै किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्पपूर्वक वध नही करूंगा । 
(] आत्म-हत्या नही करूगा । 

() भ्रूण-हत्या नही करूंगा । 

२. मै आक्रमण नही करूंगा । 

() आक्रामक नीति का समर्थन नही करूगा 

() विश्व-शाति तथा नि.शख्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा । 

३. मै हिंसात्मक एव तोड़फोड़-मूलक प्रवृत्तियो मे भाग नही लूंगा । 

४. मै मानवीय एकता मे विश्वास करूंगा । 

) जाति, रग आदि के आधार पर किसी को ऊंच-नीच नही मानूंगा । 
9 अस्पृश्य नही मानूगा । 

५. मै धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा । 

3) साम्प्रदायिक उत्तेजना नही फैलाऊंगा । 

६. मै व्यवसाय और व्यवहार मे प्रामाणिक रहूंगा । 

0 अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि नही पहुंचाऊंगा । 

- उलनापूर्ण व्यवहार नही करूगा । 

७. में ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा । 
८. मै चुनाव के सबंध मे अनैतिक आचरण नही करूंगा । 

९. मै सामाजिक कुरूढ़ियो को प्रश्नय नही दूंगा । 

१०. मै व्यसन-मुक्त जीवन जीऊंगा 

( मादक तथा नशीले पदार्थो-जैसे शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तम्बाकू 

आदि का सेवन नही करूंगा । 

१६. मै पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा । 

५) हरे-भरे वृक्ष नही काटूंगा । 

५ पानी का अपव्यय नही करूंगा । 





[ण्ठजपणु 
णज्पावर ०. भाएाठगज्ए 
चत्िजथज०५ 


भाप ए००्प-वाएत॒ 
एणाएश>00-०5 

'"विशुए०४]0 

ि्णए्त एप.४४ए१ ४४ (॥0ए9स्‍/ज7ल्‍०० 


'शणाप्7४६ ४४भा२४ एए४ 4एण्य> 
*छशभ्शा 

प्राणागाप्र ([शाए४ "9 २४० ०" परशष्त 
पएृआणा उ0० णठ०७२०णु ००४ एए 
शाणवाएण ण एण0/9०्णु 5४०णएशरा ५ 
/॥7०१ एश्ण्या्‌ 

"गृ"्०५ १०भाथणु 

एणाब्‌ 67०६ ३० ए्रशएशुशएप् 
'प्पध्भणषप 

श्पए्थ्र 'घ्यएए प्राण्पत थाएु॥फएए] 
पएव०॥7-0007७०० णणणाण्त्॒ 
पए्रशाणगा[ [श2थागु 


एृर््ण्एण्््स्छ््०03 
एजगथजशध्ज्पृूण०-गण5 
थभरा5 


#7श>णाए /॥एवे जूआ5 
२णणु]० /्था ८ 


7ग्रपण०० जथ९ 
गणथ$ 64 ए०१९व्ाञाआ ०5५ 
णा0प्‌ 

"गातणप्ा उ० ण0७२णु ए0 

7२१० आणाभूगश्थ [07707 थण5 
भा ध्णप्रणए>१प 

[श्परएए जाएरणा०ग् 


प्‌।/४ण०४३ जप्रण्गा०0०२ 5थण५ 
प्रशूणा्भशुत्‌ 


एृराप>प्रण्ण्देप्ण०3 


/#०0४०४४ एएए डप्र४॥४ 0 8प्रा[०एण००-ए 


७ दँश 59० घर श[धाव६5 


(०श/>णए्रश्तु (॥एव-गएणण्‌ 
प्रणएश्पेप्र०0० [0 ३श्ञा०७ 


पारशाएणफा[5फएपु 
शूधाफ्ञाठाए 
/4१ भृथफालशाए्रा ० एणाथाण०ध्प 


55्थाएपः 

"ए्रशाएशा# 97२५० शज०१ 
[शाए[6एप ० ए0०9०ण] $४भाएए 
भा १ण> 


ए्णाएए जृप्णणा०ज्् 


प्रणागगश्य कशाए गराण्पा।# [शाएा[लाएपा 


उ०१7णावेणु२१७०७ जप्रणा०-घ 
णाशआणागणु्र्‌ 


552०० 0१ एंठेएणपए (पु 
[ष्राप्गणत्‌70०06ए[0एप्न "7 
गाण्यणु 7० शाणप 
ं्रणगात78005 
3० एणाणाना०3 '0्‌ 
पृ००णत06ए & 


5०प्राप्त '8 
॥9ण%ण०पागु ५ 
ए्रणत्त #200०१ "9 


श०ण्णगए्०0 7४४ 4ा4॥9ए *6 
थभा[7० ए्थाण्त + 


प्रणुश्‌ ]0 ए्ा70( *६ 


प्राए '( 
000०5जापत "] 





प्रशाश्रापर [ए5गशणु 





प्रशुण्राणपफरा०00 


ए्रश्ूसा0९5 


इ्ञममकभरछाएप जुग्प ३० एण्मणृणवृण ए ब॒ *» ० प्‌ 
ग्राशप्रणाणाघप्र एयथ्यिणु 7(्रश्मुपरात्रा0> ज०॥ पराभ[यावए४> ३3०)ए *४)शुभ्ध्या० 4पएम्ग थे 02०० भू जग्पा >जग 


2022 कोशड॥8 : 


॥०॥8))॥९ “9 





है 
< 


भर 


60 : ध४॥979ए९८ 4 4धवाइाबढडाा, 


त् 








॥0 पत4४४ (0 709 छ& 
(ए #त्रसा एरणाए, एफ, जेणाश।शा (४७००४ 6, 
7,070600॥, 978) 


पए6 ४८णाणाएंट ९८९६४घंधए 0: प्रिएआना (शक्चा?९ 


वाएड जि त6 भएणाला ॥श8 ॥85 9९९ तत्व 6 टाब्राइटांश ए9/8 
थाएशापंदा66 07 0ण 50९००-९००॥०णांठ ४एड९॥,.6., 07 0पा ए8ए 
र्ण पाए, 6 एगाी02शांट भआत ९एशऑए्श[ए [00006 8 आंए: 
एथ्र507 भधाते, 038, 3 अंट( 50९००. एल 5, ॥076ए2५, 8 5९८०! 
गहणाला। गिणा था धाधालुए गरशिया शं०्यएणोाा गिर 8ए0०ण 0 
व़र्णत्णात ए४एला० [0शांट लाभाए65 गा शिक्षा 98 37 3(2४9ए60 
९एणाणाएंर बात 6०06शटा०0॥ टव्वाबद0ए6, ॥॥ 8 ॥9560 वी ए०0 
6एणा3$ ०णगगयधयां$50॥०60 97 ॥6 0]7% ०07 २०7०७, ०7९०%९ 9.प. 
)(९३00ए75 €( 3., 06 0027 ४०5ए ७.०. ]४९४४०एं० 870 8. ९८5९! 
80॥ 70908 067] जांतत 6 6०गाठ[6शांटव, &०००्रांए, भरा 
?0एएकिाणा ए_शात$ 9 3 जात इटव० ((९5३०रॉ० 00 एटडाट] 
८ण००१6 प्ञाधवा णाए काबइडाए 820070 32700 (#९०॥॥06श्वांट्यो 
थरभा865 07 8 8009] |[९ए९॥, 8००09378 (0 3 ॥8852 .क्‍9॥, एथ॥ 

१९०१ प्रशुंगण भात जधागरव०ए 8004 2॥8509॥6,7" ॥0 ॥2 
044 [6ए 808५ 85 ए00/वपरा पाथा प्रल्छ5 क्षा2 035९0 ० 8 08 
शक शत 5986० 725680॥ गा्वश 95 920॥ ॥806 50 शि. 
(शा ७००६ ॥85 एशांगा प्रह्ला000]0छ्ांट्गीं 30ए2979265 0एटा 
(९४(0५४४६१६ 7९70०7, ४ए गा ढथादश डाप्रवए ८णाष्रातेशड धस्‍था 
गर0ण6 ताइाांट €०णाणाएं2 लाधभाएु०8 88 था. धॉला।शीर€ ॥0 
<94४09॥6.) थटइ8ा0रांए धात ?९8४6| 2णाटाए068 फितिशागरणा८, 
पक इपण। €८णाणां2 लाथाएुटड 88. ए05596 ०ाए 
भिवंदालादा लाद्माहुटड करे 76 एवॉप्रट5 द्वार्व॑ दाग रु मादा 
९८८क [07 ३५] ए०एात <व]] (, ॥ गा टीवबॉश णांधा४07॥] 


पृ७ 80४2४ 0 [0 98 - 67 


हाएदा। बह ध आरछ शॉपंट बाद  आरार बरपरप्रबंट /00वावेड फ्वाप्रार 
(८गए9४ं5 80060), ० ॥6ए श6 88 ग्रा।ह एणातिएा$ गाए जोर 
णीश$ 8ए6 830 9४606 370 706 तथा 70007 ए४85 007॥8॥60, 
वी 8 76ए़ 500०ए ३5 9058206 ०80 प्र, ॥ #6 [॥006४४ 0 
46ए००9॥8 7, 3 7०ए ॥प्राधा 00॥9 280 06ए९]0958, ० ॥] ॥06 
॥0068 छाई, वी 8 णिातशशशाएं] लाभाए& ००८पा8 वा 
८णांथाएणभए शैशा5 लीभ4ए० शाएपटाएण6, 

एाणाणा॥2ए, ॥6 [एउ 76005 6 शावरीला  ॥6 शत 
ण वृष्चांएा०, ०४320, भात 06७0809ौ2शा0] 80 
एाभग्टलांशांडांट 0 0प्ा ॥6, ॥70. 52९8068 9, [6ए 762/60 
०्णाएलालए थी एजांगल्वा 270 50०2टांव] ९0०५, शांगि0ए ए्रएं॥0 
॥€ींडाए जगा टक्का 90580]7 96 7806, एैढ ॥6फप एछा6्था। 
ए8]०४०]९ 0989, 300 (णा 6 45 76 66३४] ज़ञां]] क्‍06 6८००णाणा॥९ 
झाएशांणो 07॥76 गप्राशा 7806 88 8 ज06, ॥5 9058 968 शा0 
॥5 04॥265. शा ०णाएप्रशंठा, 4 3 प्र लगगरंए शात 8 ॥0फ 
भावाप्तंट 0एधात$ पर्वापा8 धार 76068589, 8 शी ॥6 ॥06 
एवप.॥8 ७6७८४१5९ एंड तत्याधात 48$ 50 णा।शिए 0 गा 
[7॥]080०ञां८व ए/थ॥865. 

&4 76 णाध ९०११ ०0 6 2धाएं डांधात5 8.9, 8$0प8९०५, 
ज0 5 850 था ९०005 9प 8६ 6 58॥6 #6 8 78004। 
॥ण्गागाड, सींड तद्ाधात ि 8 स्‍9ठ09] प्रप्राभा दाक्ा26 4$ 08860 
० ए० भश्णाला$ : पर्व 0ण छार्इथा 50०४) 06 ॥9088 05 
86९, 970 हा ए6 धा6 ॥690९0 0 भा 220707रां८ 2088870[/९ 
एषा]655 ऋराबठाट॥॥ए लाभाए6 0ण 802०4 5ए४०८ा7. 

पृ)6॥660 (00 ज़ार्ण०णात प्रणराभा टाभाए6 शाध285 70 0॥९ 
38 97 लग 06श0ए०8 0.79॥70, 0 077 385 8 75एणा०6ट्टांप्थ 
तल्चातक्षाएं भांआा।ए पिणा 6 एशी022070० गक्कण ए 0ण ए65थ7 
5029] टाधाइएा९, 00 3]80 35 3 0070/007 [0 ॥6 ४66 8प्रा५४ ५४४ 
0 ॥6 गणाशा 78०९, शा वंसाए 5 ॥0 [णा३8श णाए [6 
सिवा ण था थाांस] 7 7लांशा0ए05 त:2॥8॥0., ४0 6 80.) 
व6 गा गांडगए पर एएडंटवा ड्घायंख्वा ती #९ ॥ग्राद्दा 7406 
ब॒ध्मशाबंडद गा ब-बबांट्वा लावाह2 री #6 मरद्मावा #2ा।, प्0फ्०एश, 
93 ९8726 णए प6 गणाशा ॥697 5 05576 ०9 0 ॥6 ल्ड्राथा। 
वि ताबडाट €८0707रांठ भा 500०० लाभाए९5 0०८0 पीध॑ शए८ []6 


62 : ॥६॥9ए८८ 4 207॥5॥85028 


शा ॥8भा 6 लाशाएड 67 द-्८इ्च्थ्८ ८ ८ च् टटंणय्श्ा घाए १८ 
एंधंणा ॥0 80678 ह[. 


| एः हि 
5 वश8 शा है(शिार्शी ए९४0 (४2४एए778 7 


0॥॥0 090 परथा[णाध्व 50 धि: ६:घ ८) 5+ च्ट बट ऋथा “८८ “कल: 
8 भार णराथा€एककी5 लू 5 ५१८० इट- 7८8 बिं>5 २६ ८75: < 
0॥एश ज्ञा॥ 0005 [६8 & स८ ट5>-5ड ८६६३*५5 ए>ग5 +- ८-- 


शाए३६ [6 ॥0000ए छल्दए: ६ द-थट ऊताझ:८ ऋप्पा्ट उब:८८ 
08४४६ व शह्फ्र 08 065६ ६0 २5४ इचट्टे 
ग९ | थीध(6 ०६ एप ४सिंद्दौोंड 65 >:व रे ८75०, बजट 
॥056 प0 ॥४ए6 धाहए5६6 
(000 0007९. 
प09890550]6 [8 85 ६ाएप्ड्द४६ 0: ६7 >उभं० 25, घट 
णि 8एएंए३, 5९शा।५ [0 928ए6 ९६६६६८ ६0 प:0+:2:5 एड ? 075 0£ 
608 00श०5 छक्ताशावरणा5 छ ०8655 [६2९०३5 एएव&संघ:० 
पभाए 4९४०६ 9 ग्रा2६6 ॥ ए०६ज0]६ ईठ ४88० 0 छः<दाठ6 फि5ए 
ग्र0. 008 इणाधागाए र्िब्टम॑एट $0 200ंते 2 ए4४४5४09#8: 
धा(९5४ 00ाश्िष्वा००5, 7680]एर075, ठी58फ्राध्याध्या श्र55, शी टरॉए2 
6 पाप्ार्छांगा हा [6 छाएगशा5ऊक 26 7६०0छप्रांटटव_ थात॑ 
-जाधागाह5$0थ।३ त00007650ए6 धदण ए८/ प्रणगगाए 084! 
7णॉभा०8 ॥80ए9था5; 50 500 छ& [€३त65 शत ॥6 [६० 
भ6५॥९(28 गा ०ताउलंशा००5 शात छा राग 0णि उप्र छए 
#णाए ॥6 ॥एएथवश्ाा०८ 0/ ता0ज़ाए 6080 शत प्रशटाआंपर 7 
वध्गंशा। कारण, दे 
वराणाश छफ़ाधा8वंता 5 पर्व 6 इछतिंषगा6०55 6 5एडाछा। 
+गीश९5 प८९६ [७४१९5 एश[०6 एथ50ा9ी 5ए८ट९55 708 ॥ंशा५9 
गिशा 500० 7059ण50ञगा।ए, ॥६ 45 ॥0 [णाएश डाएठेताए जाथा 
एजाद| 40९5 आ0 9घद्न65३ €ह6टपररट5 परधंद6 662९०ै६ंणाड ग0ा 
धथा। (0 ७६ ० धाथा एश508 30ए87992०,०प 2 [6 56 पि6 
गए शशि] शात (थाएटा005 40 ॥6 ठणाएपए्रांए- [70९60, [£ 
5९|8॥658 ६ 006 0( ह6 एां॥85 0९ ०07रथाएणबाए पएाणीट्वो 
धार, जाए आा0०6 त69 3० 0गाद्ाज्रां56 ? पृतालए १0 प0 5९९॥ 0 
आर शाध्थ्त (॥8 5फागरांडडंणा) प8:85 7००९ 5णजंपे 
-.> गी6 एपा5्णं006ए०॥ पथ ठजाल्वा प्राठा2३888 20070९ 


ट 
($॥] 
४" 
(| 
को के 
ए 
काक 
हे] 
[पे 
५ 
|] 
|! 
ए्‌ 
|| 
(रु 
[ 
(६. 
|! 
। 
॥(] 


|] 


"6 ल३8ए९८ 0 [070 


5प्रटी।] 88 0 शा क शा 0जा ए65 थाते ॥ 6 ॥ए68 0 
था 5900865 भात शाला दाातला (न 7. 2986, 7/#6 ता 
जएधं(007 077९ (/॥/4). 36 6 ६४6 ॥76, #6 2209] 907॥0 
48 950 80 52979 ८०णा०शा॥€त ज्ञात शा शाएशे6 शि।5 गा 
(6ए 99ए गत6 ॥शा।णा 40 3 हा 4808705 ॥6 9श50॥॥| 
॥29॥77. 

जहा भाजणीाश क्ेंभाधांगा 0 ॥6 9680तथ7॥)॥ग8 ० 0०ए 
डप्रशंए्थ प्रशााए 5 4 6 टीभशा225 ॥ [9 4 ज्ञ07ं 06 
ह€वणां४0 भर 50 ताग्शांएट पक्ष 9९096 फार्दलशआ 6 पिए्€ 
0४3४70[76 40 ॥6 580०706 ह6ए सर0पए6 ॥8ए९ 40 7986 ॥0फ्र. 
शक्रतप्ा 406967%5 १68ट7एाणा ए भा >फ्शांशा०6 ॥6 ॥80 
0णााए 06 5छधगांगा एज! एश 45 3 (शाह ०उवधा06 0 ॥85 
ज़ांत88/280 भााएत6: (0०6४९ 5४ गा 6 2णराणि।806 शं। 70 
4 ग0॥70 ज्ञां6 ]6 80एशा26 07 प8॥00१5 60098 9५ 72[70766; 
पशाल ए४8 70 607 8 ॥6ए च०एंत धाए6 0णा78 ॥6 ए्रांर, 
370 एथए धरं72ए ॥6 ज़णए0 98 870; ॥6 ०000 58५6 |5 [6 09 
व९शाए, 07 6 गाशा। ए३5 20 शात 7क्षाएए, 0॥8 ॥0056, शा) 
370 0029; 50 ॥6 89760, ए835 [एल [र5इ0ाठ, भात0 जाए एए 
9708 8 प्रशा826 ए85 प्रांड ॥8 53ए९० प्राधाए ९९६३ [80 09 ॥6 
€रिणि5 ० गरंगातए [०णाशांडड, पफ्मांड 45 50 ॥6 सात एँंए 
एशाब्शं०्पा धर 000ण5 ॥ 96006 शा० शा प्रंड: (गाए भीश 
विधा] एणा0020 भा <ढशभाओ॥)9007 9 ०0परॉत [8800 (6 ता9808ं5 
03 228२९ ॥[7655 760एणां।72 प्राधवुण 5प्र22०फ. 

6806 707 ॥९56 6ञीशाहांणाड 0 विश प्रात 938 
गा पराक्षाश$ 06 870 १6९॥॥॥, हल 5 भाणाश, जशींयि 8 0०१९ 0 
एए 7085078 ति जशञाप्राएु 5 900, |थि (0 6 शं९ज ॥8 ९ 
]8ए6 70 धोॉशा॥क्षांए65 40 6 77060[3 07 ०0790726 ८०[ॉ9ाॉ५॥), 
$02ंग तत्या०्लगांट त $0ठरांंल 50टंगीडा, ण॒ णा0०भी९ 
““#88टांग्रा जंग 8 आगधगग्रठ 08.7? पफ्रठ 909णैशाए एई पां5 शंध्फ 
$ ा88ए त76 40 ॥6 बिठ 9 ॥॥6 ९ ]95 060॥ 7806 0 
5प्वए ॥6 ढिकडांणाऑए 0 ९॥॥8ए 7९ए 5029 770086]5 870 [0 
€एथाएदा। जाती 607. ॥0680, 35 [08 85 ॥6 7000॥8 रण 
502ांग 7200ा5श्भापटांगणा ज्यों 70, ९एथा # गाए एशा५9,५े८४ 6 
[0806 07 6 920०ट09467 0 005 96४ 705 ज्ञात 5टांट0९ 


64 : ४॥9ए८८ 7९9 /[5॥959 


शा? 6०7१०९, 6 व9ट्ञएशीणि जी 06 )8०प॥९ 0 शॉं5ड०शॉी26 
॥6ए भा 6४90 भि।शी ९९४. 


॥ (ए00फप्रांधां00/ +ि2४०0८८5, ख्राणं 


#0ागाशा: 55025 मं॥ 


अक्राक्मा2009897 747किंय ली व्राव6 डालो एार5शां ॥6 
0॥0गाए ०णालेए्ञंणाड ४00प 6 ए5६ाई ए0ते आंपकाणा : 


4. 


2, 


00ाररतशां।ए एाछशथाए (6ए०ा॥0029 00 ए॥॥०४॥75 0 
00७॥३णएॉं०ए 00 एशिा०८ 5 छशा05४ए ०ए2८ए००?ए४८0 70. 
पुप6 शए९ ४05006 एप्प 0 980ए६ 8॥0 6 ॥96 
00 ए0०एएभरांणा छशञण्णव 8 प्राधुंण पांप्रताक्वाा0/65 40 
80 शा )एराशा छा शा5. 

पुफ तीड 06 ॥एगरा ०899)ॉनिए 0 एा007९6 500 ०५ 
€णाएशाणाब परर्धा5 ॥8ए8 एशए 7९भए 0७श॥ 7९80॥१६0. 
शक्काथा७ ता 500एछ7ए गा तुं#प्रं0प0॥0 (9ए8 37830 9 
76560 [॥ ॥0पघशष्ाए वर्धा 0 पगा9्शीए शत 
णात॑थाणएपंग्राव्त ण. प्राभा0णांड०त0., 5076 40-20 
प्रापणा 92096 भर धारा 40 66शी॥ धा7एवीए 70ए- 
#थिाएा5 (0 08856 0000 एाए0एली०07 चित शा 
(शाव_0 8002 ८४(९ वी6 तलाथांगशीणा णि ० 
शाणशात्राथात ज़ांसी 07 पा ९एथगपि[।ए 72706 
॥6 टबए4०६ए 06 ९ शा (0 छा0त7०6 00. [8 ॥0 
0६३ ज़ीशाश शाशाणाएशातें 08087 ॥85 70७ 8076 
80 जि 9800 96 ९55०॥रा भी ए ग6एथओंएण6; [8 905806 
वर ह6 ०४०2०ए 0 6 एगाश 0 5077णाँ #778॥ 6 
88. फझशा.. एथाशक्षाद्गीए. प्राएभो०पै. छ्ण्ढा 
(€णा।0[]0श्ञीटव *इएटट2556877.._ 85 870/0०7079768, 
ए०शाएं१65, भाते 0 हभांए प्रा।09श0 लिधीशटा४8 876 
प्रशु0ए ०४७७९४ 66 शाजाणापएथा। तैलंशांणका०- 

॥ शाह ॥5 2850॥ 40 एल€ए९ पी्श ए0एणैंभगांगा शा०जणाी 
परल१5९४ धा6 छा002४०ॉीॉ४५ ० 4 ला एणापफ़ा06 
98206 शात॑ 0 3 तरद्यातरोणाएटी6श फ्रभ- एफ्तल ८06 
एाएएंतं९ था णातंदडा7806 “0607 786 500॥0777 40 06 
ए0एण॑क्षाणा छाततथा; ०४० 5 7"०णीभौ ५ ०४०५० ० 
06९50099९8 लंफजीसराएणा भाते 8एढा 0 आाशंएए 7070 
$चफांशाड 00 धचाएलीणा, 


नु0७ 92०९ 0 (0 ४86 :65 


न्‍्ख 


6, 66 8 70 [00०700शूां02 ए॥980682 0 6 ००ण॥ए65 
० छाकाशाड$ ००7ए0०थभा३९ ॥6 79कर्ण॥ा07-900'- 
शाराणाशशा लाड॑ंड, क्षैत00शी (8270028ए छकथाए 
धजजाहव वा इपटी शार88४8 35 एणीएाणा ग7क४ाथाशा, 
९०णाध्रणरांट्थांणा5, 70 शिाता7ए ८णाएं दशा ज0एॉ06 
785॥9ए6 8$8ंडाक्वाा26, 7#2८. 982 50/द/07#8 १072 
द्राव्का्रांट बार ->बुएंव 2ाधाहुट४ के ॥पशात्वा। दाँपि।रदं25 
९8०2०८9॥ए 058क्‍6क772 0 7९ए70000॥ए6 0श०एं0ा, 
९९८०7०णाओंट शा०्णी, 2९०ा०0०2५, 6 ४एणाणाएशा, 
76 ८070 76807॥60. [47[7985 80060. | 
8, ्णला?३ सि068 006 फ्रलात6 (शाव ० दाधा86०) 5 
भाणीश' 76९०7 ग्रणाद गीत 78का5 गर्या।0. 589ए90०75 0888 श6 
झआाग्रीध 40 $5द्राप्राइ्बरताला'5 00शी 655 उतात्व, धाते॑ गी5 
ए0०आंणा 5 थ975 68762ांगए उगाशिव्या।2 9282८0056 ॥6 [5 
व6 6३06 0 धाढ 860०9 फएशाठलश्ाट छश्काप गा 38660- 
'ज्या।शाएश(? भाव 3 ९णाएशं॥080 ?068४शा।. 7४०0 00078 ज0[6 
86 णएी 6 इथा6 0ांथरानांण, 776 $क्कार 3०229 द्रावं ##९ 
40९7००0४77 ०0 777८. 
एरएलछा क्ा॥092 ॥6 50शंल 900 शाा$, जोश 6 089 0 
(6 72587 202 ० फ्रा2वंट४०7 85 ॥॥ए8ए5 9687 800, र०९०6६६ 
86 0682ग्रागा8 [0 572268 पा ८095त597व07 06 शांप्शा (0 ७ . 
€८०॥०7ए एांग्री०पं हा०जाग, श. परशांजी, 3 ठं5झं007 ४शरांश 7 
6 ठएथाशभा 972०70टभांट २6एफाओंट, [/000568 8 डअंशी०, 
0[0ए08 &207007 ्रं2 0४7८९, जागंदा 3076 टथ] 8फ०8806 
व्वुपभाए भा0त 8एथा 6 09722 ० 67वा906 07928 ॥0 [6 
छा05ण886. 4850, 70 972 5076 0 6 7708 0ए(8॥879778 
प्रशणाव इलंगाएंड5, ९००7०ागरंडड, थातं 2०02/9ए॥#25॥॥#650सं6 
एक्राणा ग्रह 40 ठा50055 “५७ 870 मी सरासाणाशइशा! 0 
प्रथा 880008 ए&6 6 7250॥5 0 06 (09 ०२०6 8४7065, 
सांगा ध्रढए ०गाशंवधल्त गा 3 इज़ाएगीशांट शा 76572०। 
झञव, एणंगगाडह क्‍0 ॥6 ०0ारंतंध6 ग्राध्याड ए ॥6 ४०065, 
€एशा ॥070श॥ ॥0 ब/००ाह शांत तथा, (5०९ “'[६८ा॥॥००६१/९ 
भाव एगांधाए! गा हा6 हांणां्शाष्याए, णि 8 6एणा रण [785 
76602.) 


66 : १ध3॥93र८८ 79 /700509509 


- पृ 708 7/07/9॥/ ०07 शा।ए0क्षए गगा7006 2८] भातं 
॥58070४] ९[82580॥7 07 (6 गपराक्यांडा हा 5 ०णागाता (66 


(008 00706 ॥॥ 4.एग0ित ६ 42 2ीशमंब का ए20%8७- भात 
का कां$ त6एंणा३ 90058, 


प0 ०ए८९ 57 40 96 


६-0॥0॥00॥08 07 प्रया।क्षा (ाज्ा2९ का0 
६8 7#९40४॥"४६ 0० 6 बि९क्ष 'शैक्षा 


#्ष्पराया2 76 ज़ाथा5$6 5 7([|--विभ णाॉए 8 णिावीबराशा।शिं 
लाभाए6 वार दाभधबटाल पिणा। 8 [॥00070679706 ०0 ॥॥6 
॥90ण॥82 77006 [0 8 072007रशाभाएए 9थां।2 77006 0 €द्रांऑल06 
ढभा. 88०6 एड गण. 3 एछजएटाएण6ट्टांट भाव €९९८णा0णपरां० 
८898007॥6---6.. वुष्टशांणा. धांडट85:.. 5. |ध826-8९4४6 
लाभ4०6००6श ंटभ जाभाए6 905४796, 870 [६ 80, ॥0ए ८४॥ | 06 
छा0०एश्शा। ४00पा ? 
[ 5९४6४ धीवा गाना लाधवटठाला ट्य। ट986  0688 
९0०74ा7078 €ड्रांड : 
.. 6 ध6 5पर्गगाएर शात ॥86 36 [98 ज6 06: 
2... श९३९४८००श९॥ा२28 ॥6 णांशा)। 0 ०ण -9शा९. 
३. एछ67९०८०0श27726॥90श6क्‍8 8 ए8ए00एश८णाए]ड ०ण 
क्‍][-00॥8. 
4... 6 ३०८०ए 9 7 तठल (0 0एथ०076 0ए ॥॥-0था78 
छए९त्रप5 00ण् टश्ाधा। 70ग्रा5 एयर भातं 2)भ8९ 
"-0फपा छा65९०गा [॥3९॥0०6 0 6. 
पफ्०४९ 07 ए9णंग5 ०णा6590०0 40 06 ए0प ०06 प्रणी$ 
४ 0 व 5485 06 ह6 छेप50975 (६४०णांपए 0६शाग? जा] 
(6 8थ्राशा्श ०णातएंणा ०ीएणगत्ा ढ्यांडाल००, #00श 70 शां। 
208868 0/]॥707ा -9द्ाह 606(0 इ००लंगिंट॥रत/शंतए॥] 9 500४ 
लाएप्रा809025. 
पुफ6 इथा6 एागटंछ6 ्॑ लाधाह० गर्भ लाध2टॉथां265 #॥6 
ग्रत्माएत5 0 ॥6 छ0१6॥8 ४50 णातला65 (8०78 068 ० 
88एशा0०ा, [0 0567 0 ए्रातश्ञडाभा0 [ञं5 व 5 ॥60255श9 0 06 
9९ गीवा 0 ३३, 35 ॥6 विागराइशा[ 580, 20॥राग्रएांड॥ ए०३ 
70 8 वि 809, 50 8 ड6ए ग॥ ॥6 ज्ांडणांट्वां 66ए6७]०ए/ए0ा। 


468 : ४४॥०ए०८८॥४ 7९3 0775॥359 


विश प्र&७ 0. फणशर्ा8ह वीणाशा ऐशाएड गा. 056 
$000-60०ण0॥ं० थशात 9070 0०07त0075 9 पर४6 96096 
प्री्माभा--ञरांडजाल$ 07 धर95, प३९०ा7व65, 200 गीली 0चजा 
(060, 

(भर 5 ग्रिड 5869 छ85 0 जात त6 एणापए ०३5५5 0 म5 
॥॥6, ॥6 वा09 शांधा॥6१त भाते प्रांइ्शव०]6 ०855, #पद ग6ए 
आर्यिथि०व, म& धांध्व 40 0650ए क्6 वीएडंणाड 8 शात४१0 ॥0 
00एथ ॥6 प्रणाएश३? ॥एशशा€55 06 गली प्रांडणए, मरींड 55८070 
#00 ४३5 00 ॥07 [6 ८7८४5 6 कांड 5ए्िगांग३, ज़रगांणा ॥2 
ए०॥5 0४६ 86 ॥7 #8 वरवापा6 0 एथूजांगाशा 370 [6 टाीधइटांटा 
ए 8680 थात ॥एशषा०8 880 066एथापशाए 92 6 स४[जीशीडा० 
5ञशा ज040065, पफ्नांड शा्एडंड 07 6 ०४05९5 07 ॥6 
४०8! 5एरविद्यांग8 (097 पर ०79 गाला5ड) ८0राएं7ण6त [6 
गभा शञाप 0 (४७१ ज्णा८, पार धाबजंड 0 टशआॉधीडतंट 
€९00॥07फए., 

मी गांव 869 8६४ [0 तधञाणाइध३० पा 6 50778 
00७0 0६ ॥धग्र0ए०८१ ॥£ (6 ए०णातांधणाड 60 इपत्याएु एछा८ 
रबर व ह6 0णाग ड69 ॥6 आा०फ्र्त धिलपालए एाइलां०8 ता 
गा (6॥69छ 80८8] $5ए50॥ ही जर0परातं 98 736 0776 50रव००॥९४ 
॥॥6 0]0 5ए&था।, 0६ 78८९४, 4980 40 [970000८८. 

न कक पाह00 06 छात्र फ़88 655९ाांशीए आंग्रीशि, 
सन शराकपब वि&एत॑ 5€८086 ह6ए इणॉटि०्त धा0 [69 
पक #47 ॥6ए इपरीटिल्त, छेप ह6ए ज़ला० ए्र<एश्रीए 70 
शाह 0 वा [69 5णीटिट्त गीला. वृक6 ए59ला०गार्थप्रई 5 ए508/ 
हक 80 ॥6]0 9श0॥5 हए6 पए पिला ॥0ए50॥5 400पां 423 ९ 
कपल भाप 697 ए]8 पशा [-0 शाप ए28॥9 ९०55 रण. 4० 
दा ॥8 0ः ॥6 ॥4[ए7८ 0० जापारांतंपश 0 5०एं८ ॥-02728 [5 
ता एप्रादफञालांगा, भात एक्वांएपडगरलप्ञालला5 ०शा तीलि- 
गज 0०णा एछांलण8 0 शात्र 6ए 5प्रीलि गिणा 5 ए5ए४॥9 
जवशाभिा6 ताणा 679 तुंब॒870ञं5. 6 6555९१08 0 6 
२59णा०४3]एञॉ० ए0०९६५ [5 ॥0 ॥6छ गराध:6 एथ्वांशा।5 8एशा8 076 
८4528 0६ शा शाह. | 
न 4 07580 एशा०& 0९ 5८ 7007०१2०, ए4ी४05 ट्धा 
हि 3 हा6 ब्दा 569 : पाल वा्ंशा। ता प्रथा ग]-0थाएइ एथ॥ 


एणापतणाड 0 सणाशा (धा2० शाप 6 ए&३/णा८५ : 469 


96 ०एा60, फा०्शंवटत 8 ट्वा525 शा6 0076 3ण9ए शा, 
गिलप्व?$ शां०्ण ॥85 ॥रल्या 00 ॥7 ॥6 7छ्ताठडडांणा ए ट्थांथां। 
ग्रधिधा[र6 6एशा5, पाबमा।णाबोीं. एडटी0का9॥ एंड --86शा5 
658&गरबाए गठा [0 32706 णा 6 7९९0 [0 6 0णा॥। 79णए, 
॥0छ९एश, शिथाए छ४एला0भा4ए58 56९॥ 0 पंत त, 7ए 
॥50६ ॥्रझंंश॥। ॥0 धा ॥९एा655९60 ॥85 3. एण्स्‍भाए९ रवि, 
[70660, धरांड 8 णीशा 6 ०४४९, ९5०९८०॥ए जञातशा ॥6 एवागाशा। 
5पर्तिशि5 पणा लाटा॥इटा966 8ज़एाणाड, एटा 35 ॥एशंशां0] 
0० 0086580णा8| 8ज़ाए0०णा5, डउिपरा | 60 ॥0 एथां8९ए९ भाए पाए; 
[भगाए दा 96 बगांएए2त 97 एशइ३0णा8 ज्रा0 इणिि गिएणा 8 
श्थाशव ॥[क%शाएं धव0 0 शाणा 8 ग्राभा26 थी ऐाभ2टांश (8 
7९९९55१ए, ह/९55४ #727 टॉाक्ाहु2 #९ं' [द्वटां2९ री 2 क 
बलटछाबंद्ा।टट 2! ॥7९ कांव्राह2 के सांवाव्रटाट" #॥27 #द्धा। #0 
धलएं2एट,.. 707 गाड06०, 06 का शा9ए28 ॥6 66790॥0007 
07॥7कंशंता॥$ पयं। 00075089, 0ए थी ॥6 |॥3828॥65 82ा॥60 
जा 820णाएांशा गरणीाएर शां।8 प6ए 59ए |7 #॥6 50॥6 
शि्रलांट9 शॉपशांणाड 67 छठ शाए 7 92०0० शांशाए ध॑ 
8686 ॥ए88॥85. 0 शांए6 ॥ शआं॥ए6 €रक्ा॥06 : 8 अणावशा 
ज्]056 8पतियिार 8$ 70060 गा कर १6०९११2॥2८ए ०ा वगीशथ 
विश, 6एशा ह0एशा 6 ॥935 पाडंशा। 0 06692 0४0865 
णी पाढ १&कएशातथाएए, जा] गरण इ९थीए दाभा26 प्रा285५ औ6 
दकाव्रा26४8 गला छा9०6०6 ० ग्रलि, णि [एडथा0०6 86एश४०65 
विगा काश शशि, 0068 70 802९96 गांड 8ए0ए5, 80785 ९ 
॥87 भात एवा॥ 9 656 छा3टां29] 8608 (0म्रधा(5 ॥06.87- 
0०॥०6 वएए. #छांड्रा। उश्कब्ाबाथ्वं #०का फरावटीटरट 7शावाग 
772[८८४०८. 


पृफा€ छत शिवा) 


परफ्रा&७. णिालीएणा ० 6 गल्ण 500०५ |8 ॥0 ९00प्रा82० ॥6 
शाधए०॥०8 0793 769 /६४॥), ०था।25 जरी056 जाभ2९०० शाएएरए९ 
जा €चांएा 6 00ए॥78 (०१॥6४: 
-क एञ27655 00 शाए6 एप 2 िग3 ता ॥4णंा।2, 7 008 0 
णिए 9८. ऐ 
७ 5९०7१, इथा5९ 0त670, 70 ०07 वठ6७06 088९0 ० भिं॥ 


70 : ७४॥४ए८९४ ९9 5005॥9807 


॥ शञी४ ०6 ४5, "ा ०९5 7680 0ण 72960655, ॥र/&86४|, 
॥096, 5009भ707 शांगी #6 गाते श0णगाते 06, 5640 07 णा 
0768 66४॥6 0 ॥8ए९, 40 9085565$, ॥0 207.70॥76 छणा6, शाठ॑ 
॥॥5 08600776 [6 8]98ए8 0० 00675 000856580॥8. 

& 800९000008 06 6 8० 8 70000ए 8॥0 7णग77॥8 0प/806 
06586[९ एए& प्राध्धापंग8 (0 ४8७, ४9 पा गांड उवंल्य 
06एशावंशाए८ भात॑ 0-गरा९7९585. <श 980076 . 8 
०णावां।तर जि ॥6 68 8टएशाए 06ए0060 40 थार शात 
शीधाए?. 

& 2०॥7 0ए एा८8शा। ज्राश ०6 8. 

& 7207 [9 ०076४ पिणा शंशा।रु था शाधां।ए, 70. गिणा 
॥0भ0)!॥ए भात €डए/०४ग९. 

९ ।0ए6 80 05062 0 [6 ॥ थी 8 प्राधयां४88075, ग॥ #6 
709]6686 ह॥॥ 70 र॥295, ए०प्रध, थी तक 5 66३80, 00। [ 
भात ९ए2जपगाए 09 एशाशंए75 0 क्‍5 छा0एव। श6 5806१. 

€ प्रञ्ञाए ॥07600८6 ए7/6९0, ॥88, भात ]0805 35 )रप९र। 88 076 
8 ०४))४०]७. 

€ [॥एा8 एांध्रएा छएणजञांजाह 005 शात शांत 0४075, 
0608056 076 [85 ॥0806९0 8 590९ पि/ 0068 70 ९पुणा।6 
08075. 

हे >6ए९०एछ॥४ 076१5 एबए22०ां0ए 0ि ]0ए8, [02थीश ज्योति 06 8 
ए१03०७ 00 ठ(ंटआ[, एाइशधएंगतशारवं ॥0727 

छे जा०तता।ए 076१5 ग्रधाटांडडांडा। ध0.. 300९॥॥72 ॥76 प820० 
(फ्रधांणाड व #छला। ] शा ९०702. 

& !(3[072 06 शा०एी त्॑ गाथा भाते एा ०658 डि0७ 
एथाए5 6 इपजञाथा6 808] 0 [संग?- हे 

€ [(0णाा९ (8 (0९8८ (गांड श०2), ठंडटंए6 ॥66/720 [0 
0[ए ध6 ॥60८६5५४१५. 

हे विाएजाए, 350, हवा 70 हा०शा। 5 क्‍6209 पीठ 0065 ॥0] 
एपप्ण जा 8 इापटांप्राट, 9 धाएशा॥2, 00, (6 का शलिशा९८ 
0शएल्शा इतएटाए& 8५ शा पार त्वींटि जात (068 7 85 
था क्षा|0प6 07 70-, 0 ॥8 0290. ॥॒ 
9०ए००ञंत्रएु 6१३ 792॥90॥, 70 35 भ] ९४०४०८ दिणा। 
"४७९ लाटणाहशा०८४ एं 35 ॥6 शापलेएआणा हि प 


॥- 


है 


(०ावात्तणा5 ई शा (9922 धाएं गटर टिया 


70565, 35 8 ॥6शाड ॥00 60 32ए9ए ज्ञात 0697]6 
लॉाटफणागडॉशा085. 

& [० 06८&ंपांगएर जीशड, 9ए 250 70 #था।ए्र 6०0०४४९( ७ए 
0०ीशड; ०76 ॥8ए 56 ट्यी60 770००7 #9पां ग्रणा प्रधएट, 

७ [0ण्रा08 0768९ ॥00 णाए (॥6 5९ ०१6 |70फ्र$, 00 950 
॥6 5७ णा6 0025 ॥0 सा0मज़--९एशा 0फटा 006 ॥85 8 
डप्राएशा। ह096028 0 ज्ञा।8 076 6065 70[ धा0फज़. 

६9 50752 07678 ०"0688 ज्ञांत्र थी ॥86, ॥९0708 शांशाग2 एए 6 
भाग्र ण ०णावण्थगाए्‌ वरशंणपाठट, 5फ्रतणाए ॥, €छणणायाए ॥, 
घ्ए72 ॥, 06४70 ज़ाह ॥, >ए 7जश08, 7भ0, [0 एा0श5/शभा0ं 
भात ०200%2०6 जात गरधप्रा८, 

& 76600 एव 5 0 शर्जा[धा]655 000 6 905877ए 60 06 
076886/ ग0 85 8 9प706 0 शा०टतए त6€आा65, 9प 85 4 
क्लांट४ाशए 9गभारएलत डाएपटएर गिर ४ भाए ॥रण्राशा। 8 
९०॥०॥6व ज्ञात ॥6 ाला8/ंए2 0 शा०एणाी] 0 06289, 607 
46807. 

& दा0पज़ा।2 9 ली भात त&४ाएटाएशा९55 8 760855भ9 
0075€0प९॥९९४४ 0 ा॥[ण660 20. 

€&? [वर0जाा॥8 गश ०ए 8 ए ॥8ए6 7280०१ एशरल्लांणा 7 भें 
वि65९ बुण्भां०5, 9प09थांता९ जरांप्रिएण ऐ6 क्गा)।ंणा 0 “7९8० 
6 209,7? 4 46 ॥709]९086 ॥9/ इसी भाँतएणा 5 णाए 
धात्ीला ई07 ०? 2660, 0792. 

(9 [89[0/7655 ॥॥ [6 एा008४5 0 €९एश-श्टा०शां।2 शौंए४१685, 
ज्ञा98०ए४ (6 शिएा6छ 9०7 5 9 96९ एशा।ओ।35 076 ॥0 
7680), 7 [संत 35 प]ए 85 06 वा |5 50 5४5498009 #8/ 
(6 ८णा०्शा। 0ि शा 06 प्रांड्ा। ण॒ ग्रांशा। 700 आधा] ॥98 
6 ०37९८6 00 0९ए८09. 

0 डए286४ जोक 96076 वंसाए 7 ए०0/थाएणवधग 
2०फ्र्मानांट, छए&॥एटाबांट ॥क्‍05शभीडाव]--शराभाश व वी5 
“ल्वजाधांड?? ता *50लंभांड?? एथड्ंणा--0000. 60 ॥0 6४ 
फा०एशाी ॥6 गध्शाए णिगर ्॑ छांडशा०८ _ात 00 02856 ॥6 
ए9थांगरए. 5९८० 5 ॥0 शांति 6 52008 ० 5 900. ॥7 4९, 
॥ ए00 उल्वृणा& 3 9200९ ४9४7 उ5छॉ गा6 धीश फ़ांडा। 
शुञञग्गञशञंगराए 958 ध60 “एफ &ा ० 8था2-7 8पफ गधा 


72 : ४००९८ ९४ .4785॥359 


, 70058 ॥8ए४ #9€था एफ[स्‍ह6त | 76८०॥/ ए€9ा5 37000 6 7090 
0 एथ[-9भाए, 5०ा९ ॥6०ए७!, 0 गाए जीरशर$ड ॥906 
शशि 99 धीशथा। प्िपतणथा०८, छफ़ाणागए 76 ॥6ए़ प्रशल 
॥॥8 ९४९७ (0 9600]6?8 जछांड) (0 68८9798 पाला गराधं5०, 506 
ए8४४४४७|॥४ 900॥5 ध्वा प्रांडा। 98 ॥लएण।] (0 शाएणा6 जग 8 
5धए०४४ 7065 |॥ ॥6 एठाणंशा। 0 ३लांध्याए एथा एथा।ह 0८ 
(8९4 ॥ ॥6 छ0ञा०शधतए. 


(०0005 0 [णावा पाग्ाहुट था0 हट फिट्सापाएड : 773 


६0-8६ 0 ॥6 'र९फ्त 802९५ 


/ पचि९फएज् 950९९॥८९८९ एी शिक्षा 


706 धीड 764णाडाशा। 0 06 9058४06 टा:४व0॥ 07 06 ॥69 
8006ए 48 40 9४96 8णशधा6८ ० ॥6 धाएठढ र5प्रत007980|6 
876८४ वाद्य डएा था भालाएा। ग्रापश 80०8. ॥॥6 का।ा 
#्ज्धाल658 ए गांड धंगिट्याए 8 ज़राऊभकाीफए 076 ए ॥॥6 पर्था। 
॥085075 [4 30 [66 €रगि। 5 9806 40 7976 [6 76088589 
टाभा268, (धाए पांग्राट: “एप ॥ए6 ि ॥6 |705870]6 ? .6| 
एड ला 3९ 85 [76 00056 ए6 8 56677 शा [680 ७६ 0 
[6 ए9086 0 इ्वाटए भात ॥97|076855 ॥8/ 0पा 975 [0086.' 
पृफ्ा086 ज्ञ0 पारणाइटांगपछए त65एशा एछ छ9ए णा ॥6 प्रा87 ए॑ंए 
०एप्रांडा) 388 06 76265587ए एए56. 30 #056 ए]0 ]8५8 ॥0[ 
शांए्शा एए ॥0796 था 5एट26९0 णाए आ ह6ए 6 वरध09॥68060 
धध्थांडाउ,, 560 थी वएशंणाड, भात णि।ए 279छा8०ंशआ० 6 
तंधिएणा[68, परच्नांड 5076ए मरा 6 तंशालांणा 78ए6श०॥ 
बाढबापट भा0त द्वर्व#फं।2 पा0एांशाड, 7 

€ [0॥70770॥ 077 3 6०ए 07॥6 तांंविटप[।[65 ऐ॥6 ९एाशाएटांणा 
07 ॥6 76एछ 500060ए ]85 40 5006 : 

७ [(ए0०0॥0 ]8ए९०50]ए९ 6 900]0॥ 07॥0फए ॥0 ०070776[[6 
[ता ॥006 07 छा०तपरदांगा जांती070] व्याधिंटका0॥, 
[,6., जांवि0ए वाह एए ॥ व52ंड्आा] 0 76 0]0-958॥#0720 (ए!१९ 
0,706 ॥#72ए, ०८॥ा००श्टंट्व] “घ्विष्टंगा जांतिी 3 आय 9808. 

& | ए़0ए० ]8ए९ (०0 ०076 0०श्थथी एशाएं)ए शांत 3 #8॥ 
0686० ० त6०थयाशीख्ांण), हांशा।ह प० ॥6 “#66नाथाएट 
6€९070779, ? ॥9 ॥935 080076 [828ए 3 #607. 

& [[ ए0ए००]7ए०० 2ए6 प० 06 8०१] 0० णाग्रा्त छा०जी णि 
30९८०ए८ हाठशा, जांगरी0प एणागयराए ॥6 वंडा( 0 6९००७॥०ा॥॥।० 
0595८. 


74 : १/०७॥४४८८ 7९3 77593579 


| एणा0 ॥9ए6 0 ठाल्वा& ज़णार ०णाथा।ंणा$ भा0 ३ एथाशतं 
शांत वा जारी ॥0 गरवलांग 8भा 7)प जाल, एजटांट 
$धा5विलांणाड श6 ९टाए6 700ए४7075. - 

& [[ ए0०0॥0 ॥8ए९ 00 णिधलश इटांगाएट छाठ्शा०55 भात, ४ ॥॥ 
596 ॥6, पए९एशा। 5 97092655 पिणा। 082टण8 9 (क्वाएश 
00 ॥6 ॥शभा 7808 9ए व5 ए98८02०॥। ॥ए[-0८/ांणा, 

& [ ए०0०0 ॥2ए6 0 ठालशव8 ०णावातणा$ प्रातथ जाांगा 9००96 
लफ्थांथाएह एला+था।ए भात [07, 70 06 इंडचव्विलांणा 06 
प्रक्षातरणा-.06885प76 ताए&. 

&]६ ज़0ए0 ॥9ए6 0 छांए& 9480 5९८एां५ए ॥0 वात॑संताक्षो5 
जगा गराधताए धरा त९एशातलशा। णा 4 9परदघमाटा३2ए 00 060 
था. 

& ][॥77565006 ए0550[65 णि 'परातशंता रंतबाएट? वं॥ 
[णा।8, 70 पिक्षा  9ए255 (ज्राश व ॥9भ097फए ९४5 धाए 
7076 8779४४७9). 

7७5 जप ॥6 66ए९७०एशाला। 076टणापरंवुए० 5076 ठंगिएपध85 
$0९॥60 ॥80वर00780]8, 50 ॥6 00०९४ ]8860 90076 5९९॥४ 
प्रधण्ा0प॥906 व0ण, छेए 6 संतिट्णातंढ5 ० (€९८2फरांतुप० ए९&ा6 
300 वाहप््रास्‍0ण0]8 9७€८्४चाघ5७ 8 गज 5टांशा०22 ॥80 शा 
९580॥8॥60 हा एा०एभांआ९त 6 ज़ंगलंए6 ०0० क5षथएभांणा धात॑ 
09/602७ 0०7स्‍भाण6 35 ०गावांधंणाड$ 0 ०0/गाएशएशओ। (शाशाल॑५ 
3400: कै०एप्रह एक, 4620). गांड 76ण़ 5टा७08 0 [6 
5एशथा।्शा टशाएए 85 ॥356१ 6 प्रात एव पांतत ॥ 
॥6 ग्रातएडधांभां220 ०0णा768 एप 0 कांड 039, शा0ं ॥ ॥60 0 ॥॥6 
णिवगगयला 00066लापंट्वा छ0ए98 6 ॥एगधाग॥रांतर0 ॥980 082॥ 
06४79 र्0. 

छेण॑ (0089, 70एशाए धा€6 शाते 3 9 एशाणिा6५$ 67, ए८ 
१680 था शा तंतिितग०फ इटंशार2, ए/2४76०९१ 2 निणा97ं5॥० 
५50०॥06 0 ग़राक्ष) 85 ॥6 ७४४४५ 0 (० 20 5टठंशा०8 भात॑ श्वा। 
०8004] ऐट०णाहराएलांगा, 

गलत ए0फांवब--नी शाह, णि। #शाओं8--+)8४८ छ्ध्था 
ब्लार्एटत एए धा€ वरढए उठांशाए8 0 गरधाणर, वी6 ॥ाक्ावा छाग्रांध 
0 ॥6 १(९55वंश्ां० पप॥९---3 एपरल्त ॥6ए वणशावायाव वाह 
5009ग7ए श्ात 9९8०९, व९९ वा ९०ए॥णाओं6 व6टागगधा0) ध0ं 


एलशएटड णी गाल रटए 500॑ंटाए : 4 7 


पिणा छशथा 2॥0 2855 5707296---०था 926 2०॥४॥९ए९९, 90ए060 फ६ 
59270 ॥6 8क्षा78 शाला27, र/शिा20006, भा शातएडा95॥7 0 6 
7€शीॉ23॥07 ०07 6 गरणप्राशाएा0क्ञां8 88 6 49ए6 50थ7॥ ० 6 
हह्वीग्ञााणा 0 0० €तागंत्यों ए|0एछा485., 076 व्व0 ०णाभाएए 
5प्रगाधा]65 0ए 7९98॥8 उप65 एथा6; ज6 ट्या-0 ०॥शापट 8 
ग्रपाभांड 50086ए 0ए 72807 ॥6 90685. 

जारीश इएली 93 लीकाए6 पिणा। ॥6 5पएछाछ930ए ए 7रधण॥।ं 
$टांशा०8 [0 8 )6म् 502८9 इटांश08 जा! 706 0708, 700007ए शा 
6. [7॥8 0065, 8 गरांशा। ता ॥9ए6 8 टॉ0006 0 इपरशंएश, 07 
जीशीाला यओ ज़ी त6एथातंड ता गार 80०05: #0णछ प्राधाए णाीतकिाई, 
॥8%760, तॉ8टांए760, 3276 द्यागाहु गाथा धात ञमणाशा भश6 
260 एए धा& गए 0०860826 00 ॥6 गणा।शा प्रां॥0, ॥0 09 
॥6 जिएा 9 फंड [6 #€ ह0वां 75 #0/ 2077  ठएशमद्घप्घिर 9# 
८0प्राठ 7शश- /#९ठॉफ्रंदृध्रट दावे 7एश' ऐ7707वां 5024 [ि2९5 क्ा॑ 
फेडचिएां0% #दव #फ्िर्द्ांटए 2 उद्ायेण्दा ० ॥८डरआ 50227, र्प[ 
॥रठां ० # पक्मादा 742८. 

[85 फए ठणारंलां०ा गिर 0ण पिणर 06एश005 णा त्राधाथ, 
शांएला 3ज़ध0व65६ 0 ॥6 छाठ्इला टांडजंड, ]8 9268 गरां05 जात 
709#260 6९ए006 हथ756]२९४॥० ह6॥6फ गप्रााध्ाा४॥05९९१९९ 
0५३, 7ग 7णग)ं72 शाणा 0 गला ०0०श6१ ४्िणा शा ॥0० 
0050]ए6 06 छात0]७॥ भा280ए प्राशा।07606 #206, 870 60 8९076ए९ 
(6 2095 0ा50ए5४८०९ 060 फ्र. 

छ]ए९ण़ांग्राड जता 5पला छथाध् भंगरा5 35 ( 50टंथ्रीय्या0 एप 
6 प्राल्या5 0 एछा00फ0८ांणा? ॥8ए९(एणाआ९१ 079000 ९8 50225 क्षा0 
०ण्ग्रागणांड ड0ण०ध5 ग्राधंगाए ०0एथांप्रड्न्‍ एए ॥6 805०0708 0 
इ8०टंगांआग, “90०7गरजाांए ण 6 ज़णह्थांध? 0ता रण शा 
“व॥९॥6८०ए० ढता०?? 45॥0 ]९55 ॥0 005 0 ग्रां॥९३०॥98 ॥श॥ 
6 ०0०॥7००ए ० ॥6 “666९ प्रभ£९ ९०णाणाए?? 0, णि 2 
परधाहा, एाी 6 “म667 गर्शाणा$, डि्यांश 80टां4री55 80 
०0प्रागणगडाड, 07 (५ ६07 &॥, 90 70 ०07ट८26 ए0॥5 णि 
83502 ंगीडऊ 0 ०0॥्ञगरंड 50589; ॥5 735 76 श्ाटव ए&४0655 
ए 500४5. 

एिल्ज़ 502०४) गिर 4 शा। 96 [6 9885 0 था? जात 70 
काउ८. ज्रातठएता गरधाएं. तल्डए्ा5,. 70025, ड0ए0ी65,. शा 


765 ; ४००८६ 7९3 /75॥388 


काथावरथा। खीझ #९३॥ 70 छ;ंबं82 #९ 8० 92श९शा शव 5 
॥0065व79 क्षावं शदा 8 90087272. पञं5 जी €एशपथीए भा0तएगा 
0]826-8088,॥00-नणा एाएं।9 ॥80क्‍0 जशीणा-शा॥। छ0.05/5 
णिगि॥॥/003. 76 ज़ाकाशा। 5 ॥6 जी भात 8 ॥एशभांड शा 
0॥॥056 ज्री0 ज़णार जा ॥था; 06४085, ज़ाशा 9९0०066 टथ्या 5822 8 
शंधंणा थाएं धतए॥600४ए 780027728 ज्ाधं 2श 06 006 ४९० 
09809॥8 ०जए९६ ज8ए॥0 8०॥४ए९॥, 06ए जा] 06९॥0 6०] 
थ००४४४ शाला क्षाएं शाधषरडंबणा 86080 ०0 वश. 

[॥6 6०ण०णाएं6 भात एजांतदव इजीशठ5 ए $0लं९ए का [0 
08 57000॥6 0 ॥णाज्षा 00ए९0एआला।, #6 ॥0वेंश तु 6 ॥2१ 
30089 आप 0९ बरशशक्राप्रश्व॑ 99 है 7९थ्वृष्रो/श#९॥5 [९ 
ध्ावीशाह/2व, 0शं॥8-०ंखांरव खवीणंबंधरदा, पीस प्राध्था5 पा 
गधा 0धाहु5 शीश संत पंए० व गणाका 90ए४/४--शरय ॥० 
गधा जातणंशा 0 व ग्राभुणांए ० ७9९०००७--० ७6 0णि०९१---8$ 
भर ॥8 ॥गएशा 06 ॥6 वातश्धांत छणा१--० 96 4 सैंगा० 
॥उ्राधाह 09 6 वराशिला। [4एछ5 0 स्[जॉभां5। एा000टॉांणा, 
जज तथातात ९णात्राए0ए७७ श॒०जा॥ 0 छा000०॥०॥ भा0१,॥९706, 
हक लक एणाश्णाएाणा, [ ॥णाक्वा एशं॥्‌३5 भर ९शट 60 
कक गा भा 0 08386 (९९१॥8 ॥7008४05 छफ एभी00ट04[ 
हा २8 3 8008 लजाशा?९6 7 ॥6 €९०णा०णाग€ 8980) 5 
66077; #रगाए। एच दा धाब।0 ॥6 कारशा धरा #शॉशि८ 
00, ४ ९८०॥०॥ए & 2205570/९ गाए वा धो क्राएंप्ट रु प्रध।24॥/0 
णि] टकाह5, पा ॥89४ (8 00 ०00ाञ्राएट 3 ॥699 ९९०7णा३ 

९8|॥ए 0600]९. 

बह मिड कप्रलंदा 5९9 70#वावेड ##5 हुवा कि. #वा 
शष्दातांगा आबा! 86 बकशलल्ब वि ध्ी० उडी 58 
जाए 7097. 33 
ण॒ हल पवीतणाव] शिग्रणा8 *ए090ए८ॉणा णि ४४86 (शक 
है शर्ग 9 वाइपरतिलद्या। 9228056 ॥ 6065 70। पृण्भीडि पा 
-॥0 0६ ७६७ 5 ॥शथा&१ (0: पल्थातए 0 एशीणेक्टॉर्प्श: न 
शा ॥ ज69 तल णिबरणीव्यों वुएलआाणा 8525 : छ० रे 

नायर जांजा तलटत5 बल वल्थीपर 2. ध्यीशी 

; १॥0ए 2९ ? 06 ०6 फट ९ दशा 0९ इटाशं। : [0 
जाव्ताब 0 एतराएणाल स्गाक पी हॉगिह पैषरापंटर ६ 0८5 
50०0 


धर डर न 
फरह्ताएाट५ री धीट २४८४ 


[६ ६5 6 #96४--नंड 0 छत ॥6 धृष्टषाणा, फ्रेश्ाह8एटाशाए 0 
वि॥( ए0ाांत ठाटाएए छा०्टलर >ताइग्राएा0ता रत0पाँत जाए प्रा6 
7980[06 8 6 076 ८णाइप्राफएाणा णराएर्टाए. 596 ९एण8प॥[॥0॥ 
एथा 8778 7802 0गए [ थ ९एशरनटा885॥792 700 07 9607]8 
करदयाई 0 लाभाए8 पीिथा 2ण5प्राणाणा एथाथा5 काप॑ गा 
(68965. 60 (5 5 905809|6 079 ॥6 96096 96 एशि९0 8 
96 0 0005जच्ञा|ए॥णा! पक्ष $ 706 ॥/#80968 #क्ष #8 08 69 
भा6 ए526 60. 'फ्रांड ट्वया0 977शा 0एटगआरंशा। छा 7ए 662००, एप 
जा! 7ल्‍वृणाल४ 8 डंएज़ ९वपटगाणाएओं छा02655, क्षा्त था पा 6 
80एशप्राशा ॥रप्र्ई 948फ था ॥70ण7647 706, 

6 छिणाीणा एाी ॥6 डॉशि6 48 ॥00 €इक्षिीडी गरणा$ णि 
॥९४॥9 ०णा5एआएगणा, 85 80 एक00शसव भातगरागलिया। 
एणाइणज्ञांगा, का छायरालंएर, पट ॥ण75 ट्का 08 ६४४०॥9०. 
जार छ.5, एछठ056 6 शाप 6कांग्रशाधांणा एशि$ 8 2000 
टडाा।ए6: ६ 06१८5 ज्रतंएी #0005 थाएं ज्ाांसी ताए28 शा 
गधा, 9308 75 त&&गपरानांणा 0ा प6 छल णूरंगंणा] 
उटांगांडड. वी. एशा0णएड. पिंटात5,.. 0शा शशि. [700880 
€जएशांग्राशानिाणा, का आाधीनक च्िजश्ञांए0, धाह एथेए8 0 गीश 
ए0णाग्रतरठपंतहड शात इशए085 टक्क 96 066यगं्रट्त 9ए 8 0शा8। र्ण 
ए8एणाए0िश्ांडाड शाग्रा0900छ 858, ४०2८००९88, 09 050॥0%5, 
॥80]0एशं॥॥5, क्षार्त ॥छ65थाशिए65 0 एक्कांठप8 5009) 30 
०0णाश्प्राध्य शा005. 

छणा 06 €डगयांग40॥ 0 जर॥ 5 ]- एप ॥॥0 भा 
5 €ि-तशाबशातर्‌ ॥थवुणालड 8 (6एा 0 घी गि8 8 
700रएश०ए शार्यट धीधा तथा 7९2९553५ शि 650 णा६ [6 
[79)शथा॥5 0॥6 7704. 88807658९श0०)॥ 07 ॥॥6 गरक्षए्टा8 0 ]8605 
गिक् 85 #भ09ए 96९॥॥00९०॥६१ जी] ॥8ए60 96 0076 07 #6 7९४ 
इलंटा08 0 शद्या, एए९ एगी। ॥र०८१ (0 त&लारा76 एींणी ॥0605 
णांशांगश6 व 00 9(१गांडशा; जींस धार 6 765णीॉ ० 2एए॥| 
[082655; जाली श6 €<एार530०ा5 0॥॥647तीणशं004875 शाण्णीए 
ज़ांजी बह इज़ाव6म0, णिललत पएणा ॥6770णं0फ 99707075 
जाली *लांश्थ! शातव जांटा (985४ए867; जागरण धार [0080 
॥7 एश॥008ए थाएं जाली ॥ 95एणांटशी 687. के 

[7 ००85६ 60 ध6 ठतंडएह 7708, 6 06टांडाणा5 ० 708 76 


378 : १७॥०४ए६७४ 4९० /3॥)5॥95828 


गान 000ए ए छशाड एणााँत गण 98 पएशाधा्त 0५ 
शि०8, 00 ए०एरए 5शए६४ जाए 35 एण08॥765, ॥0 08 ५एज॥ओाि[।60 (0 
॥6 शांगिशा$ 0 ती50ए5४00., शैं६ ॥99५6 ४॥2807ए 0६४207086 प्रशए 
प्राण! ॥पश० 0 08 पछाठतेशा ० 8शातरिं शाए्वत प्राध्यी्ति 
000; ॥6 280॥$ 07 6 6१एथांड" ॥ए65मए४/075 ज्यों आए ॥0 
ग्रीध8856 80067 ६8 [€ट0शञात्तणा ए॒ थी गीला उधार गाते 
एथ00१ं04[॥6805, ?609]6 ;0०06 5६६ 805 ०ण5णएञांणा 
शाएशातंधड छ855णाए; धी॥क। ॥5 ॥680 0 [7०९० 9॥0 ॥९एञ655, 
जाता दा जाए 56 इथांडत6१ 0ए ००ा5प्राशशांड, 766९5 
606597655, (6. प्राद्य पिशा। प्िणा णा०ढलाड धालए राठफणांत 
08०0॥6 #फ्श्चा८ ॥8 4008॥8 0 हा प्रल्या फाए [0 60 9 हा 
70765 83026 0 ४५६ $5 जाए & 7685 07 छाण€टा)ए ०765८ 
गण 0थाए 205९ (0 ठप्र८इट[070 शा णाश्ष एश507. 

4॥8 8०एशाशाला। स्व शाध्वाए चिजाध्वधाल 08 2ताट्वाणाओं 
श00258 0७४ 5ए0शंतांया।ह. [6 एा०्वालांणा ए॑ 36्याथ्)8 
०णाप्र०्दाकंट४ शात इधजं०25, प्राप्त शाटइ८ ८00 92 77079979 
छ00॥080, 6 [886 ९तप्र्वांजाव] एथाए2ंएए [॥ 8ए0एा 0 इ9॥6 
(णा5धगपरणाणा ए0ए0० ४४९८ ६० 3०८07रएभाए [686 €705. [85 (0 
08 06८6९ (8( ६ €०॥९९7९६ ९7070 इफ्रप्रा/ध2 (2 4272८ 
श 5क्गा९ (095#7/07 75 ॥/20 70 संक्वाइर #९ फकष्शफ 
#क्ाए॥0, एएथा। ता७७ पांप्रर्4बधंए३ 80एथांाए 7नो0005 
॥9 ॥7008॥ए व09 ७४६६ 86 8९०१९१---.४४0 एंड 45 2॥ 655थांव 
एणाताणा-. 606६ छ०। 56&॥ छा€&8507480॥6 40 659९० (5 
र्धीणि। 0 ॥8ए8 था ९6० धा० 5 70 600 शशि ए9थआा।व0 हा ०0: 
॥र(णधांध] (ए709829॥098. 
कक फांच्लांणा (0 ॥6 ज्ञाण6 ए70./977778 र्ः 
रा । #ऐएप्राए0(श0 एा06फएटला07) 40०८००॥॥98 80 (76 
कक ९०0 “एज एताला5 प&ल-0थांग३2 ?!! 45 ॥9 ॥ #6 प66€ 
ओध ७०क्‍ल्‍णाए धा€ ०णा5प्राधड 28८४ ए/€छां52ए जीता [69 

जा १0008 धाढाठ358 0 ॥०९0 00 ' 56[6९00२९! ' छा00फ7९०॥, 
पे गहफालां 8 08560 0०॥ (९ 355प्रग्रूजॉणा तीर्थ, ए05परग्रश5 
व, जीत 5 8000 0 ७०, सांग 8, एा 20ण05९, 04479 
जगा (त का ९3५९ 0९ ताएए5, छा फला।895 6एशा एां2क्षला€5, 
70009 ५०ए० 0५६९ प्ांड शश्णाला), [॥#6 ॥एगायाए बिल पी 


एटवाएाट5ड 06 पाल रटएछ 56069 : ३ 


6 शध३णाालओं एॉगधा।ए इशा065 8 क ॥6 जशांश658 0 ॥6 
९0णाशपरगाश बा प्रशापद्चिटाणाठत 59 ॥6 (ञाएवाटश, वा शजॉ6 0 
९०णाएथीा।ए छाक्षात॑ं5, 6 0एटा9) €र्ि०० एा 80एशांआ॥8 5 ॥0 
शाग्राप्रॉब 6 टाग्णाह 0 ८0राडणाफएऑंणा, 4 गए ॥600 टी 
णाशा ॥7 एंड 03४8० ्रपयाटह एणंत् गीशा 30एटाशं2; #6 0ए7एश 
ध्डटाटांड28- जाए 5९०णातवशभा।एर 76 9०6फ्राएं फज़ांशंी68० "० 
लाएएडा2 7एश४ए९शा 5९एधा ०077०772 99705. (076 0 ९ 
इशिा0शात €धाएंर5 90ीठला0 79ए 0568. एी0 भर2ए6 9 ॥॥6 
९णाहप्राशशड? ज्ञांड65 886 8॥-90णशरतिं 5 ॥6 शिं|पा6 ए॥6 900 
९००77एभ॥7ए* 5 2036]. 80 06 8056]?5 8८[८ 0 8ए20655 0088 70[ 
#ीलशि (6 बिए ]9 ९एश९ा 6 86एशांशं)ह [॥0०088909 0ि [988 
एछाक्रबइकाबवंत 70 09४9 द्राद्व०0087९5---0॥ शाला भी छाधाफ5 
270९0, ९5०89॥6 पराणि।एणा॥8 2056. 77007706, ॥00१9 
7778070865 (886 9ए #0 छा00एलाए ०0ण॥रा00ाधं65 ॥80 एणएँ0॑ 
96 प्राणा8 &ब्ातिफि 40 कणाता >लंत25 090 ॥655 ए0॥06 0 
[700४॥7५- 

थच्रा९ 2005)करए# 07 ३5 7905509/९ 079 है #€ ट्रक धी।ध४704/7 
टका8 #76 7780४ ० ॥##6 ड/०टॉकटांबेंशफ दावे .ा4€200॥/ 08 
शा९[778९४ ॥0 बंशश-आग्राट #शो- [702#07 50/2[9 6क #९ 9455 
ण्कात्प्रि द्रव ९फ्रदाडांत, 

80 लाभाए०5 2070 96 ८००९० ७ए ]8ए जांत07 8#थ7॥8 
॥6 ९णाईपांणाड 0 ए४९०३४०४छा त&ा0९३०९४ (फ6 26809 [806 
प्रध्ाए 8ए७8 4 7९570 9709श7५9 85 मे] ॥6 268 076 
9फाऑओट एलंतधिल०, प्रा गधा $ ॥6 एएग़ल 60 ताठढ॑ 
(र007टांणा, 70 ०एाथशांए ० ०३), वा [6 [णाह 7ए॥, ।॥6 
49565 07 6 ०८णाइप्रशटा$ जा 96296 जो $ 00 08 [ए000080, 
००6 (6 5प९2268४ए९ ए०ण़ढः तर ३तएथांग्राह 8 ९१65. शा 
[96 €जांग्रा॥8 ध्गाश[त5९5 जो ॥8ए6 0 ०णाएशा गीला! 8९68 
068 ॥0 559 ॥6 व6छ तंल्याभातंड, ण जीशव ग4 85 व0[ 
705570]6, 6 80एशाधवएशा। गरषड 5एथाते 6 ०8[99 780655897 
6 06 .ञा0'7लांग णी प्र०ए छा00फटॉ5 00 5शरएं0०65 वश ध९ 
रात, 

4 656 लाधाएु९5 20 07996 79086 879009/7, था शा! 
6 ०05०॥६ तह गर्ुंगां।ए त॑ धार ए0एणंशांगणा, 3 #69 


480 : १७७॥2०९८॥ २३ /7॥॥5]95609 


भा।णा। 0 8 ॥6ए 07 0 6०0॥07रं0 8एडॉछा), 0॥6 8 5 85 
तंशध्रिधा ता एछ6शा-09ए दिशा 85 5 वपिणा ॥6 50रंल[ 
व्याशी28 ४96 छ्ज़ंथीजा भाएं ॥णा ॥85 5एटवॉ5॥ 09 

एथैशि९ 0ए60800४८ए, 
00शंणा्ए, गणा। ॥6. ए७ए फऋध्शांगगाए 06. छंर 
०णए0श्कांणा5 जा] प४6 #थो खशाशात05 ए0छा 00 9 0 गीशा। 
शत थ्राभाए6४, 07ए ॥6 लंड? ०ए७शीाशाएओगाएर 06४6 00 
508 ९णाहगगाए/0॥ ००४० एछा&व: ॥6 ९007०णथ०ा०75$' 7285969702. 
08 शी्लाए8 वए वी लंरशा वया तंलाणापआ० (९ 
70/8 ० ॥8 (णाष्क्राश $ 00 ए्ोत 8 प्रांध्ाध्षा। ०णाउप्रारा 
ग0शाशा।॥: शो] 56 ॥6 कञा६३ ०0 **८०ाडप्राट 50725" 85 
4 १४६३00॥. 8550॥6, (जि ॥5906, 08 20 ?शथ८्शा। ०0 ॥6 
नैगाधांप्था एभ-९णाआआशए 90एएं॥ा० छा 40 06००७ ॥0 0 
ण) 07086 8४०॥00|85 भाए ग्राणा8, 08८४05८ व6ए 9थां४ए८0 
॥0, ॥०णाएशभाउणा एं॥ टथाला। एफ) धधा5०0०9४॥07, ॥6 
शिाए्ब6 ॥00॥006 8 ९००ा०ग्रांटधए ३5९१, ०००॥०श८०१ीए 
कल कल के (॥288--8 कप पा 
॥0]8 08 [0 ता हा शक 5 अर ए्रर३ञ8 भार), भाते 
0०४4 (०० कप 07॥ 07688]. ग्ां|९ 0॥]ए 80 €००70757 
0 ॥॥6 ॥७०॥०0॥6 किक हज कर लटक शल हे 
| [क्षां६8 -- दाध्या] हक 870, 0 0००७९, ॥0 ॥6 06 
000, ॥ ॥0807४] आदि 8 एणाशपाद्य आप्री7८ एढा& 0 
श०00णांणा छ०ए१ कक ऋलल कर 9 एलाआंलालत हल 8ए0706976 
एक (6 जिशाद्शा हक पा हा पक कक 
800॥ 8 शाल्वा, [॥/ मी शा हा 60 96 जा 5छ70प5 00०0०।६, छ्पा 
08 ग0॥॥ 0 प्राईभा०6) हक थ०००]8 (80.9 एथ्ञा।8 ८ध5 0 
है 3 भह०्पात 9ए6 ०0स्‍5प्राद्ा5 8 90एशपपि] 


॥श्टाह |" 
80 (0 पातपल2 ० [| 

!। 80 0 

श०तणाता, 8९०8 मा हा जा।06 5एड6ए 0 


ए&2ए25 ठा 6 पिटए 50टांटाए : 


ताशक्षा। >९एश0ए॥शा ॥२९७०-५, 994 
(?ए9, ०० एषए?, 7ए छऐजच्राग-त एॉर्श-आए 07९६५ 
909, 4994) 


4 7९श ८०7८९७६ ण॥एा्मत्वा] 5९८७५ 


ए0700 ]08, 76 ०07०8७[ 0 8४९८परगॉए ॥85 06९॥ 8॥9780 09 ॥6 
ए0णशायवरी 0 ०0णागए 9०#फप्रटशा 58005., 707 00 ]02, $९८एा9 
॥985 76९॥ ९00४०80 एात ॥6 288860 8 200प्राए!5 00005, 007क्‍00 
[072, 780075 48ए8 80फपशा। क्ाा5 [00 70626 0 5९८टणा।ए. 

#छ मराठड४ं फ९ठ्स॑ंड 744५, व व्रफ्रिट. ए॒ फ्रए2ट७/प५ द्ा2४ 
॥रताट गठका #छ77९85 4900 बँदोंए सर #वाक गण! #6 ध्राशवर्व (4 
टबाबटॉफक्ररंट ऋठांव, ९एशा। उ209 उइटटाक2, 2008 5९८४४7४, 
॥श्बांधी उ९टकगंए,. शायो.एफ्राशावों उसटफ9, उ९टप्राएए गीमा 
टफाार--4725९ बाट #॥2 शाश-हफाड 20702श075 <#कावा। 5०८०४) 
धरा! 07९0: #॥० #०4., 

पफ्रांड ग्ाठपांत गा 5एाएं5९ पड. 6 00070675 0॥॥6 एग्रा९0 
पिशांणा$ व80 बजए१ए छांए्शा €पुण४ ॥790906 (00 760765 
5९८ण79 भा 40 श079] $९८णए, 45 शि 980 85 उ५॥6 945, 
धार ए5 5९टाडाशाए 0 586 7९90760 फ़ांड 0 गांड 80एशाशए।ा। 0 
॥6 25035 0[7[6 897 घाध्ाटांडट0 (:07४2०१7०९४ 

पाल 94॥0० बट #वड /0 9९ [0:६0 0 ॥00 # 0775. 478 
प्रिड। 5 #€ 5९टप्ापए #.%7॥ शशि एंटागरए कलाह #०९ब०॥/ा 
शिवा, 2॥९ उ९टगार्ब 75 #ै९ ९2एाताएंट दादें 802ंदंां ईी.00॥/ ॥#06 
ग्रंशगरए क्रास्याड #-०९६०ा का बहा, "गाए शंल॑णए णा 90 
गिणा5 ठ0] 85576 ॥6 जछणा]6 ० था थातवणा।2 98808.--४० 
शिठ्एंड्रंणाइतवव तथा 06 ज्ं।शथाव0 06 (फ्रशाल शी] ७१87[6९ 
86०णाए (0णालों [0 प्रब८९ श€6 ज़ण0 इटटाएर विणा छश 7 70 
870 छ०णागाला ]8ए6 ॥0 5९८पाए 47 हल ॥0768 शत था [005 


]82 : ७॥४ए९८ 9 ॥॥5॥889 


५0९३ 8ंश॥5 ९ ॥8९07208ग7ा92 हा 0880 ०0॥06ए| 
086९पाए ; 

ह [[078756077 5 20९एश्ञा। 00 60796 ९एशएज्रीशर, गा 7 
॥]४0॥8 क्षाएं ॥0 900. ॥॥6 धार्थ5 (00 था 5९८पग[ए ॥8ए 
तशि-नाणाएश भात तीं5९३४० गा 900ाणाड भाते तापए5 भा 
थार व गंध वशाणाइ---+ंप ९8४8 फाट्वा$ आठ ॥2॥! शा 

।. झण्णाए, 5076 धारयड धर 06९0 ०णायणा 0 था 

[.._वर्धीणाइ-नुंक गराइउलटण्तोए थात शाशंाणायशातत धा€45, [0 
एभाजांवा, 

0 ए॥था [6 5९८४५ 0 9९006 8 90760 जा भाए ०0राश ०0 
॥6 ४070, || ह40॥5 8८ ॥६०ए0 88 ॥70]५९0. स्वग्रा॥65, 
शायर ०गागील$,. 502ंश] ठांड्रा6एाशाणा,,. शाणांधा, 
ए900ा०णा भात तापए प्रवनिए॑ंताहएु शा व0 [णाएश 80460 
छाई, एणात्रिव्त ज़ाधा। व्ञांणाध >2णक्‍टा$,.. पथ 
005९(0९॥065 ॥8५९] 6 ९]006., 

ह (5 [८६५ ००आए शभात प्र0ा6 पष्चाक्षा2 00 ॥९6 ९86 [6०5 
फथाश्षा। ब्रश ता 00ज्राहाव्था, ९8ए शशि ॥4॥ 86. 
जाणानंथा। ॥एगधांक्षांशा 8$88906 ८७॥ 7९ए८/ 720]806 
णाहु-था। 06ए९]०एग्रथा। 5प०एणा. 

(09 0600९ प्रश्ञा।लाएट[ए जातश्ञडांभात जोश 5९एणां।ए 
गध्व5, [[ वहा 5टए चिता 6 ०णाइक्या। वि2३5 ए प्रपराएश, 
08088, लगता भाप 769765880॥. [[ 8]50 पाठशाड एा0€ल्टाींगा विगा 
50000॥ भात हा] वाञझपएञांणाड की ता एशाला 07 0प तभोंए 
॥06-.जा लाल ग ठए गण, वा 0पा [कंड, | 0०ए 
"जाधणा।ह 07) ०ए- शाशाणापरलां, 


स्‍अअिनलऑंऑंऑओऑज:: 5 » “४ज>3+०७+_« ५->२पनलसकमन8-नमादीकपिक ० + -क्‍+नकनननभनभाकीक...... अनी जनक न 


| 


मै त९फ़ एथ१त9ए॥ एण त९एशे्ताञशा 


2446/289 ॥॥2 काकापाड लोबाशाहुर ए#गकादा 5९टप्रापेंए, ध 7९९ 
8९०छाशा। खद्ावबाछुत 7 आरटवंटव तद। फ45 92०7९ ६/ ॥॥९ 
का एविशल्ाला, 7९ दंड ९९००007772 दाम धरड दग्राट्था5 
का का शा, छ/0025 ॥#९ 0्छएजाप्राद85 रण द्िा2 
! हे न्‍ 200॥5 45 ४९१ ६5 ॥९ एठ5शा हुशाश बात द्वाव॑ 7257026 
+ताकवा क्राशार ता आदी दा। प्रिंट बंश्एशा5- 
जया एगवतीशा। 0 06ए20छाला। शाक्९5 3] व!सएवॉ5 


निणावा 6९ए2०काला। रिट०ण7, 4994 : 483 


(006॥928 धरशा ॥ण्राशा 28747)ो7650॥6 0! भ0 0 90क्‍086 
ट्थए87)768 40 धाशा 98४ प586 गा की ९05---8007070, 
8029,ट27णिवों रात एछजा|ल्यों, वी ४50 छा0॑8टॉ5 ॥6 0970४ ०0 
प्रचश्च/णप एथाश्र्ाणा३$, ॥60685॥0व7रा 60जा 6 कप 6800706 
9956 ॥660680 6 इपडथा।राए 00ए2009787 ॥7 06 णिए2, 0 
त088 ३ त6870ए #6 7 ०॥655 0ण ए/एण6 ॥4 3008 50 परपथी 0 
प6 ए०ध655 0 प्र9॥ ॥6- 

5ए0४शां74706 ॥ए9श7] 0९ए209767 860725865 000॥ |78- 
हालात शा ाशएआशशांएण॥ €तुणाए---॥80॥8॥ 9) 
8600९, छाट5था॥ भातं एप, 00 796 6 0856 ए४8 0#0ा 
909 28797!|/685., 80408570क्‍70ठ मिला 0॥0फ् ए/6४थां 
6979ण7/एागं([65 6 2202 तंडा[|एएण66., ॥ एठएंत6 08 000 ए6 
जला 66९७ए ०००शा€व 00णा ॥6 प्र८-०९॥४ ए पिएण8--988 एश 
परा597--2आशवाां णड जञों।6 [ए707रा2 ॥6 ए9९॥॥ ० ॥6 70" 
क्‍068ए., १८६ | धएश॥, 7शंतिलल ०)]००४९ ६०8ए 228 ॥6 97077 
8 तंडडशाए25, 6 पराधुंणा 78870८एणाा॥ए 07 6 एण]0?8 ॥70076 
ठहीडाजयांएण, छा0वलांणा 204 ०0ारणाएाणा एशॉशार 859 
॥॥८(४ई06 98 8 6265597ए ए7९0070/ 0! (0 ध॥ए एं४06 58629 
ठिः 5प्शैशभा॥806 _एण्राशा 0९ए९/००॥07 

[॥ ह6 गि ॥एशेफ४5, 50४470808 गणाएक्षा। 66ए2]0॥॥07 
5 छा0-780्6, ए०-कड भाव छाठ्नाशण, है हांए८5 ॥6 ॥9॥08| 
एगएंपॉए090एथए/लवालांणा, ए०वालांए8 थाए0जाहय, 5008 
| सशाबांता शात शाणाणागञशा।॥[22078 07.7 ग्रंगरहुड ]ए/4॥ 
7रफप्राएश5 70 98]8॥06 जा ॥6 ०णुञाए ०8.42 म०४ 08020०88 
था 06 व्या जाए ट्वए4टं।९5४ 07स्‍8ए78, [[32002श0285 600070 
20०एगी ते धशाडाश2४ व गा0 गाएजा0एशा6्गरा5 ता विणगाशी 
[ 53, जांति0एण त6॥ा०्जाँए 6 गधा ट्यूजडा 7९6080 0 
08४८ वार णऊुणांणारातह5 ण॑ पिणर हुलाशशाणा5, ; 850 
[620 शगांट28४ भ70गराएटी दवा 96 ट80ए९९ जञं006 8 80॥भे५ 
प्र््गर०0शशाहत। 9 ॥6 डॉ्वापड 0 रणालश 270 6 07श70॥082 र्0 
8]., 6०णात0्रां: 007णएग्रा65 40 एणालश।, 40 ड059870 
राचशा त6ए०९०एजाला शगए०प्ढा8$ 9807९---2797078 शा 0 
(जगा 270 एशालं04॥/०7 06 ज0025४९६ 870 ९एशा5 धश 8876 
पएाशा ॥985. 


० : ७०७॥9ए९८ 73 7675॥9509 


2 उश९्ज़ 0९अंशा ० 0९०९०फा्रशा। ९0०फूश'४णा 


पृ॥6 ॥6ए तंश्ा।श्ाएं3 07 80909 #एआशा 5९ थपु्णा& 8 पर0९ 
70शारएट उलंभाणाओंए गराणाए. भी प्रशांगा$इई ० 6 
ज00--६३०४॥३0 8 ॥९एछ ९३ ए06ए९॥0ए॥५7 ९०00शशथाीणा, का 
5पणी 8 0682॥, ९८०0फ्ञांट एभागालणाए ए0ेंत 88 98860 07 
प्रतणव। वराशिर्डा5, 70 लाए; 00079शक्वीणा।0 ०एणाविजणांशीणा; 
ध्ुर्णा४068.. श्रीधाएश रण पार्ाप्ट. .एुणाणाएपिंठ,.. 0 
छात6८ाफांडा; श्षि-डं960 ाशिानांजिाकाड॥, ॥0 डपफ्०0णा 
॥भाणाओडग, 

56ए8९४ शितंराशा।ई।ं टलाभाए2७ जरा 06 780छाॉ60 ॥ ॥॥6 
एला विशा०ए०णा[: 0 66ए०९॥क॥ाथ 000>5श्रांणा- 

जाई, गिलंशा 85ड४4॥06 प्रपड 58 [ताॉप्ट्त [0 ०णाप्नाणाए 
१8९60 90॥09 00[७०७४ए९--फथरां०णेंशाए 00 90ए20 उ€तए०ांणा 
जभावांध्हां583, छाठवएटाए8 शागएंएज़ालं 000ण0्रां।०४ 800 6 
8098 0 5प54॥०0]९ सणगाक्षा 06ए९०७एव०ा, 07पगगाहु धार ०00 
प्रभ एशा06, णिशंश्ा 8588906 ए85 0/0ा शंएशा 00 शाब्र्टरांट 
बारक्ाशाल धाम 80990 427००0 90209 09]6०ए४८४. ९०५७ 
8 ॥6 06 0 8 गशुंण 7९॥एलणाग॥एं ० €्ऊांग्रागह णिश॑ंए्रा धां0 
800४॥078, 

56000, 8 लशांबां। छ़क्कणांण रण छऊांड।ड लिशंहा 
858]994006 (€१०ढ४ १०, 53ए, 0.% 07886 60707 ८0ए7705' (उप?) 
ज0परत 96 लाबगराला[०त 0 शा 900650400॥5 85 8 5099] 500 
5लिए गरश, एड ॥ञा0णत 96 "०9 धक्षाशक्षा०र्त ति 9880 ॥97एगगग 
60एश०त्ाधा ए्तगांप॑ट$ (९5ए९टांशीए फएशडांट ९दील्याएणा शत 
एाशशए आच्श ९), 200 ॥6 शाग्रा 00 050 छात्राएु 8 [2007 
गीणा$३ प्‌ 40 2 ]68७ 8 शांधगाएणाओ ऐ्र०्जीतत 0 वा) 
(0ए९०ए॥6०॥४, 

पाते, (6 ९07०2. ० तं€रएट0एादा। 20020 50 छ ते 
0३ छा0उतलारत (6 ॥रटएक्‍6 दो [0ज5, 0 ]ए। भाएं-+०णुश2टां४ 
पकपए, वाएटडआगला, ६८त॥0०8ए शाप #00ए0 विश दिए 26: 
बायापंणा 5१०४१ 98 एग॑0 ३0 पीर ६९ ॥र0श८सटाव ही की दा 
गि0७5, 88 ॥65८ 8९ ग्रठा& तहटांडाएट ठि गीढ िए' ८ हराएएए * ई ॥05 
(०एट0ज़ाए ८0एांट ऐसा माप 0४89५ तह आग * , | ५ 


पः व ५ ०३२४ कं 02 >> ६६72“ « ३): 
दिल जिट एश[ूकादा #िटफ एड, 4 6 वर 


ड000 880 98762880 ॥0][066 8| 405 भात [0 ॥07र|ण ग6॥ 
[] 8 ०07.छालाीशाडशंए6 88॥07. 

ए०णात, ए€त्त वशाएटड णि 06ए९०ए॥०था ०07.शशथाीणा 
80700 96 त580055696, 70ए०ााए ॥6 9058797ए 07स्‍007थाए 
8 ए4शाशा। ण इशरंस85 7९&70066 ॥१0 ०0एशाइथांणा 0 
69798265 5प्रतिष्च26, 90 वाईइ॥08, 6 70 ॥9/05 आ0फ070 96 
[ल्ऊधा९त 0 98ए ॥6 7900 79ा०णाड ि टशाधा। 5शएं0०४४ 9 ध6 
7 ॥6 200वा [7668 8४0 60 श़ाएं ॥6 000 ०0प्राएं85 ॥9फ9 
॥0. ॥8ए६€ हपरतविटांला। 768070065 0756[ए85---78४0॥79 
शाशाणा।॥लाब] ८णरा05,॥8९2ण॑थांगर एश00065 एा007-रा0०7 धा0 
पीटाता2, ०077007 ०0797ए70०४०]९ 08९8565, 0९870 8 
॥पटीइश' ज़&॥०05. [08॥797 ॥807॥5 8॥000 3]50 ०07 [727586 
॥6 06ए९०एआात॥ए ००णा(एं65४ 0 €००॥0०7ग्रांट 697926 69ए ४ 
विणा एशांशोी) ग्राधोद७ फथा।शड ग्रा00560 ७ए 6 वातपशातं 
ए०ण्रा65, एशा[८टर्पॉभाए 806 एथाशड शाते ॥९ड०एाणा$ 07 
प्राबशा॥त07 07 पाशंद[!06 ]॥90एा. 

पति, 8 इछां०एड 5टवारी शा0णुत छ6शा। णि प्र०शण 50068 0 
ग्रालयाका09| पिावार धि॥ 00 70 7697 शातालए 00 6 
उपलए्थााए एणादां जा ते एफ ागंदा 7शा0णा5, 000गभे कथाण 
॥99 960076 760९558ए व॥ भाए 2856 40 8०॥४6ए९ 6 80व485 0 
2१09ं ॥ण79 8९८णा५ए, 506 07 ॥6 छाणगांशं।2 76 500065 
परलाएत69030]6 9.75 7 2009] 900॥0, 8 2009 (8 07 
॥0-0९एछ8४०॥6 शाल8५ए, त&शा।धिाख्वांणा णि]05 भातं 8 शा] 
(3॥58070॥ (85 णा 5>6०ंभाए& वलि।शांणा्ों परा0एशाशा$ 0 
गणिशंशा «टाकभ्ा28 णि05. 

छंच्री,, 8 गर०ण १659॥ 0 06ए९०मञाला ०0फुथथांणा 350 
त&७ग्र705 8 गरल्ज़ विशाल्फज़णार 0 श0गे 8०एशाकधा०8, 08 
प/शा]904] 50075 ॥98ए6 ए९४६९॥९१ 9625९ ए 2 8 ॥7९ 
ए छञाग्णाए छ00॥)श४0९ए2१0086. /]] €डांशा। 8 5प/05 
7666 ८0०॥8ंत09906 शाला शलांत:2 धा0 76870९0ए7ाह [769 86 
0 ०००8४ जगा व6 ॥९ए टाशीलाए०४ [0 गणाभशा 56८एरॉए-- 
एभारलगा]ए 6 एग्जॉल्त िशांणा5 5एडॉछा थाते ॥6 छाला0॥ 
ए७०0058 वाषराणाणाड$. 4 ॥6 इशा९ पं6, 3 2८्धाए९ 0609९ 
प्राए5 डा्वा। 00 ॥6 8॥996 ए 80002 5705 7९वर्णा2व 0 


86 : ४॥9ए९८ <9 /7॥7579598 


रद 
ह 


(8 28 ८शापिए. 
(ाबएॉशि 4 065 गाए ०णालटां8 छा000845 0॥ था! [252 
89608 0०३ ॥6७छ 06ए९॥0काकआ ०009शथांणा, 


69था04 0" ॥6 $00॑ं) $एाफापयरा। 


766 286 ॥6 85028 6 शरण! $णाधोीं णि $60ँं॥ 
96ए20एाशा। पर तांडटप58. [एड एाएएंत6 8 ॥6ए रंडंणा, 8 
69 पीएलीणा--आत [8ए ३500 0एा0ंशाणा जि ॥॥6प्न 5028०. 

वशश& भ6 ध68 ॥ 6 ॥ए65 0 ॥0ा0॥05 जीशा  ४7078ए 
॥8७ शंत्रणा आए९8 ग्रिल 06809. 776 49405 जा इएट। 8 
शभश्षञआावत--गभ्:९१ ए9ए 8 णाए 0 ह6 ए7|०0 ९४॥०॥5, ॥6 
किराए णि हर चिक्षणाशी 0, त6 5०धााह पए "तर ठिलांगा 
००05 वाधराणाणा5, 6 वंधाभांणा ताल हा0जध्या 
(णाधणा॥ांए, हि ॥880400॥ 0 ॥०छ9 802०४ 0070805 ग ॥6 
वध] ववांणाड शत भव व<अंडा/]6 प्रा0तएशाला। 0ि ॥6 
श्थिक्षांणा 00 0ाल ०00०४, ७ पल ए0]0 ०क्‍ध शालाए&पे 
॥॥6 9405 0 6 त9त655 0006 5९८0०77 एणा7 एशश- 

गिंतीए ए९ब5 बट, 5 धार एगांव इनाा।ए 7व्वतए गणि एल 
भाणीश' ज़र्णात्णात धशांंणा ? 6 वभांंग आंहाड. शा 
चाएणचबशाए: कह तत्यात्यशांट राणा. गिाए्रश!५ 
प्णाग्राणांड 50ठंथभांटडइ 88 छल 88 7 ॥राए 00ए६॥0ण॥8 
00ण68४, ॥6 शात 00 6 600 प्रध, 8 5०809 थि।! ॥ ९008/] 
प्रधीक्षए छकृथााार5, ह6.- 0एथागं।ह एए ए॑ ९००ा०7१।ं८5, [९ 
गधाएतशाल्त एा089228 ति 98806 7 90एी] 6॥08 शा ॥॥6 
धी00॥8 ए48. '्‌फ्न& जा€ड००टा20 5 9260८0०॥782 8॥705 [॥6 
५शगााएी३०९. 

जि गीं5 जज पार, दया तणावाशीए (08 9९ ११०णीश 
0६0४९ 569 ? पएफाह गिाधिरणागंए 5 एलि३ एसी 2॥ 
जृएणाणाए, 0000फ5९, ॥ टक्मा॥07250]ए6 थे) ॥#8क्‍58065 #िलाह 
गाज, पा टशा ॥| एा०एं06 ॥6 7णाएंप्वों प्यो। ग# ॥09। 
िबतश5 006 सवा एठ्णंवड, उित्त वी सवा, भाव ग्राएड, एा0जं(० 8 
॥0% इशा5६ 5 तारलांता, 

यह गाए ज़ब्लांट्व! ९8ए ता ३8लांर्णाड गांड 50 0275 णा 
+ घाओी, वश्ाबहल्कत6 प्रण्रातद्ध 0055प65. [5 ॥ ॥5 5[जयी गीए। 


१7 


प्रषात्षा 02ए20)767 रिटएणआ, 995: ४ 


॥68 00॥0 जरा? डं5-007/ 3220१028 5 07606. 
4 एकता 50247 2:द/2--0 ९४४०॥४॥ ॥6 7976ए07: 
07 6एएभा।ए 07 0797णस्‍/0ाए शाह 780075 ॥॥4 98076. 


#& छतातेतें ड०लंज टापाश' 


परहएफक्रएडझ/0श 68 छऊाफऊऋापणतणदरए080 छाशग र श280068000एी0 
4॥6ण 2009 टांजं| 502०2९9ए,088620 07 ॥6 9772]|6९8 0 ९१९एवा।ए 
0० कफ्‌्णाए?ए, 706 ०ण4छ,207वा 00002शा2 80०एशाक्रा08 शा 
8 ॥6णए एथक्ा07805॥79 का।072 2 90085 ॥॥0 2 0०06. 

ए5 ए२07058क्‍0 .णां।व 3 5006७ए शांक्‍श्षा० ॥6 ंशा। 0 000 
888 58ट2054॥0 85 6 78॥॥ ॥0 ४06; शीश ॥6 7£7[60 8 0880 
€ताटबातजा 8 88 0०679 शाहाओ760 88 ॥6 9॥ 70 3 ॥88 [885 
धातं जोश पा6 परशा।0 60ए2077५78 ०08020080 076 076 
गणि0970॥क्‍0 व ॥णा9॥ 72॥5. 

एएछ 2075टाएशआर शछए68 (0 9णी6 प्लस 0एात॑षीणाड 
एण ग्रणाभा 5००णए, एंएजा शाइप्रा8 6 5०ट८णाए ०0 9०06 
पा०पशा। 06ए०९0०9॥0०8॥7 गा धगार; ठप 200एशक्षाणा), 70 
९०0ग्रीणाध्रांणा; गाए 9०80९, 70 श्व, ४४6 98॥0ए6 [96 70 
छाठरंडांणा  #6 (प्रभाकर 0 06 एग्राल्त ्लांणा5 छा 6एश 
शाइप्रा8 804] 5९८०गए एणा]९55 98096 ॥8ए6 5९टापरए गा थी 
0०765, 47 पाला [ऊ्ंड, ॥ पिला ०णधयात्रपराा65 87 व गीशी 
साएणाफधथलशा, 

एए 825 एप 20णशारट्क पा कंरशाशए व 0एण 
50०ं९व०४ 45 0प ४2796, 700 077 ए8४८१655, 070 ए6 7/शा्त [0 
एल फंड ताएशआंए 92ए थाइप्रगाहु प्रणा-वंडटाग्राप्शाणा 
एथ#फलछा भी 0ण 05096, 7659200ए९ 0 8०746, 7808, शींड्टाणा 
० शग्रांट गांशा।, 

सर 2ठाऋटाएण्ार ऊऋहाएएएणफ धश 0ण एणगोते सक्षाओ0ं 
इणएंए8ट . गरार्जठ0ण्ती प्रजा 270. फ्ाल्टन०0णा।ड$ 900, वर्धा 
क्शाठ्टागांट भाव गधा 3प्रतोणाक्िका, जाती 08865 0 गणगाशी 
06ए००मञाक्यां डग्राएणात6त 57 06९३ 0 गएण/क्या (0[तञाश्क्षी ०: 
सर एा6व26 40 (808 2 ॥822८65589ए 8००5, गथा०णभ५ ध0 
280009ए, 0 70एश56 6 छा०३७१ ॥&76 ठ एांविशांगह तंशक्षां।6 
जाता भाव 908ए2०९॥ 7860075. 


488 : ॥४४॥०४ए८८ 7९9 /575॥958 


एए७एए00एणारटाफ धार 65 90590|6 0 0एश९णा6 ॥6 
ए05 887९28 0 90एथाए व 0एा प्रकिया धा०पएशी ०0६९०ी९ए९ 
शीणा, 9००४ ४तगिय ऐ४ 0प विश ४69 0फ्रआा05 #5 (0 
ज़ी 0600 068ंश4 शुभ ०008९ शाप्रा65 ताह् ॥0 लंगीत 
१०68 जांति0ए भा ९तए:रीणा,070गक्ा एथा।ए5 00760 जरांग्रशए 
॥0शीी धश९ 0 इथ० तांगताए फ्य॑श भाप भी एड 00065 86 
करी6 0 06था।ंव6 ॥6 डं26 0व0ो 0शा शिए॥65, 

जाए #ए8 0050008 07 0ए 25एणाञंण।॥9 (0 एा४४शां 
एथाधआांणाड भात [0 एिएर एथाशशांणा$ क्वाए् ९ ध6 (ंशथाएं]80 
[0 7385 00 0 0पा जांतविला 8 गंगा गा ॥87826 भात था 
थाणाणा|शा। 5पडंश60 भाएं ए06. 

जाए एफ 0 कत्गंएा 3 एशांथा। रण 06९९० ्शञगालां 
0007शववीणा 528820.. णा. "एक शा00४! पराधभाएल$ड,. 70 
छए0णच्लांगांडा;, णा था. व्वुणॉक्री&  आभांतड़ रण परशटा 
०एएणणां॥65, 0 लाभाए; था था ०एथा एणोॉं०४ त90806 
#४ए6शा 50एथ्ंशा ॥ाणा5, 70 ००शटलंणा. 

जहर शह0968 0 १6९० ०0णांपाला (00 8 ॥69 8009) शातं 
6०००2 एछाप090एए क्र 9ए5 9९096 थ॑ 6 एशा।6 णतण 
एणा०्था5 भात ट३९5 परातस्व8060705 0परशा 80097. 

एए शए0ाठ-र छहाएएए पर्व ॥6 ऐंग्रो०त रश४ा०8 ॥708 
06००॥6 हा एछांपजंएडा एपण्तींशा ए 0०ण शैक्रभ गणाभा 
5००णा५., 0 फ्रशा05 (8 2१0, ए6 26 त&शा।ओ९00 आशाशीशा 
॥8 06ए९०ञाएथआ 706 07 6 एप्रं।60 075 30 40 एसिड | 
जो0ध्नक्षाप्आाहु तलल॑ंभ्ंणाना॥धेाड़ 90४९5 77. ॥6 5000- 


पपणाणार क्‍600 9४५ €घागंजीशाााए था एटणाणाओआए 56०ए7१ 
(जाल, 


(जञाण्ाए तार ए९४८९ तंएं१व९त 


जग प्रभार एएथशता।ए १6०ी)ॉा6प 98ए€टा 4987 ॥॥0 994 
2 था ६४पत॥९0१ 8ए९८३७९ धागएतें ए86 0 3.,6%, ए6ंपाए 8 
"णाए।३॥ए6 ए2३०९ तसंतथात 0$935 था| [0--$80 छी॥0ा |॥ 
ग्रह) 0006४ शत $25 जाए) | 0९स्टा0ए॥58 
0०6, छा सविता ॥इल: ज्यीलठ पी6556 णि05 ए६॥- 
राई गिलल ॥35 58९१ ॥0 टाध्श गा: ए2ए६९॥ तएटटत ग्रतीशि॥ 


प्णाश्ोा 96एटल०एग्राणा रिश्0, ]994.: !69 


छथाताएु भाव शाभाण्त ्ुनावॉणरल णा. वणाशा 
52ए200ाशा, (०ण९०ए०, 6 90068 8९085 07॥॥6 एण]0 
(९5०९८थीए 5फ्र-$शाभिवा 4708) शि€त 40 रणांशा शो 
पात्र 59थापींग9. (६३, 04/05 ०णआत।॥0९ 0 ०७॥70९४६ 
॥ ॥6 आ0णा-आंशा606 9एच॥658 0 878 ९0085. 

जाता 48 7620606 ॥0ए 48 0 ०णावरए6 6 छा255प्रा8 0ि 
7॥6070०60 2009] ग्रांधाधए 50थ972, ॥0 आाइणट 9 [6 90068 
78205 8]50 ८० 00ए7 था का॥5 590०7072 ४0 (0 06ए९।०9 8 
गिर कराए छ8एढलशा 7ढ07०60 शााड ऋ्ुथावा।8 भाव 070688९0 
8029 पऋलशातवाए. 

पृफ्रशाव्डा लाभाशाए०ि तंडभाा।शा।शा।500856 6 70 
एणांव 00 ०0 ॥6 ०06 एच, रीं5 | 76वु्णा2 7९ए 84068 
6ि (968०6 भात गांथा।नांगान भाते हल्शांणाश णिणा३ 0 
ठंडभाशशाशा 805, ॥ जा] 380 76दणा6 3 06पिच्चा[ 0 ढणाला। 
शक (शाहांणाड धातं 8 ॥69 7250]ए6 ० 6 एशथा 0[॥6 पराशुंण 
7०ण़छाड 40 360655 06 ७880 50ण7068 07 20706 8 ग ॥6 ए॥॥0 
०6, ज्ञाग्रभा।ए धाठ0पशा 06 एगञ260 ४0०5. 

(656 धंगरर, 06 79]ण ७०७ए28 0 भा।5 ग्राप5 800] 
36ए 2 0 98826, 8४706 86% 07 6 टणाशा का$ 80[765 
णांशां॥8९ विणा। ॥6 गए6 एचणाग्रधाला ॥श7025 अर 6 56९0णग9 
(०णाला।, फ6ए ग्राएड 886 00. छ856 07 ला ग्रांधाधिए 
8535 5406 ॥70 ता गरंतए 98565, 7087[86 [6 ड|ा|शा ए 
8%ञांशांटवा०6त ब्ाा5 9 2गं96 3068 400 शी ध॥8 
७ए9णाॉ2टा5, रिणलंशा 4588४9706 गरापडई 250 29५९ ॥6 एंश्ञा 
अंश्वबीड: लता 760 श्वतीाए पश प्रांतवाए 92083, 88 2 
एर्इलां, 600 20ण्र65 ॥07]060फ7९6 ॥॥]0080॥8 0 ०0 
06ए९०छाग्रला। 35डंडा॥0०6 (00.3) ॥79 6९॒ंएंंशा। ०0प्राए 88४5 
0० 59०7478 7रणा6 07 768 भा।€४ परशा 0॥6 502ंग शशि रण 
॥5 06९0]06. 

एाका। धांड एथ5ए०लांए2, ॥6 5029] $0्ारां। 0्िथिं3 0] 
[097 0979णाॉफा[ए 40 एएय गिणा) भा 02 5९८१: 
23 ९20॥6लाए९ ९ 70596 9806 8/6 6 0[6 5एग्राशों 0: 

#ह०6 07 8 शिएलट्त 7९00०ांणा ग फांताधिए 5एशापीस्‍]ड णि 
776 060906 995-2005-.-899 3% 8 ए€था. 


90 : १७४॥8ए८९ 7६9 /॥5॥#959 


हा 


४४४६० 3 लंध्था, ाजीलो पगरए छदज्लशा 7९00९०६९ ग्रछिए 
इएथाकाहु भात ॥ल28५९0 502॑थ अथवा, 

एशइड0806 थी प्रथ0708 (0 शी०टबरॉ8 3 छाणएणांणा 0 ॥6 
एणंला।ि 52ए॥880 8 शिव शा 860ण70ए जि (त5095580 
9०0०च्र--88ए, 20% 06 9९8०९ तरल 70 ॥8 (0॥85 धाएं 
0% ॥ 9007 780॥5. 

एशातं2० 06 छत पिथ्चाणा३ 0 पाधंगाशा। 8 वंश 0 
30ए॥ज्रीपड०्त एऋ्ल्वएजाड गत ०णाए0शञा४६5 ॥2 07 [0 ॥0। 9९ 
छकूणा०6 भ॑ थी, 6८००ए७॥ णाप॑थ /शा।्राणा॥। 887९070॥. 

एशइप्80९ हाल 000गांग ॥धांणाड 00 2056 ताला गरधीक्षिए 
9886७, 9॥886 00॥ था पर[(्षाए 8888806 ॥0 €|॥॥॥8(९ ६] 2) ६ 
8008068 0 भाग5 6ह0ण/श४5 0एश 6 ॥65 66 ए८5. 

ए०१४९७॥ ॥6 ऐग्रा|20 र085 (0 शाशाएवीशा 5 7९00708 
8ए॥था णातथ हल छोर ए6शटांशल 0 (0णाएशाणार्व खागभाशा$, 
$0 [4 पुः-0-वै्वॉड परशणिाभीणा) ० भा)5 ध70 6९॥॥0029 
॥ाइ800075 8 0एजीशआा०त 6एेश।५. 


ह शैफिने गाथा 5९ट८छ(् शा 


पिष्णाक्षा $००ए१५ ३8 शातारंअं06, पशाओ7, 90#000॥, शी 
जंएथा0९--ीाशा ०0॥850९70685 [3ए९ 6 ९008. ४६॥769[9075८5 
भा शा। [ाएलए वर्भांणा्व, परत 302०2 5णगया। ठप 
0धरण6 ०णाअंतल इलागरह ए.0 3 शकिग वा) 56०णाए णि0 
0 गिक्षा० था ग्राधाबराणावे 72800॥56. 7॥6 55065 [९ जि 
९00७१ 800655 छ०ए१ 0006 ताएह 7 0पा९, परशाभा04 
साजांशा, फ्रषएध्य एाणीलिया0णा, पशाहधं।(00 058985९5, 
शाशाणा।शा4। एजीएाएणा, 7/ण४&] 725070/06 56एलांणा, गण) 
प548805, शापरांट "जागिंट5 शातं 76866 095. 

$60भ्व6 छ0व ०गाएब्टाड ॥ 08 ॥620966 €४९0 0 
॥66 ८३5, "३९४९ 20॥ए4९०४६ जा ते रा) £2002/ 80005'! 
भा। “छ008 88087, $50॥6 6000 एा९०८वशा।5 4९ [९ 
भा६३0४-००ाणप्तं४8. ०णा[०805.. 0. जी॥३(6 जीशाह९. धाएं 
णै०0एशजञए बात पर टजाला। ॥68णीशांणा5 लि 3 णञाए4९ 67 
१७80ग९३४४०॥, 


प्नाल् ग्रशा। 50७०९४ आञाठपत 96 99760 णि 5० 8 8009 । 


प्णाता 0९ए९०एाथा। रि०एण, ॥ 994 : 9] 


जशिएत, घाएई 5 06 92४०९ तरांतदाते, तां5टा5580 30078. 8 45९0 
एाफजक्‌णाणा ०0 6 7600ण०-स्‍0४छ ॥ शञंफिन ्रा।शए 592धाए 
छा0णं6 98 लल्वा।80 0 6 शॉ0थे गणाभा 5०एएआए णा१---00 
॥6 शा0ए765 कक्ष 6 0980 285 00 ९0009ी 5९टएाए ॥898 ॥0[ 
तांड9एए8श€व 097 शछलए (ब्रंटशा णा 70ज (एड. 

6 ७४३०४ ग्रशंतशाव 2000 96 इफडंशा।बिं: भा शापएद्वां 
एढत7लांगा ठ 3% जा श0व9 परर्योभरए इएएथआतवाए एण्णत एल] 
8700 $460 णातजा 70०॥ 4995 0 2000, 00 ए॥ 0) ॥07०॥0 $385 
णा।णा ०१ 98 गा ॥6 गात॑एाओशे फरण)6 थभात श0०णात0 $75 
छाए07 |7 ॥6 96ए20ा2 एण]0. 0 ॥।| 6 प॥/5 एणगत ०९ 
9एक996 00 8 2009 #पराभ 5९टागॉए कि06, 06०४056 ॥8809 
श8 बार ॥काए 2टगागाडइ णा 6656 58एा॥925, गटए०॥8 ॥6 2085 
० ०00०7एछडंणा का प्रस्‍ध्षाए 0 ठंशं!क्षा छा०0प7टास्‍0३5- 

छण7 06 गंलााभांजाड फ्रलल क्‍0 ॥॥0286 जाए 20% 0 तथा 
9९४०९ तांरांत७॥0, 85 5प222860, ॥ा0त ॥6 900 ॥भाणाड 40%, 08 
ज़ठ्पोत इथाल॥8 3६ ।९35४ $85 जञाांणा तणाएए 995-2000, ण 
4707 $44 7079 ए९श. 76586 0एण65 ॥6 0एए०ए गीपएरधाश९०. 
पड गाफणांभा एज 5 पक पीलढ ०णरापरँएएीणाड आऑ070 06 
धरणणागनांठ भात आरत 20009079., 076 0 6 णिा।त 0000क्‍976 
8 5प22९8(९0 एज सकल ए९३४०९४ शां28 ज़ांगरारश 05ल्‍87 /795 
(७९८४ ००(४ा0ए४०॥, 9. 59). 

4 858९2074 [0 ्वांटश 50पा28 एस णा०१5$ 0 3 ९009 72270756 
0 शाकिग फरार 85 3 उठ 0 665 गा शॉ0्भाए गपफुञगशा 
विक्चाइ82८05 0 एएणएा।ए शाञंडंणा$, ॥फ्रंड 48 छए/0090[7 8076 
ज8५ 07, 9ए 6ए८ा॥ व 5 5926 75 प्रणा। ०णाडांतशाएट 80॥6 
07 ॥6 7रण8 एछाग्यांभाए .॥05, (ए0 77 जाली क्व० धं50०055९ऐ 
॥ टा8ए०7 4. 06 45 8 (5 ० 6 ाशा]नीणा् ॥0एशाशा। ए॒ 
57९20 टवए0] 5प7292०8606 9 ए उ्या65 (00, शांगराश 07[6 
एकल शांख गि 8207णाए05 (59००४ ०ठ्पएैणां०), 9. 70). 
पुठ्णा। डप2886885 3 (95 ॥86 0 0.5% ता 5डएथा धरशा582ा०75, एप 
€९एश 3 85 ० 0.05% ठतणांग& 995-2000 ०००6 ॥शं5९ $50 
णापांगा 3 एच, 500. 8 ७5 ज़0णत ७6 शिप्ट॒लए पारांशंए6 भाए॑ 
0ग्ाए एप्-तांइलांप्रात्ा70फ, गाल 5 3 एछा009 कि णा 
शाला: 3 850 $] णा रणजी उबाल] 0 ० (6 ॥8 टपुप्ट॑ए४था। 


492 : ६४॥3ए६८ 3 67ड॥8459 


०6002) गाए 4995-2000 एठणंत छं४0 शण्णात $66 छाए 
4 धध्श, 

# मरीएं गराधुण 50प्राट8 0छि ॥#6 जाए ०080 92& ०7गीए३] 
(6ए20एआशा। उ5झ8ंडांभा०8, रह एल छाए 0छएा 008 
॥॥0०४808 एप वप्एशधयंब 0058 45 0,7% 06४०) ००एक॥५/५ 
छ7,एं०्थतालाबलाक०णाधरो0पांणाड, पा व गिडा0.]% 0 05९ 
0०0ध0०ए०१ 0 0॥0588॥000 0६ रशपाश[7९6 0ि 3 50८ $४९|ए 
॥8 0 ए00 ग08 (४996 4). 80 ध्षा6 ए4ा०८ 5000 0७९ 
(0०३ 0972०000|६९९४ए४९--०॥९ ् जला 59000 96 8009] 
ग्राशा 5९०फपोए; (६ 0008 एसशापलण2< व €ंंप8 0004 ॥व0 
एणागर॥6050ग66४ णी03,/॥60ए 000 छ्ाएं06 80070 $20 
णं॥0॥8 एथया 08 १ 0भ व एगक्ा.58९एणा छिए0॑, 

' व॥056 धा०९३०एु९6३/०2७॥७ ९००० श56 शा धगाएशे पिएं 
४ क्षणा।| $250 शीत [96७४ तणा।छ 995-2000, ६९९णांपहरए 
भातता005, 06 5 जाए बाठ्णाव 4% 00 802 007.८शा 
गिणाआपोए. 60. ॥658 3 208 87६ लिये ०ऐएॉ6टाएट इपशणंएत। शा ॥ 
॥%5 ७०था जाधाए जाय ॥९0आए- ।0 हऋथातवे ग्राणाल पका 4% ०0 
8०9 007 09 ॥6।।शिए्‌ शउक्षा॥। ? 

णिताल् पका (॥8 5०९ए०;मिए 0एगा5 0 8009 58॥07, ॥॥ 5 
॥6 (08४0 70607 €[ 66९88॥78 8 20थ! 765907856 शा इकवंड॥९8 
5ज8 8009 जिाशाल्ाए पर 06 802४ इणायञां। ह0एै0 0005 
0. ४४) 5 शारो582९0 पथ $ प्रभंगाश 3 587श्ाव्वा6 पिएत॑ 70 9 
309 [8॥०णा, [6 क्‍6९8 45 ॥0 ०४४४४] 8 ट0%ा 8९20णा। 0 
900 0णाएंशयांणाड 0 पाल हा ॥९९१5 0£ हाकश प्णाशा! 
50णाए, 

॥॥6 80०8] $णां। हञाठ्पात 2ए.ए70ए८ ध8 083८ 0868 08 
शक भा ४९८०एयए जात शात हाए8 हा (॥020 ९४05 (76 
गिथा088 ॥0 छा०एश० ॥8 ०0702८ एप्श्‌गांपा॑. 


हि 
ज. *#. ०० 


प्रणाभा 06ए2९०जाला। रिव्एूणा, 3994 : 493 


॥0०ए/9॥'ऐ६५ इता६६97॥॥97]6 गाता 
त0शशफ़ुपशा। 


पृए॥6 ए्रांर्टाइशा5इआ॥ 0 ग४डि तताभातंक व0-वं8लाग्रागबाणा 
ए6ए९छा व 9९००6, 7657982०२९ ० 2००१७, थांशांणा, 74068 0 
लीाएंट णांशा, 20. 60९08४65 काललीए था गणगात्रा 
०शं95---+०5798९०॥॥१ ॥ांणाओ 50एथ2ंशाए 9ए 07[ए 85 ॥08 858 
एा०-8885 7257080 ॥6 ण/॥ 72॥5 0॥700॥ 0 [980]0]6. 

एारथशइबांशा 36ए02४65 ढदुण्बााए 0 ०97णॉणाए[ए, प्रा 
€वुण्भा।ए 0 व00760--॥0फ7श ॥ 28 ९ंजीस्‍260 502४५ 8 0880 
प्रावरा)॥णा ॥0076 500फ0 96 2प्रशाभा०९१ [0 ९एशए0०॥6- 

व6 ए4४९ धी0एशी। 0त एाएश5ड95॥ 07 [86 ०४॥१58 20765 
विणा ग्रशाएं ०6९४5. “0 ३58 [परशांए2, ॥0 ठाधाए, ॥ |5 
फ़्धातर ॥ 6 छ0ण]0,7? एा06 शिधाए ए०॥३०7०९०शीं, ॥९ 
[0760778 विांगरंड, 4 क्रवॉंटव/०॥ ्ठा #0 #उंह5 रण 
फ्रककाबक, 9एफी।ओरत  4792. वा ॥6 56 ए68, 0 70870 
पृज्णोणा85 शिक्ला78 9फ70॥5॥९0 6 5९८०१ एश्का 0 ह6 #तंड्र॥5 
रईस, 807 माह 2072श॥760 जी! शांणा।2 ९एशएणा8--एण7थ 
धाते गरशा--फ०णथ्च 0ए& [शा ॥५65 6 0070०7स्‍0ए॥॥68 40 [९९ 
3९८004792 (0 0807 0एआ ए8765 क्षा 38/90॥5. 


दांडा0णपंटनों एश"59९८४५४९ 


॥70656 7 ॥6 ९०0०॥०6ए 0 िणाक्षा। 60एट0म्रााशा[। 45 706 76५. 
ता ध6 ह6 ठणालशा$ 0 डपडाधांएकं।(ए, व009978 92460 
लए (0 पाक 60ए९॥0ए॥707 7०875 80]9॥॥8 भा 00 0॥0 
€इक्कताशार्व ॥९7926 शीश गीधा 79ण0778 ण॒ 70॥78 8 
ड€ण ताएशा&ईं0. 

पफ़ढ 70058 07 धार ०07०6ए णी गणाभा 6९ए९]0ाशा। (2 
0णी0 96 #80९00 ६87 एशा005 7 ण74॥ ग/509 भा0 सथव 7९ 


94 : [३१०९८ ९8 75959 


तिएात ॥ गाए राॉणिलटड भाव एशीशरंणा5, 490॥6 एचताड ता 
“प्रद्याग 5 €णंतशाएिग0 6 8006 ए९ धर 5९९पाए, वि ॥ 5 
प्रधर्शए ४४ भात॑ 0 ह6 5८७ 060 50ाला।गरए ९६४९", & 
भाषीश शाशी ज३5 7662९6९० ग॥ ॥6 का 8 07[॥९ €॥)।५ 
तिल ए* तृणाताएट ९०एणाणागंरए (शैेशानशा ?िलाए, 
छा०१0ए छाए, शिक्षाए॑5 (2088॥8 9, 3706 | द्वए0ताइला' ॥॥70ं 
70० वबष्टाभाए०) भातं गा वी एणह8 0 ॥6 फ़ांजाल्टाए त॑ 
7०॥0४ ९०००९ (6097 शा, रिक्रआ ५, 4 शित्ा५ 
भा(गणीा अण्णा |), जला 4090 हाजा॥, ता 8[0090 0 #6९ 
धाधणां58 भाते प्रांपथ ग्रां॥॥03, जा०एलते गांड व्णाप्ला विमा 
६०थाणाएंर 60ए४०एजाशा ग्ञततपंत शाक्र।2 7280॥ 60 प५ 0९।५ 
जं। 065 जांत्तत[ शथाएए “2शाशार्त [0 497697॥ एप: ", ॥0 
४5 ७फाठशह ३ ०००७७ ०90एथए पाता एशा। 0270॥0 ०0पा॥॥१ 
८४जा६६--६ ०जातवछा हा प्राल्चश्ा॥०88 ॥6 900 गाए ॥९ गधा) 
आध्था। 006 ०णधगञएां।, 
इका०शातत. फ्रांड ध्थ्79 छलला00, कह एछ०९॥ . 0| 
0४७०.ञशा। ॥6860 ग2096 0 ॥(8 शा0ए॥ 8५ ॥ ॥0॥॥५, 
गाए. वीह्लल्व बशातंणा 0चछव्वात$ 8 लव टणाल्टाव णि 
१0000-नंत धो गराताशंवाशाए थात ०0०लसिाए, था तीला 
ग्य्राणाभाए शव तरलाजए, वाल व्व्यावव। गाता रत 
09थ०जाधा। 96टवगा6 6 (एथी9 0 9६096"5 ॥ए९५-- श्शत्रा 
। अछ8 ९३0306 06 तणाए भात जी ग6ए इटाए9 00, ॥0 
05वांग्रातक्ांजाड (॥82ए (80९०, ॥6 52265 ॥6ए छन2९० श्ात॑ ॥0 
>जगावााए थाणं०5ड ॥69 लग]0ए०6, 0 का$ क0ए्टाएत ॥0 ]७५। 
>जाजााद्ाण॑ं०० ७० ला०ण॑०्टड॥) टरएटाएगशित॥ छी॥णी) ॥09 009॥॥ 
जधाव रात 0७ शा ॥ए८5. |॥8 एएण५फ। रण गति 
०[कथाए ए8$ 06 008652 टाछ0८९---+प80॥0॥ ए८। #९.८0॥7 
0६ ९४०७५ 09565807. 
आए तह 6 209 व्थाप्राज कत धी5 टांग जाता 
20076 गिलव25प्रहए "७जाव्थारए0 जी ७०)॥077,*०/॥॥$ 
कक शाएी ऋषध्यात! पाल धीडा भी 40203 आह 
7 अयरडादश शीश छा ५ ह0ंदाए, छा विद गत शीग कर (व) 0 
हक दाद एित ऊन 92 ध्टओादियं ही 0 2ुसातवियाएंटा किए 


& है, * ढ़ 
कह 575 ;+ है ५ $+ (३ ० ऊ 4] 7) के रू हप रह है न्ह्ट ड़ 
2787 0509:5का व शा फिकद पाक व 672 7 | 


[76] [॥९0०९ए००शा०॥] 507 ६०0707रा58, भ१0 ,9ए00एन7श0एश5 णांत 
भाएाशा[78 ,/वाशा०ण]वभ[ दा९88ए72:, )7- 5णएए पड: [808 0980065 
(9८98 292: व 6887-00 6 पराधाट्शा।व55, 79५ [९शथि[९0 0 
0ग्राप्शा|स्चांट2 0 रक्षा9 आाए285९4तशात97 6 0९0ए720/गथा। 
04]परञभा (925 3 दशट्राफट035 2फ़ट, 3600 १0. 7:50, 
( >व 6 /00ग्रा)भा। "006॥7०एशए, 900 0 0९एशं।8 
€हटापडएटए 00 आती, एथा9068 35, एश 2८भआ9, 27055 ॥470॥8| 
7940८: णा 78॥0णाथ ए6३0 [$,.3-0णा07ए०2/70दक/क्‍0क्षाशप, 0 
[॥078[0९40॥--77706: 00: 09प्रौक्ञाए०8-070॥60, -भगश०१०]] 
जिया 4.8 -ए5. 09.0930 -0/.762क्षवातह "राधा. 98 , क्षा। 
प्रशाप्रााला् वृअ0'प7००एा-जव[]श +धीक्षा.(९- तिं2॥ 7080 0 
4९70ए6१8078 6 एगएड्राइआ[9५9॥ 6 टगंपा--यी4 (/,ए०॥] 


शात,.6 प९एप्राब07 0-6९णाजा05 35-48 /-0]8797 520006 /:. 


0छएणलऑट2४ शा गएाए 8 व₹रंथण्छापरशा। रिय 
२४॥ए, .४000 7606 ..,06 8 थाडोंणा है $#४ए6्था | जध्थाी। 
प4जांग्रारा0ण] ॥9,]प्रााक्षा) 600ए720.॥7स्‍शा ?,5 ॥0 ॥6 गाय 
॥स्‍05900599]6 का धीढ #[श,? ५, ,.७, ++-, ,,.. .',। ॥ 
>ज5 मॉ29]00  ॥5 वा) [00 0ि कणाशा 8. 89/0 00000786 
०7[.6जुटीएडए2८।५,६ ज्राणा९87[ए90 76888075. 5 +,प 
जज पडा, बहटफ्ा्विकंफहू आसवाए[( ई5-॥0 #॥22255वा:7 [ि' #॥९ 
कार रण हार #प्कावा टॉगे॑ंट2, ॥ दिटा फेविं।यवं45 
बा।ब उठटरांटाट5 कदर बा) टीत॑ंटरड धव[7-2दष्ने2 70 #2६॥ 
बात बाएं, 4 89ट2ए बं०९& #6/ द्वए2 70 9९, 77270 /0 22 (४४ /0 
चाशिवबे,बंशाउलसबटए, 4 विम्रारोंए द्9९७आ0#द्वए2 70 22८ ॥९६/॥॥2 
707९57226 #॥९ 77685 ा टली #€मा67, 4 आता धं225 ॥0/ 
#रद्वए2 70 89९ दरस्‍एिशा। ॥0 #श्व। ठ0काशा- बावदें कार्त 2६747 
एद्रप्रव//6 उ0लांबां बावे टपरप्रवां #वर्ीं[कुड टवाा 02--द्याव॑ धार 
>मावांफावावरवबें बाबर (९एशॉड ए्॒ 2002८, 27० कांट्र[255 [4 
व्ययाप्रार ,टवा 9९ रदाह९त५ज फबेंगएशाबंशाा 2 (76४ 7००7/४५ 
क्रश्दाहा,. 78० | 2० 290 / 
कशटकाबव॑, #कराबा, टलाए॑ंटटड सटॉशाबें दि 92९१का्व, 22000776 
#शॉ-9९फरह, साक्राद्ा 92डड कद 00779 96 #:2८(/०, 0 7०) 


मद बड0 #बा। 79 शगाए-शाड द्ाव॑ 24 725, 2 ६९९7 4/ 
73.96 : धा9ए८८ा ॥६ /8785॥9504 :; 


7 ]4 #६/37 ४/, ६ 


०२४१ ४2 प। अमल हा हि ष्‌ | 
[€ शिपातो। र्व्र ि692486 फटा धंट7/2 शर्ट का ४0० [९ रण 
जी ट आओ पर ॥॥; फ्ा £: 2, न । 
विश (काफाहएप्रॉफ #९६॥6 #३॥ ब्वा। दांव शां०9 #6 अंडा? 
24576 6 ॥6 ॥॥ 4 ८०4 #॥फंटवां शाधो-एामाशाः बाव॑ एध।९ 
#९ >टबल एके पद व्गिई गा उ९लगओंए ते गशो /0005, 
के #श008 व हि 59229. 

सक्राशाबा फऋरवा॥ क्रांह। ९क्रदादं 920790%5 लातटर 20 ॥ 
गाहुधव0, 7॥6 डर #दवआदांताऊ मा? 0९ १९६, ॥0/ /९ 
॥९६॥॥75९|$ 9 बं2579९, 484 7९55 502/९(725 72८0ज 22 #/ 
विशीएटवा॥८वॉफ है ॥27/ 9209, दा। €६९०९४७४०९ 00505507 00 
46 लश्वांगा तु कद्राशांवो ऋटवाए[एए टवा 008:2 ॥#0 प्राप्राव९ 
0श0९००९ शी शांलीकआह ॥फरदा 025. 

4॥8 शक 92॥92९॥ #टवाधी क्रद्टफ्रावाता दाद शिक्षावा 
पंशशंणुलआशा। 5 #0/ प्राशट बटबरबं९४2--गर 5 72टवां, .4/॥00?॥ #27९ 
5 ६ ब(फिपेट 007९वएा 929८९ क्र्शा्ा फऋटवां। बाद खघादा 
॥#९-9९॥8, ६ ९5 द॑ंमण ए! सवा ॥00 क्ाद्ाए 502शा65, रै/का) 
<047४८४ ॥492 ८६ ॥ंहा। 50077 फशः ट्वएपंव, 00/ एए गाद्ा 
बं९/शंग्ञाशा। प्राधीट्ा।05--चाव॑ ४2९ एशव, ('एकाा2ह दा उायंवा 
(७४९७ ० 57? एश' ८्वएपंव कबए पिद्वणएट एव ब्राशिया [एक्राद्ता 
बंशशक्ालशा प्रवा2वा05, बँ2०9शवीं0ह 00 2 76९ 29 गदव2 धार? 
ए बीशोः शरबांभादां #रवा।? विशर 7.7 ब्ाव॑ गीट्रावट 7.7). 7९ 
गरद्क्ादवातातीकणवाएवावव2 ाउटीआाशा ए[पफ्फाधा 725 पट९वैं 
॥0॥070९ कक हा डकार वए2207, 

50॥6 (8 ताल जंल्फ हवा 009प6॥06 ४॥0प0 04 96 ए७०९४ 
435 ॥॥ थात ॥ ॥56 90 ध व 80] |5 06 059 ॥ए0शा। 
गध्था5 णि एरणा0ारएं धर गरएणा8 09380 00]९८ए९६४---९ए९॥ (८ 
ग50थाग्ा जार 0 शाषपराततए “व00एाजझाा|।ए ॥ए९५ '. 40 [8८ 
१ जाता ९3॥[6, श, 5॥वता | ,2७४---०॥९ ०0॥९080॥77 
प्रण्तदा 06ए९।०फञाला। ९००॥०॥7रंकरा$ श0 8 0०९ शर८ एटा 
मि एएशाणांए-न9त [का त000 शा ९ जुआ णंभुट्टा१ ८ ॥5 
ग्पट्वणाए पाल ब्राए€ रण गाता जीणल&ह', लिए... 250 
(770७ ८02०0 पार टच ण6 0वाशाए विएाणऊ पा 30एएणाए॥ 
70:०0 ला0052, छत ॥6 तल्ल॑ंत०१0 ०जाएथाकर फव्यी टी; 
"१ "शाह शक्त्णा ता ०एणएएा एटा वध्यपे'", 02८ाएडट व * छा पक गी3ा 
#एग्लरतात ठस्ट प्रांड शायाणा।शला, शाप #िीएल री गिशप्छए५ दि 


02420 कर हि हम 


60077, ॥0660, ॥6 एड ० गरं5 टांक्षडाॉंट 90008 ए95 
8पीलिंगाए जर्टा582 00 >थाएओं गाता [0 85507: “0 5फ)]|6० 
प्रा 8 एाठ्जा।, बात ॥0 ठतंईापांगा,? रहा ज्रांगी0त/ 
8ए|ग0)96 वांडाए9पाणा 86 9९900, ९०णा०णागंए ट्राणशा। 
789 शथि| 40 0978]886 ॥70 ॥77970एशआशा। ॥ #0ए73्ष [५68. 


98 : १॥०७॥४ए८८३४ 7९9 /05॥98509 


कक आल लि सकल मं 


प्राशा'णाधा॥शाशर 98277809800॥॥ 


॥॥ $9८6थ॥ ४000 20000 0 ॥6 ०0ए779१$ 90,000 8[025 872 
१४४॥6१॥050॥6 त९हा66; ॥ (४8809, 48,000 ॥6 8९०१९. (पाएं 
॥6 80008 0 ॥6 एाऊमाशा। |॥ (686 वडाक्षा०८5 8 ॥0 णा[9५ 
जंतरी। ॥6 ०0, 
ेृ गा शारंउडता 0 काततीएतठटबएणा5 380 4885 भा 
॥/शाक्षांणाहं, 0060 8 हप/ए शीकवे, ९डिट॑---88 [6 88585 
[60580 व ववीसंतप॥ 00ण्रातां८६ ॥/82९ ॥6 02076 890. | 
989, [0856९90०) [€शाड 06 धीक्ष 06 02076 |8ए९ 0०एश 
जाधला[९8 (०85 7000060 ॥0 आए 50% 06॥5 979 [6२८, 4॥0 
॥ 993, इरलीी6 गराल्यगाध्गराध्यां&ई 0एश गिल वध्व्योए 
बज, प्रांत-॥00065 6 6 सिताताला घ्थांड४० 
गण 020॥6 |8ए& 0 96 ४६ 76ट00त [098, जाती) 527008 
तक था णया्वा [68.. (02076 | वि॥88 0्पा 
मम क हक रोटी टथ 690 0 एश005 [705 ० 
कक थे €एल्शा 982 800 989 | ॥6 एग्रा80 5[8९5, 
कक ९६ 076 ॥05 0शाएश0एड ि ०0 शत एश)एटा, 
» 0956 09 पर06 ॥9॥ 80%. 
न अप कितने 0 द20॥00$6 28825 ॥ ॥॥0ीएं0एव 
एरणेधकाह कक 85 4 8008] प्र08०. [.3ए23 07 696 89965, 
5: 058 कर कप आर धां ग्राशी।6, 8९९प्राग पेश 48 
७७४४७६ फल हि ध ९०९ (0 शॉ004 रा 8 
ए!धरणए७ हल ल॑ 542९९ गाव ॥6ते तीशा07 ता ज़त्पांत 
४५0 छ९ 5, ॥॥0 ५98०८. [0 989, (॥6 एछंग्र।20 80865 
088३ ५ कक छा श्र ॥6 [8865६ छा0वेएट्टा$ 0 
2 2 मम लस पक 72890॥0]6 स 8% 800 4% ०0 
(१०६... आते 8 पा 6 ८5 रत! 92 हा 8 0ए27 ॥॥८ 
७6 ॥8ए९ हाथी छाटक८७ ग्रा]080 0॥ ॥6 


वेंठााते$ इचञथांगवा06 तछग्ञाशा तएट0फ्ाला। : 499 


70068 ९0णगा765. प्रांत 8 076-76॥6 756 | 56६ ]6ए९] 9श7५ 
0606 0 2]00वथा ए्धा।7ा?2, 89728068॥ (जांटा छ़ा०त/0658 0ए 
0.3% 067 82009 शां5डंणा5) ०0ए6 ४९९ ॥5 |भा0 श6३ शाप 0ए 
7%. 

छा00श 09 तांएशडा9५..8.7076 (08060 व0फ-ीशा ॥ 
भाए धाएरट्या' ॥॥86' 9887, ]0ए८व -ठ60968परतणां (५6 गा्ा। 
टणएग, >प 6 त6॥ापटा07 एफ एल]97905, ०09 ॥666 भाएं 
(शगएश्ंध6)0ि6डश5 9]४0.गि897765 ॥०#थी9४ उला।शाएँशिा्;6 
पिहााला।बा65-080॥6व7]ए:60%. 07;ला३शटाधिीत0त$ >०शा 
4950|94:॥ 980::670 इद60छ॥॥ बग4985 97 70]ग८6] (068 
व0णाधड, जशंणा ०2ण्रॉभं। 50-90% 06 6 परणा078785206४; 
०0०॥०९0066 9६797 ट0थय 7कवंटड रा ठ58-89 4045 % 0 |]6 
€87775::506065 :2006.ताइ82[006870967टडि॥]65ह725ए 5: 
पृ008ए7%णाए-45%- 07806 2एणतःऊ 0॥#एंसश€ क्थांत्र0 888 
एध्गाधंफह58[| इतततछ0 903 407 शिछ०ठी डाग89) ०४४३० (22९: 
(7७० कीलत5: 00 किल्क॑48207एट्यॉड आांठिज क्षा) खघट०लशपंटि0 
ठलडएएलरंणा।ए। ००१४9] गरधागरठ वराब्ग्रब्वा5, ज7ट/28885 4८088] 
एणाणांणा,-बा0 प्रकार बवा०३5, ४प्रग्रीता।/07 वह गरत्धि079॥ 
टगलाजग।990;96 ह0झ्रा <४ला 06एा।607076 876 
0 03 :३९६ी8-5-8:जदेडए[:07:0एटग॥॥ा॥9, 70049] पवर्णिंशिं 
१657ंप८टाणा ग्रागकग्रशशफएणीपाणार 270 20:25 98 को 
4फाशण्गांएंबा8/ए9 076%ग07:98%० जा बजट 6988 टल॥(6 
99 200, गरण०१आं08 ॥#6 8श॥वी2०:४04286४ ॥0ी7 0ए८/५आाईएई 
एणजाप्रांणाओ्न्‍रा058जीव्ट050ग्राउ। पढ़ 40 फशाउएकक्षत दिए 

:६०0ैडत्रीका।वि|5द्याल्‌ प2श76१; 2626 67 06800720, 6/ 

[05९ /#श7वगंध॥,ञठ65ए06%5 6९0398867 288एॉट८5-ए॥/शा 
एप्गप्थांणा।/5णा णर्2्याश्ांठ॥,. केबरोलांडा।20 (56८#0ी) 
(श॥एशबॉपंड पल्छप्रश्चिणा)आपा|शारहवीतव॑ ४४886:द0#2778 थ) 
2ाग089#6709/थिविंग्रट8, 8॥] 656 ०ाग्रा 268 ॥४टि) 008 
प्रणाम 5६टपरगए 278 शा उा3ण दणाए ७2 था: : 97 20 ॥४ 

 ..] + 6 २०8| व] उछाराएट22थ पर जएीउटए4</-ट५ 5 5. 


[72 #ब्ीटिएरा)2 48 2 55३) 5 है: £2/)!'2/"4 कि] | 56३ 


# ०» ७» ४४० 


मं 27१ 


है. ७०6 निज] 
वफ्र6 ध१6 वा:गधरणां>ऊ तापह5 पेड णाठ570/द)गात0ई[०0ा03ए९ 


200 : ॥/४॥9०72९॥ 7<3 /॥7579569 ह ही 


६0३ + )“'चत३, / ७ हच व 6 रगाह्ट, एह हु हउलउल ला 7: 


गिल 0 पपाक(तणलप! उपलंछ 976 0856 20 अटक्षा३, 
आड़ पप्धह० कफ का 70% 8 अत 
202 //मच आफ ॥[7- ञ 24260 प्रणध।ब्ांगा व] 0पशं।28 
॥8 थ[70ए५8 ग्रणावा205 0०7 ॥8005४४०५ 0/96०:6 गाव टाल 65 
080 66०॥/&-7 शी (0, 2.5). 7॥८ शथा ५४७6 ०6 


455 
| 


28788: 2660. ३ ३€८हत[ अततज, ॥0% ९2८6९०६ ॥॥९ 
0.0: पं 0०९ - 3 कर 


6 [3 पक के हु. दे # ४ ८ + डे 
९ मल्ताजा 60 0 4962078-.. 0 6856 25% 0 ॥06 #शजा 
प्रज्चि 8077 [8558६ (0 पछ 24४० 
त0!9॥ जा रद ९3 
2 ./268[88 8 #ताएतल छः (86 (68, 06 77/श7880/9] 
४/08,,/ « ॥2७०७० ५१८० ५ ३ 
79 ॥४89६/ 80 छा ९८०ाहला 7९59078८, 808507९ 
700९३१56 छा 449& ण्ध्द्ा एंव (0 (8६९ ९0९4 0०0 
० 60 पटा(00.._ अर 4 ॥6208॥8..... बात ॥॥7०8 | 989, ६69 
॥॥ छह 4४ ४५३८ है (2 पी नस 


कद वाहक्षाय प्रएहकात्त& (8॥ 5,000 46९2087९६ ०/ बात 
0 200:६688: 0८7४2,2 ६, | हा जल ४ 

88 3 १88 20755 5 7 किए 
५ डिजाफ 07886/ (($ ८ 


गा 28. 6॥880:6 4८७8४ ४८७३६ 


| ६० |% हल चर | ड़ फि६८ कष्ट ग रह के का 
िका (8: 4व06%४६०क४५॥६ ए 96 छा2965। ॥275 0/ 
॥6(४८ ५. #फा 


०0१7 8088] ६8062 ४7#॥६०७६ ॥#ठंण्ट 66 क्षण हट ०४९ 


(5५ ८५ >/ ते ४, | के न्‍ जल 
हे 207 428ड90०॥०7 :20] 


स्शाप्राब्वार्त॑ 2 आ०फातव॑ $500 शांणा 8 एधश, 776 0800 
69९5 वध $85 शाँतणा 7 गाएड [ञ0॥85 5 ]#णा0वदाठत 
वाणशाी विभारटंतं प्रधएहड ९४ एलश, 0 जाली $32 जाएगा 
85565 हा0एशीा ॥6 एग्ञॉत 2407. 

छा॥66 धावठड थ। 6 97000८४0 8॥0 [8066 |7 [658९ 
ताप््25 75 4]698], डॉाडा05 36 70070058|ए एशा6।906. 76 
॥268४॥  €््ुणाल रण ००0०४76 85 ए0020/ए (000779, 
ा0०पग्र८त9ए ?हाए 270 800ए9, शञा॥।6 ४ ए०४॥॥79 58९5 [0 06 
(6 4640]78 50प्राट6 0 गाता), एब्वाट्रांडाशा 8 06 07 ॥6 एशुं०ण 
९0065 0ए- एथा।4)5., (0॥6 ४#फपतए 0 ।6€ 776 ग्राशुंण 
एा0०00दाहए ०णाए€65$ ढशा॥8९0 िलां। भाओपतं 90076८70ा ए 
००0०4॥76 8 00०70 300 4075, #00] 2 धा०परात 250 [005 0॥0 
0877875 88 ए९)] 0एथ 25,000 (075. 

छापर बततलांणा ०४०5९४ गत0756 वग्राभा तंडक्‍ा255. 0 
॥67689] ए007८टांगा 276 तारा) पांणा 0 तप९5 9ए6 809 ४॥0 
्रण0ज्रातवह 78०९5 0 ठटागा76 भात शं0०ा९८९, वञाशिाधशा0णा9 
€र्िता5 0 570 0ए ६5 05075 ध906 069थ॥ 706 (9॥ 80 
ए€्वा5 3220, शादा ०ांणा ए45 छा0प्शा। एव गाशाशां0ा।ं 
[णांइवंलाणा, ंगाटड धरा, 86 9ए6 छ>26९ा )रणाद्075 
टणाएशाएंणा३ भात॑ ०णालियाए०5 णा कपरु #ए४5९ भाव उंलो 
प्रधीएाता2, !॥ 9905 ॥6 एथाथव] 5556070ए 07॥॥6 ए/6व4 
0०75 66८४8९0 6 9905 06 छोर 70609806 882थ/75 ॥008 
20086. 

(0 ॥5 शि, ९रिण75 40 ढाग्रा96 ॥6 ताएए 080906 ॥8ए6 
एाणा॥ए९०त उशीश 706 86005 ंवा9॥407 9 ९८९६ 
3०ी07-ननाभांतरए 9608756 76 00868 0 छांंशा०१॥79 7९002टा8 
ए000ल८ी०णा 0 ०णाइपाए0 भ6 [एड 400 प्रांशा, 5000655व9 
शबवांव्यां7ए ल0ठफएड (6 ठ्णा त 00९8 वशाबग0 0ीशिाड 
विए्श$ र्वुएए एश०४०॥९४ शाशाभाए8 टा005. छिप ट्ांए्शा ॥6 
मंशा एा०९४ 0 ताए25, धांड 45 008 ॥70530]6. !7 80[एं9, 
(76 ८028-०० ८थ॥॥6 0099 45 0फ0श/0 96 एणाव 85 70९। 85 
20% 0 (जञरए. 

]४058 €रणि5 2 हांतिगह 7ए्ड एा०0वंालांणा ॥8ए6 एा0प्टटा॥ 
पागार्त छाढग8. सिकतांव्थांगए ट0ए5 ॥ 076 90806 (6705 [0 


202 : १४०४॥४ए८८४ 49 /765॥985॥98 


शी ज़्तालांणा ल$०जीाशर, शाला श९ह्रांट0 5पए[॥०5५९९ 
पक्षाणाशा एा0त0लाणा, वी छज़ाश8 एए गा (0ण70. फैशाशा 
पाग्ेभित प्राभाइए60 ॥0 ॥609068 ठुतंणा टला0ए5, [0वंए०९5 
॥0ए60 0 'शिएशाशश भाते 6 [.80 ?609678 70॥0९02९ 
रि९७00॥९. 

ए६0ला।ए ०णाइच्राजीणा 8 €तणगीए वीवएए।, शिाए 
प्रध्धााए भात €तंपटक्कलत 98096 पघ56 आ08॥ 8705 ० ताए25 
प्राणी 88 ॥6ए गरांशा। एड56 3०० 00 (008000--भा0 08 
छल्एभरत 40 प्रंछर 6 टणाइ०तुपश०ए2८5, छिपा पाक्ाए रण ॥6 
॥84षएं65 ताप प5७७ ९ 900 शात 0659९786---$९6/(008 $07]6 
पि0 0 ॥865689 07॥6 ॥00[९550655 0 0 ॥५6७. छा 
वश, ताएए5 परावए 96 तशाएा005, 00 ॥69 498ए6 6 [शी ॥0 
॥086, एफ्रांड$ जात॑श्ार55 85 ॥0 वंगां।€0 ॥0 ॥6 गरात॑पञा।8] 
0०॥ाएं68, [९ एञञ60 30865 ॥8 ॥6 8९४ 8726 पाधाएटा 
णितापएड, 90[ १6ए४८९।०॥॥४ ९०0पात65, एशांटफध्वा।५ 056 ता 
भ6 ताप छा0ताटलश३, 850 ॥8ए8 इछां०ए05 369 0००7 [० शा)5. 
शितपधशा, (0 ल्धाए06, [8 ग0पशी। ॥098४6 77076 970 0706 
प्रावणा धछ्या। प्र&छा$, शात पर्नीभातं ॥88 श0ण्ाते 5,00,000 
30005, 

06 बबतींदा] गालाक्षांएट 48 06०रग्राशबीरकभाणा, पगी$ 
०७१ 7600८९ हा रंगना थात॑ लंग्राढ 38502ंकॉ९व जा) 
कएए5 जात शी0ज्त ल्‍गि जा०तपलांगणा भाव ०णाइप्राएवणा ॥ 8855 
5०१ भाते त्राएढ005 लाटाडॉक्ाए25, [6 7886, ॥0ए€९एश, [8 
वध | प्रांशा[ धाटाढ856 0एथ्। ००5णाएाणा, 

[06 थात, एछा0क7ए गा जाए $0एा०णा || 96 070770ए6 
06 तात 0(80लंबर तंग्राट55 गव 6605 तापछ 800०0॥ 8॥0 0 
छणा0ण6 ॥्राक्षा 6०ए2८०7०एगला। जीजा व्था शाधाशीशा शि॥65 
भाएं एजरप्रात655४ भाप लि ए०णाए 90076 706 [7000८ॉए८ 
0०७॥६७ 6 शाला पात्र का शाल्ष्रां०8. 


जाश्षताबाणादों ईशापः0+ंडगा 


भिणथाव्ल तथा धबवएट!ं पिणा। णा& 00ण09 ॥0 शाणीश श्ाणण्टशी 
पणारथांणातर जक्षज्षिष---शातप ा0पएजी (शाएणांशा- 
8७ए6शा 975 शात 992, धाहशाठ पल भा 8ए९१8९ ०0500 


एप्रताणाएरथशांधे 7०ट2ा304ॉ0॥ * 


ऊ 


परश्रांक्षाकानं (लाएाड ४82४ ३५, 807907फ5%४६१८ 758 
ढठगााणाए5०0०700०४७(60%) 0ठ०9८१४४ भाा।678४४068? 


वियाएं | ३५ ८. "३ 


भात-ायावीशंतांध ए०चा5 गिटि6ठ806'280 ०66/826 ॥07088 
078४0 भा३ट६5$ 0 भीटाबन पर 0०त25-2फ67%४४॥ी 76९थई 
66९8065 छ85 व 987, शांत 672 |72ट9878. ॥] 992/ ॥6 
प्रेफा/थ ताएए9४०॥0 362,0607988/४608/975,777 ०३४: 

7 ऐईैशणल्लोा 4968 5976 4992, ०0०-+ए7/&7* 0/ ब्ाएंशे 
८4802 65 ४४ ॥०"टपुटडड ना 7,000; 985 २0885) 
जप;  ज्रांगि: 3,06 काब्री|०६-०४6--9०096 प।66 
3१0-2,200 ४0076 6त: १४05 0 हें: रेंलाएड ॥896 96८॥ ६6 
श्शालाश छफ0॥0--80प9॥ 4724980-83- धा6? गण एह8 
तवीएछीगाबांड, होता ऊठ88डा जर0 एटश5इ- 08 34075 
॥2ए8४ ए6शीा ॥906 82द्वाड 09प्रश॥65565.' ४१6 ह6 गणा#शथे' 
०गगीलशा शलाका 6 4007 आंशी, 76 दिशा ॥8 688 


9९९5 $ज़ार्वत: भा0ा6 6 छठ0:5 छ07फ्रद्रांणा ॥7826 8 


7 ्ः 


पाग्रिलोडइद, -.| कक कएछ 5५ 2 न 2 > 

८ पृफ्र० 07605 एल्रणोेंड बलांसए [शा680 ॥/0ए४'क्ष0५ ॥6 
एछ/070, पगधा काठ मोर 9705, 7॥050ंतंशा।ड शव शां। 
#जगलां2३, एप 6 60०75 8ज़ां।.60 (0 5प्र096. त (6 परांएं 
9805,-॥08 ठ ॥6॥7टार्तथाए रंटां2पं) 6 शींतत6 288. 40 
709, लाणांड॥ र्लतल्याड स्‍8879806 व '0ए८/ ॥6 ०0 
पुझागांईआं॥, - शञात्र 0 एथगीटीबा' #8ा07979ए, 45 9 209ा 


शाध्माकाशातारए चलन चहल जल निधन 


है बल क््ल टी हू 
मी ह>लनर 8. ८ ४ ह्ः ल्‍ जी 
न जि कल 5 8 2 4 820 १ 


>्ल (७ जप 


क्र 
॥3३ 


है. 


९९१९७ छणजा(ए 8९एध0फ जल 5त पति: हक पल. 4 


०5 कं | + 


70णा८फएु.०8४9०7525 58507/4ंग्रोथाए ब्रा उक्लाशाभां0929-0एश 
गि6 948४9 -ीएंड 06098665, ॥णाक्षाति॥072080799 कणी। 'पए शा 
९9708 ० ए0वगे इ९०टणाए--क्ा 6तंगएंड ण0#पफट68/7 त&शा४॥|5; 
ए०णज़ला ए9बभा265, डाबरांढ्शांट धां॥]९९४, 788079! 5९८ण्५ 9808 
शाते ग्राद्याशागाबे ए0ग्ाए ताणशी 76 $प्एशथ00ए2 भारत ९ 


ल्न्ज्ी ++ रे. ५ ४54 ५? £ 8.0 /० 20 है ९ 
छ्ा665 [२०४०७४॥5 ये ०59 कह + 0॥0,: २०५ कम] दे 


हि हट 8 25 78 ३ 

० ३ कै की: (0 7802 के व ॑अ- 9 3 40% >> 

बी हे का कक 
घभ३,० >क दर, डक प 


&«: रीढ़ के ध्क न ज ॥॥ पर 
8 जी रे ५ ४ 
3 कक मय 0 59/55/057५ ० ४ + ३६ 


204 : ॥/७॥४०८६४०<िं॥ 4+8588486 7 









77777 2 3१/ ०६ ः पप 52 
एथावाध2 गाते ७ ६306 ॥ 464 

रण हि है ॥/086 [| [02 हरे 6 5 ह 

५ ॥#0#86 | भप 

धं05॥ 02 


फिक ब््त नल रथ 00 
55 & लाभाएर 7765) 
3 5३,9) १ (6५ 
० 450 आदत 7 988 हि 










5ाप 
रा 705 








(2 
2869 990 299 992 रथ 
! 7 कथावा़ 
गाव: | या >9व5 8 875 90. 767 7,027 
07509 ००0ताह्‌ 850 55 760. 22 6590 ०69 64 २,993 
८ (78 0० एाात $ उ45 | 30 [30 430 425 ४, हद 8: 034 
4५6० 6 )03॥6 $6३. 4ज्व९३०) 7, 
00. (१) «..... 0. 25 50 705 [46 480 205 22६ लय की हे 5 
( छः कि न्‍ (0 प् जप ।! €्‌ है $ २2 5 ५ 
000७4 ८६ एप 0 6 पु उ> ०0 4725 [60 64 20] 
डचशाा० 60५० ० 05३ ४0,/ [६ प5 
| हक 
[ 


है 807 
[65 > ख्व 27 426 
है 023] २) +- (१४7) 7 | $ #ि 
7० २१४ 79954 १५५४ 7997 [998 ४999 2000 7995.2000 
४०७० 'बपसपा 208 मम ग ग र 
कण, 2, 7 >0/244 ...., 222, ४00. 679 
00 ए9प्रगाट३१ 6 9 
खक धर ्ध््णा पि०३ ५५ 
42 


630, 2० 7 
८42 रे 
+पएपा३ ९७ 
"2 थांव॑ 


447 
॥00४6॥3 वण्णावरदेफ 
डिक है ५ 


70९ 4ज००००, 
हे / 45 
ब्पूकर 





02777 


(3 चडाव०३त८,) : 205 


886-0776-0 ए€भ्ु०05 5५४९॥5, ९ए&0 77॥॥69ए 60 ॥00 90ए 858 
गरधाएं, (0एशा॥रक्ाड श86 350 परशए0प5 8007 00०79 ॥०फ 
परा685--_?भाएपंगाए द्ागंट भाव छागरागांग॑ ०णापिंलड वा 
छण0्6. का 686 लॉटराडाक्ाए85,  062टांडरंणा-गआभटटश5ई भा0 
प्रवीशिए छएश50णराढ] 86 शाएपत 00 ॥00 0० 0 €हांग्रा? 
डए९एप्रा85. े 
(0000शआंणा 0 टलाधाए€ ट््का ०णा6ह गिणा वाशिया 
तारला0णा5. 4775 00065 956 76 5922८।8 07]09 ]058658, 80 
॥6ए [09ए7शा 80एशा्राशऑ$ [0 907ए 7रछा8 7९४००॥५, [॥00|0९ 
गरशीलश इपाशंता65 भाव शांएट ग्राण&8 5ए90907 0 ०:०90०॥5. 7.0९४]| 
ए0णा॥[ए।ंशाड$ €िशााए णाशाए0शाशा। 850 भ2०९ 322ाग४ (6 
2005प76 0 ट०णा65 भाव ग्रक्षिए 93865. 400 एां0ं 6 077९0 
ई0०65, 070०४ 6 50]0[083 छा065 7थंगर/ 627007॥260. 
बुआ 0एछ00थआा०ा ॥85 3॥0960 06 9700255 00 70 80020 
--जांरए 96९८४056९ 0 9ए02208ए एछा65डपरा65. ॥ ॥6 60 
5885, 20ए८गाएश।॥। 900ए 45 40 ९ए ग्रांतभिए 59थातवााए 85 8 
ए३ए एी 7९१0टाए ॥6 गप26 एछप्क्‍शल तल, 576 | 6 2 
९०0णा768 07[76 (7एणाशआ079९४॥॥ 07 708९02700॥[ 8[965, [6 
प्र0णावरह ९०णा०्रांट तंगधिएाह&8 9१ए९६ 350 फराण7एछा68व औशधए 
॥९तपरलाणाड, प्रतर& प्रा।ग ठए85 धर प्रष्पशाए ॥6 €ब8ं8४, फैप 
वंगाल्शाए 7प१2298ए छा०्ण5पाठड आतठफांव कांएड प्रायवाधिए 
अएशावार 00ज पितलश-, 5 शएर 7लतालांगा 0 3% 3 ए९श 
4ण्ा7३ 993-2000 7799 96 शिं।]ए 28॥796 00278] 8॥:0॥8 
शांए्शा 6 820०9 2८08 ७ 8007 4% 8 एडश वणाा।? 987-92. 
ए/९४९० 2४००6 ॥85 700 ए७/7९07८20 48 $9शावा॥? 7 ५९ 
पृफ6 ग्राठह४. €एशाडाएड. भाग्र5. पाणुं०ण--6. तिप्रनाशा0ण। 
एहण्णीशाल, १6४ं/॥०0 00 शा। 6 ०णायाययएगरञीं॥ शाशाए--न$ 
एुणाए थारव0 १689॥6 ॥॥6 ठंड॥ण7९8क्ा08 0 6 48-शॉच्ड 
6०070 ९88९ए्राश०, 086 8ए6 ९एश॥ 060 088568 | 8 
एा0१0लांणा,. 60शाधां॥. भाव गएभा.. वी॥ए४. [णाइनेशा। 
००णय।675 0क्‍69ा) 0 ९एश ०#एक्ात था शा5 व५765. 
० इ80ण0 076 5७६ 3506 06 गपएटी6ब्य कालवा: शंगि0ए्टी 
7260080, ॥/ ॥85 9ए ॥0 695 त59]072श80. 46 7206000॥5 
शारंडइ३2०१॥॥6 57:07 गाव ॥68॥०5, 0णि ०छभाग[6, ९9 [60 


206 : 0७४॥9०९८८ ९9 /[5४959 


णि 6 शा0एवां 00 7ण86 ॥9॥ 20,000 एथा8805 "7 ॥6 
श8०॥85 ०7स्‍7ट69 ए&ब.०णा5 ४65---+परग0 8 हं॥2!6 श080 
॥85 068 तांग्राभा।66 50 शि. 5९ए2१ 8४865 2070॥06 (0 9प्राइप€ 
पप्रट॑ध्या' ज़ह्ब[एणा$ छाण्श्ाभशाागओ685, वग्मांड ०0पाॉत डांगा ॥0768 ० 
॥शा०णा।३ ॥6 77९६७ (28. 


प€ "जाप्राफ्राए गरएलश९थ' प्रसशा 


प॥6 7स्‍08 ए९8९0०0॥6 ४८ ० 6 070 6 ०0 जा 495 0867 
॥6 7067८60 ॥8 09 ॥पटा6व' ०४॥88006, 00 76 ॥88॥ ]8$ 
97 70 पाढ्था$ तां58907847०6., (06 परशुण ०णाठ्शा। 8 6 
€तालांगा 0009ए१%8 ४0०: 077स्‍टालश फ्र९शु?075. [॥6 छर60 
35868 भात 6 50रांल एग्रंणा (ण 6 5प2068580 8828) 8976 
अं87606 [/८7्रार्ता॥०न३॥26 एट[6४ 70065 776३9 (987) 
कात [86 ॥ए0 6068 00 06 72000 ० शावा्शांए ए_/शिाडंए2 
भा]5$-- 57487 (994) ४00 87'60007 (4993). 77286 ॥996 
॥0960 780026 शाडां०7,9प्रा (69 8ए8 77707 ग70ा0॥5. 
पशाल्प 598लि, ण €ऋशाए०, ता रक्षा।९३05 96 एशा0ए९१ गि0ा 
१0ाएथए 3एड०॥5, 900 ॥6ए 60 ॥00 592० हा 6 एक्षा6805 
०6 06४0960., [#0660, डरंधश 06 ए60 80865 0 ए588 
488 2 €लागंत्बा]ए ण एणगांधटशए (०४४०6 फॉशा 0 तांशाधा।6 
भ्भा6805 0 तां50056 0 धला' एटा ०0ण70णशा५5--80 #6 
जक्ी6805 2000 ए७छा65९॥६ 8 88 0 2४श४ा०05$ (0 ८०076. 
है॥। छाल्थरफ्ू ण ॥6 $60रएांंठ एगंणा 485 850 ९००गरए09९6वं 
एकक(688 06 82607075 ॥0ए ]98५ए8 (0 06 77906 छा 6 
500065807 8868. ग्िंएफ०एथ, एीतिवां॥6 485 7९टश॥ए वकाि60 
5१8 ए१, जांटला ७996४ 57'4२7' तर [0 ०076 ॥0 णि०८. 

॥॥6 जा प्रशुंग ०जारशा 5॥ए268 छा0ीडलिांगा, [7 400007 
60 [॥6 ॥०7८ 30[टा0जा6१960 प्रप्टाठवा 970ए०5 (या, [१908, 
२३४४४, ॥6 (760 दाएक0फ भाव 6 एग्र।80 88865) भात [86 
50008880 ड४65 07 हा णिागलथ $6णशंश एाआंणा एांगी 7८० 
परद्घूएणा$ 0 धद्या शाप्रोणए (छलक्रए5,. दिबरस्थताडशा: धा0 
फिशभं॥6), ०7ए पक्राट८ ताल डॉव25 श8 [ा65प60 40 ॥8९6 
एप्टोड्शा ज९व0008 0 6 ४7)॥पए ॥0 0०क09 पिला ज शीणा 
#णा0८ (पता, [झबल] बात एशृठंडप्शा), 60 888४. 0िण ०गौश 


फ्राजाणाएणगाबों 76ए90भीा0०ा : 207 


€०एआरउं€ड 22०:०९]०ए८प॥0:3णजभ8 [07एट6शा ,72१9०॥8, 890३ 
(2274,4९90॥029#0.२९७ए७9॥00760769) गरक्षा'830 980.) 
[998 भात 8ज79-878 00807 009876 झाधवध।ाः क्ाओं।णार कप 
80६ ॥6 0080 छ0898.॥0॥0ए7 #टा2तं92/68(०॥-॥6 ७0श|ं[ए६ 
हांवठ, 766 जीश डॉ३25 307०4:560: ॥9ए8 ॥80820 ।॥रातट]९ ३ 
एऋर6ध[ए075 00ए९0एाशा। (#एशाधा93, ठि9टॉ 0006 50प॥ 4॥7098) 
50 था, 457 66ए7क्‍प्नांदढ ६]३8५४८ उ>झट्ठात807- ॥8 5 967 
पिजा-छाएताशिका गा 7 68ए ॥4तठ2-88 [॥0905म5:0 #छाशात॑ 
॥6 ६९2५9 06776: क_्वीध 3995, ऐए शाह 'त0ए00/8-7ाश 
6 69: ए]]]00, 8976 00पराव:8-ता592786व770070(|6 
ए0णएफ़ॉधायगा।9 ,पा॥+ 68(2768ए:: 68430॥95॥85.- 8, त6प९8क्ष 
बएभागीहांद!-09:0दियाए (8 धंडातरए(86ए97982९ -0:6॥6:6श7५ 
900एञक्ष35०7 प्रपटाहव्वा:, ए९9०णा5/ 8 /45707750776 * 66ए९॥0ण॥॥8 
००प्जा॥768 872:350,2[ए28॥-40 ,82766 40, ॥6श॥धा#8 (4 एश॥ 
(7९एथा]। पद गिणा बटवएंग772]79009॥/700277002४2078 950 
]88 07-702]687-0568.. >-. ३7, , 6-३८ ) ५) €2 (ता, 
-.ध6 -भ6 फ़ाग्एांटर्वा छाफाशाडऊ, [00.3 77॥6 ॥089-7९॥65 
69ण90 गा ०0770] ०ए6९700299॥975शि5, धाएं ॥9 ]95 
एिठए९त तांतिटप (0 20णतां7स्‍/6 भाणाए ०एणाआड ९णापंंह5. | 
350 ॥2[65 600 पएला णा फाल्यवाड 0एछांए2थ-90०प्रशा5 36 70 
&00₹॥ 00.8 शाश८टत 060॥ए6 5एशश., ००००, है 3,७ 70४7 
8 706 णितवेभाशाए्। 9000ा॥ 5 08 506 0007785 8॥ 
६९ 6बवॉ5 707 6 परधं श00ण5 270 8200-॥6 208865807% 
एा प्रपट।|8श ज€१०05 35 -॥ €च९टाए2 -तटंशूयूश्ा २5 ॥7, [॥6 
00४74] ०0णा65, 6- 0ए एछ89,-0 '50008286 ५ 6 
000८0 ०0 770९]६४ ऋ्थू०णा5 5 40 70006, 06 ८४४५४6४-ए 


+ 
ह॥॒ 
००० * है 9, नए 5 हव दा पका 38 
हे कु न ञ्ः 
$ 3७५३५ २०: आह 3 74 
दर ॥ मि् * 
गु घ [कं ? ६6 2727/ 
५१ न्‍ 
हल प्र जी 7 
/ ंध्ग 4. 3 - ३ इछओ पटल - यो हर्ट 
ल्‍ चर 5 क जाय ह;॒ 
द् 5 न, * रे कर जर्कर +/औ (6 र 
4 कद आर] 
डर > डा 
002 00% ४ के 3:43 5४8. $ 76१8 9270 7 20. 
दे मी ा ः + ् कद लन्ड जप श् पु | ४ (। 
धर डे डे रु | के रे जप रे (॒ के न बने 
2. | मी ३५ 
१ १ [६ 33) ४ 3 ५3] 77 


208 : )४/४॥9ए९८३ 79 .0[0578809 - 


&60 ६? 















ट ६५ 069/. ध्टट 9८0 660 श्र 066. ८४ ५८. श्ण्धाए दा 
। 860 (7६५ 0८८6. ६ ८ ८८0 660 क्या 066 9५6६ ॥एएए9७ "प्‌ 
6 (६६५ 07८9. ५६८ 8८.0 660 ८] 066 8५. 0०००१%०शञ्ागणत्त 
/ ६56 0 ४६५ 0८89. व्यट 70 660 पा 066 ८५४८ भाणागराभूत 6 
पृ 626 0 0८६५ 0हव्ट ॥82८2 ६80 660 ग््टाः 066. 9५८ ए३9) '8 
(8। 926 0 6६६५ 0899... 8४/'८ 080 660 0्टा 066... ८ 9/ श[ण्पभधाए */ 
॥/ ८८60 ५?६५ 0छीएशा 8४८८ 080 660 0दा 066. 99/ श्णाशु 9 
0 8८60 9६५ 066 609/, ४/४४०३ '6 
0 8260 क६५ 067८. ४६'ट 9/0 660 ऱ् 066 ८6 ४८४ ४99२९ +$ 
0 626 0 (7६५ ६6ठा 0८८ 200 660 80 066. 98८ प्रणव "टू 
_- 756 0 0/६५ 08८7८. ४6८८ ८६0 660 9 066. 8/८ एप्श्श्या७5 *८ 
0 ६60 (7६५ 0८६४6... 08८ 5280 660 व्दा 066 ८८४ श्छ्ष्प्ण्छ प्‌ 
988 0 000४ 86 ६५6 प्र 
पता 0 6 8 & 9 ढ़ ः ६ ट । 











जुप्दा ०66 छाए 66 ८66 अग्ए भ्पा <66] ट्छठा व्छा जण्ण खत 
ताप श्एछण उज्त (जव60)_ उण्शराथाए 8ण[ण००:प०४ /7शथात्. 9ण[००ण]ृ>5 (9) (2४०८४) 

शआाप्राय 3ए०ण।ंणु२6क 69 ६४० झा4वए०7.. [४एणाए्णफ्‌प उ० ज४र्०ई £/:4। पाग4 38 

जुप्एा प्ध्प्णाय्‌ ?एगशफप़्प्र उठ प्ण्ज्श ->ध्य्गा[. (9प्रश>२700० 

छावए> व(9ष्ग्त गए? ग्ाप 


3०४ 5॥९9 हे 
वन नरम नकन पान न मल न तय कम न का दल यम 2 मम 5 3 525 


जजूएपा उच्चन्घावणुम<डगर पण्प्यागागपार 


$ 


सआरशं।णाओशायश!ं 7268290707 


209 


ण्ट 658 0 66५ 0/.99 णर्ट 750 ८60 ६8 596 7८ 




















+&शाशपर[] " ९ 

7 6५80 घ्घ्ट६< 02८६8 . 5८ ८290 ८60 ६ 895. 70८६ ]० 'तज्च्च 'प्णग्ञश्र 2८ 
ध्ट ६980 टश'५ 0809 ६9८ ५590 660 86 066 '0/ पष्श्गापु ] € 
५ ५980 शट५ 075८. 8५८ 090 660 06 06. 0८ छश/धष]ु 0८ 
ण् ८980 6टटं६ष. 0608  ४87ट 090 660 06 066 ८८ णाणश्प 62 
6६ 8980 7५ 07५ ८ 090 860 06 786... 9८८ शुण्शाप्णु '82 
62 </80 96]7५ 0/५59 09ट ८90 660 ८6 066 2</ एश्ञु४८४०४०१०२2० '(८2 
7 ६८890 ६9५. 86 ध््ट ८670 760 0५ 076. ८१9६ शआ/3 9८ 
0 7/8'0 व्टद. 0890 घट 970 760 0८ 8६6 ६८६/ २००थ) 6८2 
ट- ५/8'0 ५7६6६ ए0ट४श हट 0 060 (44 006. 7८४८ 30अ्र भागा फट 
0 8880 ६0६४५ 0/9टद. कट 90 860 69 086. 7४६ पाए।ं5 *६:८ 
- ]68'0 ६५. 0०90॥:. फट 0५0 ८60 ५५, 7८6... 69/ गया 'टट 
9 <68'0 56६४ 0७तग #&ट 090 660 68 066 0५८ शए्णभु [ट 
श्र 768'0 502५ ८/०9796 ॥9ट८ ६90 660 76 906 ६५८ 50ण्फष्ध '0८ 
9 0060 ८0६5६. 0#टद्ा 80 ट 890 ५560 व्णः 0५56 ८9/ २णध '6] 
9 060 0६५ 06. 69 ट 0/0 660 (84) 066. ६५८ एण्णृष्ग्य कर 'शा 
0- 8060 79६५ 0080८ 89ट 0/0 660 50 066 ८५८ ज्राण्वा्रभ्धातु 
0- 60 9६८६४ 0०४9भ 0 ०.ट 5८0 660 60 066. 7५८ श्ाणूणप 'गञ 
8- ट60 ६६५ 0880 ॥/ ८ ६८0 660 0 06 ६५८ भग्ण्णार( 'ध 
9- 760 कप. 0०#॥:. 6५ ट८ ]90 660 ८6 06 78८ एाणग्जु फा 
ट 960 कघ५ष. 0एण6० धच्ट ५८0 660 दया 066 ८ &५/ एपातश्प्व "दवा 
प 0 6 8 ८ 9 5 | ६ ट ु 





2४॥93०267 £६2 /75]॥359 


20 


2 मम मल मम ानमन हल मन सा । 3 कि अल न मत घन तर हर मनी न कम पलक पक कमर ममिक विलय 














0ट 08 0 009% . 097 ्ट ६६0 660 0५ 886 04६ एप्आएए *' ६९ 
- 708 0 परटं६ष. ७0८7५ 0एट ८६0 680 6४% 988. 669 ००रणुश््‌ "८6 
घ्ट 6080 90६५ 9्टाप्ना शा ८६६0 7८0 ५५ 6६ 9% शण्शाश्र "6 
छः ६80 &5५ 09५ पधटट 050 ८80 ५९, 7८8. 0.69 श्‌प्घण० 2 '0५ 
0६ ५8 0 00:४9 007१४ ४ ट 7५0 660 ट 066. ०६ एा्णु०त *6# 
हट ८०80 ६8%? ६8% ध्ध्ट ६0 ६60 0८ 0%6 . 6॥५/ ध्ण्श्भाप्र "'क 
६ 980 06% 067. (टट ५70 060 89 968 ५2८८ एफ्ण्र्व्‌ "(7 
6 0८8 0 0ध्टप 8 टट &?0 68 0 659 068 7 0० एूभथाटभा२,५ 99 
ध्ट दद80 ५६५ 0श'५ 0छ्ट 070 560 09 056 00८ ग्वाश्ञ] - ५? 
6. 6280 0६६ 0002. $0ट ६0 980 0५ 098 07६ प्णुए४इशआश्तु 'एएत्ध १क 
ट्ट 9६80 धाईप #धका वाट ८5८0 26'0 0% 26. ८४८ भ०्वश्ठपा5 (# 
न 8६80 टण्टप.१. 0%#6.. कट क0 980 779 298... ?%४६ [४शा॥०्त्‌ कर 
6- &80 ठाट५ ५/५५८ प्रट [70 ८80 "9 0/8 ८ ८५$/ धाणुब्‌ प्‌? 
ण. ८780 ६0८५ १58४9... काट ८70 86'0 0५ 6/6 07८ 50००६ '४? 
9६ 8780 00५ 00५5 धशटट 8६0 ६60 ८५ ८६6. 09 एप ४४०० '6६ 
हट 878'0 80८५ 090८. 6६८ 2८60 760 8५ 8६6. 6८ भाप '8६£ 
9 ६५80 0द५ 0टा५ घ्ण्ट 2८90 960 26 ६66 ॥7५/ शाएएकह्षए "(६ 
0- #58'0 ५ 000८. 6६ट ए0 660 29 066... 672/ ध्ध्प्राष्पृष्ध्‌ "9६ 
8४ ६५80 ग््प्टष 08४8. #'ट 960 960 78 096. 60/ ०5०्व०, 77४ 7०४एए, "६६ 
।3 8५80 0ट५ ६679 ८५्ट 090 660 06 ८86... 00८ ण्गारशमकम्म एशश्शाप्॒ #६ 
9॥ णा 6 8 ८ 9 हम प्र ६ ट प्र 





छाजाणागिशा् 076शकपभांणा : 237 















6६८0 ऊंडश... ४४89... ४४॥ ८0 ८80 9६ 678 ८99 ऋण छठ 
9६- क।/0 682६४... 0580. #एा 920 790 6६ ए7#9.. ८89 छश4शए 79॥४9 *(9 
ऱः ८7.0 0/7६ 0/7६ [घट ६६0 660 0५ 066 0६ श्‌60२0 *99 
व्ट. क्रह कह पट्टा कटा छा एकछराााणफ्कछाण हा इहताएणएय कऋब्कछ 
ट 67/0 006६ 006६. ए5टट [६0 ८60 ६? 0८6. 045८ ए्ञाप्र०तु %9 
पा 96/0 का५5... 0फर्टपष 67॥ (८0 <80 90% [८28 8५59 [टणपव '६9 
टप- 0/८0 ६६४ 0000. ८०9] ८६0 ५90 9५ 0५9. 80/ श्थशाप्रत्र॒वृधए एथा।[ "29 
0 7/4/0 077? 067. हएटट ६६0 860 0५ ५४6 069 एथध्प्मष्यण्भ्र '१9 
७ 8(८0 गाट ५ 80.८ ८8] 8८0 080 [+% 66/ 969 आपएएष्फ़्छ 
प्र ८8/0 8787? 8587. 80८ 7६0 ८80 (५ 0८8 ॥८ परी "66 
प्र्ट ]6//0 96८६. 9६७ ८ 897 6८0 6/0 ६? 06/. 0८ ए्रशपण्ध् 8५ 
7 76/0 एर्ट६. 0#4४.. ० ७6 ८६0 080 96 008 #१0/ ए्‌/णशु्‌ '(५ 
9६ ५56/0 0६४६. 000४ ०८67] 5६ 0 6८0 8५ 06८. 969 गणण्0 9५ 
५0 96/'0 0077. 00:97. घ्टट [६0 960 9% 09%. 07: काकषष्ध् एए४ शागा[एए ६५ 
हट 86/ 0 री. 0८५४ पट 9८0 760 6६ 8६56. ८89 शाशाए्प्‌व, %५ 








6790 0कं६ 87 708. 089 "४6026 
| प्रण्णाप्‌ णराएएगुश्ू 
8 0 6 8 अर 9 ५ ॥॥ ६ ८ | 





४०॥०३ए०८८ ९9 /॥757959 


22 


५६ हि ट 9६ गो /अ ट . ह ८8 शञभाए दा 
हट 8 ५ ६६ श्का ॥ फट दा टा. ८८ #प्रएप००0 



















दा 0५ [६ कक 6घव हे 9 ५ ८८ प्र००आश्र 9गाष्त 7] 
दा ७ दा 0६ 8 8॥ 8६ ८ दा ६ ८ श्श्ग्याग्य 6 
0ट 8 ख्ट /:)2॥ 80५ श्घ्ट शा ण््द हि तक ए७१ 8 
एट (+ 284 ५६ म्र्ट घ्फः 7 ठ 9 09 शाक्माशाए 
0६ ह द्द 6६ 8८ 7 ॥ |] ॥॥ 0४? श्णाश्ध्‌ 9 
४/७०). 6 
स्ट 9 ८५ 87 व्ण्ट के ६ //8॥ के प्209/४6. $# 
८ € ॥ ट्ट 7 ]६ ५ 60 ह है पर्व ६ 
7६ 24 9 ६६ शा 6्टा हा ) हो! दे 7५ एप्रश्स्श्याशक ८ 
02 घ्ट ६7? 9६८ प्ट्ट घ्ट ्ट 76 घ्फ़्ष्प्््) |. 
4 4 १ ॥॥ 0 8 ८ 9 छू 9 |; ट 4 
6-686 76-0806 <6-586॥ 76-£86. ८6-घ86ा 98086॥: 68-796 06:5867 98086. 998:086॥ जेपए् [ताप 
00000॥ (९७) (९6). एथण्थ्यए०)) (क्प्ष्शाग्प).. (भूकम्प 699 ०४ (000'00" स्व) (दाशाण्डप्रत.. (शूव०श्व 
उप) श्ज्पाणप्‌ 28ए४प्ाएण. 52विएप्ाएए.. छ9शाग्ज्ण 000'.0॥7. एमप्स्‍र०% प्रश्ण्ा 44 [धण ३०... 00000॥ 
प्र» 4१ 3एशएवें 5।१३) ७] ३3० ०5 52) 50ण४०]907 3०१) 00000" गग्प) इक०ए००प % 5४) 7०१) 
59006 शध्प्रशु ध्पागप्त 590700ठ्‌. _पएगर[&5ए इशएाउ3 इज्तएए ]शएएणाप्रथणु श्थाएश्थ्रा[ ध्य०70०ग70 


-णजूगगाढ डाजउत एथाण्पग्प 





ड्गयुणा0०:3 [छ॒-ठञ्ञाए पा उ० जयवणसु [णुरूैु5 हरा प्रभ्भ्मूछ० ७५ 





सिाशाणाएशां्व 6श90970॥ * 23 





ट ः ध्‌ 9६ व0ट8६ ४ छः 7५ कं [थ्णञ्राएएु 
$2४895 38 
है हु ् हि ८ . हि का हर गाश्ताए 00 
गा रे हि पट है हि ह के . है शघशातप््त "ट/ 
/्ट गा ५ ध ६ हे 6ा्‌ यू | ग्रीट एण्णु०ण्व '6# 
ध्ट दा (८ () हे ८ 09 ट 0भ़ 7०ण्गृगप्त 'क 
५ 9 भ॒ 47 7 द्चा ७ आओ दा 85 थ्शिप्रा०व ' 5 
9 हि द ह था ट ०) अ 5 थाण९ ४ 
8५ ड 6 &६ ६५ न ६ ५६ & काश 0ए5णाप '[६ 
0६ हे * ६ ६ चर दा ध्ग ९ एजु९७०६०ए००२२० ' (८ 
9 हु ६ ॥4॥ ६ ह हे दा दा स्र्ट ०2>भ2 ५८ 
दा ६ छः 47 ६ दर टठाः & 0ट 67? एाएतृ5 टू; 
पर ट १/ 8 ५9 9 ५ ५्र्ट ध्ा 09 पणा'टट 
श का श थे हि थे ८ ९ एाषभा पट 
॥॥॥ धर पृ 6ा का ५० 4 ५0 ट्ध पु श्थशशु 6] 
ध्ट १] द्ट 8६ के ञे के ५्ट है 09 एप्णण्ग्य्‌ *भर 'श 
प्र्ट ६ दवा 6६ (4 है ध 9] हे | श्शा०ण्व्ग्धाए्‌ "( 
6? णः ह 86 6 हि 6ा +% 8 ५/, एण्श्‌णप "भू 
0६ 9 ८? 67 6५ 9/ ५६ 725 के ८? भाशप्राश्तु 'प्‌ 
ट्ट 9 6ा ५४ सं ऐ 90 ; के एण्ण्ग फा 
(4५ € दा £ ५8 0ः ४ ६ गे ध्ट फ्राएग्प्र 'धा 
ता ण 6 8 ८ 9 यु] ४ टच ट् | 





/४॥9ए€८ 7९० /3॥77579859 


+ 
+ 


2]4 


०० कप 


सजी ] 


हु ०८ ०० 
0८ 8 
एट ८ 
(4 ६ 
ट्६ ८ 
6ाः 9 
ण्ट ० 
0८ & 


२०७४८ 
१.0/८ 
ग.0५ा. 


घ्घ्ट 
8/. 


४06 


श्‌५४०२० '99 

पणश्‌तष्य््थ्र १9 

एसएभाए ' (९ 

)यणञ] ५१ 

शभाएप्त्‌ '% 

प०7्"०.)०ध्‌ परश॒शशप "7 

४/घ४] '0६ 

शण्णध्त 6८ 

हे शाशाप।] '87 


परणुण(]3४409 7०णाणु भर ३० ४भष४ 309800)% 


/8॥ के 
6४ ४ 
पर्ट 
प्र 
9 
92८ 
69 


६6६ ४०7/एए प॥0०]7_ 
0/६ २१ण्याप्र-70]ए 
€6 भवंण्याप एणरा0९ 
ष जए०ण 
65... ॥णाए्रा00 ए४०००णप्र 
१्ष्ठा 4[ए० >वण्याय एा०५एय्ु 
एणा[] 32॥408 70] फएए 
पवर्णाप् प्रभष्ण्य॒ 


॥0८ (02930 


27०/७ 
2एा00[7२०८ 


शनि कील स्‍क्‍अि सकी विनय कननम-ी «न नननन 5 ५ कक नव ननवकननननीननीनन न न न न वनीनीनननन+न-+ननन-न-न-नतनाननतन-न-ातननीनीन नमन पकलिनानक न नननननीनानी-+-_-त----तत->3६५६ऋखभल्‍भ६तनिशिनीतदणीतीननीननीनननननननीनीनभननि सी ६&ल्‍€:े  ॑ेफ््रा: क्‍इऑॉ अअड उक्‍ फअअ ससससससससि्ननत्नभर्ततत् 
4 छा 6 8 ८ 9 ; प्र £ ८ ५3 





245 


साशाणाएशांबोे 786ल्‍29090ा 


प्रगप(] 72409 उभण्0] उणु शध्तु *९ 


246 ४४॥०ए९८/ ९9 377॥5959 


परथश्णाश (6 
ए्शशअभ्पटत 6 
प्र/इ2/8/ञ] "78 
एशशाणशाजयणा] '08 

3० "व '४७०णणश्र ' ५८ 
परशाष्यशम्य्प "६ 





| 
कं 
हि 
रक्त 
॥० 8] 
50 
5 
हि 
8] 
च्द 
(0) 
त्च 





॥ था | 0॥8 /80॥9॥08 
फएए 8 7, 507९ ($शा!/क्षा0ण) 


जता 60765 0ण066/ णा परल[6टॉएश भा०29॥0०९, 65००८१ीए व 
हए॥ ए॥6 ॥9णं॥79 ण॑ 285८ 60070705 40 668] शा (6 
6088 0 8०20प7778 णि 080 गर्शाणश 7280प7/265. जंपड 88 0प 
एल 5एशॉशथा 0 6८णाणरांठ प्रालं(25 8058प0 भात॑ प्रार्वीा४शी० 
485077#075 8000 6 रजलियाशांणा 3ठ2एथए ३एशं।३06 00 784 
76096 व॥ ह6 ॥&] एण]0, व गाडंडाड पएणा 8तृष्भाए 20879 
385077/0णा5$ [4 वर्वाणवों, 785800068 86 वए655 [66 
80005,7? 

पफ्रां3 885ड5णएतंणा डॉशा।5 व एशाॉ प्रिणा। ॥6 8९ 0 8 
$एशॉ0॥ 0भांणा॥।] 0076 8220075 ए8$ ९४9्गीडाट्त 9ए 70 
३जाक्रत [(९जत65 9-0णि6 06 था] 07॥6 ०0074] ४8, 0प्रा॥92 
जांगा 5डफछा65$ 0ी वर्बाणग 7880ण7068 तंत परत6९० 86शा। 
7685. छि०, ॥8 0 शापालए ०0ंाटतशां विधा पएाएली ०0 
॥6 एड शाजाणा।ला।4] त6ए१४4४7070049 5 पड 98०6 व 
९०णाएं6 धत्वा ॥8ए6 छालए6त विणा तथा ०000रा 5805 ०गफ 
॥ ॥6 [48 2शाल्वांगा, ?2/था 0 ब0एडए० ०हएणा8॥07 0 6 
शाजाणाओशा ॥8ए७ 8 परणालापा खि् 8 वाीलगी 0 
760ए४&७६---०59७९८००३॥ए 4 ॥6 एा९एथ्ात92 ९९०ए707९ 858507[70॥5 
एशह6 56 व 9806 99 056 जश्ञा॥0 एछ8 [श़ांग्राधा[ए ]706680९0 ॥॥ 
शाहठ्णा।ए 6 ॥पानो 7080प7068 पा ॥658 00प7[65. 

20९०णापाए णा)रत655 48 ॥0 धंग़ा€त 00 ॥6 एएथां0गा ०0 
[00८६ ॥][0०, ॥0ए०एश, 4०८09)78 0 06 गा क्षण र्0ः 
पाधा00णज)गांट5, ॥लातश प्राध्चाश गण शाशढ्रए एक 06 शीश 
स्वत 60 तल्शा0ए20; गरधणवों ॥850फ7९65, (शरण०, ध6 
वक्ाइ00ाग60 उंत्रा० छ0॥ पएड९७चि। 0१725, एी€व 20005, भाते 
क्षा॥त।] ए0ए-एा0तालड, वठएकांारए एयीग एढ 50ण74ा65 ८3॥] 


एशाव ॥ा 6 उिद्योभराए6 : 27 प्र 


एणापा07., ।२०६ 5णज़ञांधागरशाए, 00 €०0707रांट 5एशंशा प९8४घा९5 

"6 6वींलेंशाटए 07 ज़ा०्वालांक, 0 *फा०वेपलांशंए??, 8 ए०ए 
गरध 6898 9200 3०४ 0 6 8000 पग्राए5 6 छा०शा०6 धधा 
6 080. 8 ९एशए छा0तएटांणा छा०0ए855 ल6॥९8 मर886; जाए 
577॥॥ 80000760 ण॒ ? [748 ००णाए छाजताए८8 ॥026 भा00॥5 
0 भणायातगरा, ण ०96०, एए 877 76 ९४0०ंपा 700708 
डंप्रते82, भा ॥6शा(306 9ए-छा०्तपटा, 80200ण९6 0 ? 

[70660, ॥फ्ञाएएशालशाए वा छा00पलांशए--6 शांगर6 एाठड[ 
8ंशांपिव्या। 7085प76 एग 6९०007रां८ “]0286557---॥& 0प्ाआ॥।५ 
एबाटपॉआ९त0 87 3 प्राहव006 हर शाए0तांढ8 एछ भाणाी। 25590 
88500: ॥* 3 ॥€्ज €टाग्रांव॒एघ2 ॥88 9णी 80०00 शात 980 
९०075€(एरश7265, ॥ 5 एशाग5508, एा6९07 5076 टाएपा४87005, 
0॥९485प76 जाए ॥6 80०वें ॥70 झं॥रएए क्‍20086 ॥6 990. जाला 
6॥प्रए०९- ०7 20०09 ए25 .70970060 जग 68४०॥ एय 0]9790ए, 
9. ग्राधशां॥5, भाव टकरा 8०0 एए7--परडप्रधाए ४2९28056 
5076९000ए 95 टे€रलाए ग2ण66त 07 8 “6४27? ए8ए [0 
एशगिा 8 छिड ४ वैशा।ं--ैशा [/॥०0स्‍टांशंए 45 इव॑त 80 
प्रण्टा288९. 89 ज्र37॥6 0[९एश ॥९प्न [॥00655 725प8 704 0पए 
76॥0638560 छ90०0'लांणा 02000 00895 00 8850 ॥ ॥॥ ९एश॥। 
[एल 76856 7 6 )रण्राएद 0 986 परव25 ? 8807077 9 
९00ाआ ? ७606 2, ॥ ग497 20893 [0 06 परणा8ए (0 668 जाती [6 
007560७९॥०6४ 0[#6 3 090 (7788. 

ख)॥0 ॥6 ४४5प्रावाए 00587 ड0फए गश6, था, एीहा 
€एथाॉण5 भर 765 णा-80 00 2687 एए ॥6 00॥0007, 069 86 
प्रडप॥ए 07080 ॥॥ (6 78079 80०00075 88 30000 [20श9५6 
शापएए ा 6 460922०:. व 0 एणतद5, 06 पराणा० ए0]00॥ ए८ 
ठाल्क्वांठ, ॥6 706 900फ7टाए8 ९०णाएंएपांएणा$ ए€ एशा ॥8|76 (0 
प्रबांणानं ठ्राएप॑, प्री खझ्कका श्ाधंट्ट. थीं शूर्ी।  शाौा०6 
एशाएका।) $0णा0, शाव ९7०5 40 टॉ8श) | प , [0 49876 076 
धडभाए8, 8०० ए ला2३5९व 07 (जप, 

(95डांटवं 6८00्र॒ांट8 450 शिं50 8200ण7 .707शॉए कि 
को! काल 2085 85502टांबाटव एयीत जाधव एट टी 005पग[रगीण), 
एरजथए पंधर ए९ 2ण0इणा6 50762, 5076 50 0 9886 | 
टाल्याटत, 0प+ गांड बिल 8 ०ताएशांधाए 08००] 0५9 288804॥ 


28 : १/३०॥9५92८८ 7९9 /377579579 


९०णाणाडिड,. ला ज़रर ०0णा5डइपा6 गांवरंणाड$ णि 0णा$इ 0० 
जराणणीए00८क्ा००१5 ((77८$) 6३०४ ए९॥, 86 6ए 2076 ? [750, 
कथा जीभ 5 ९९ [76 ॥06 ज ॥6 0206 8एशथ ? फ्राला पर 
(0णाशभा6 44 गरतणा 085 0 ९००॥ 68९० 08ए ॥00 64 पाता 
'भा&ं 0 णी, शा ध6ए 2076 ? ॥ 80, जोाश्ा6 8 थे! 6 64 
(ण्णा वींण्यंत6 (02) ॥ #6 ॥ध08एश6 ०णायाए ]0ा ? 

९0॥6 0 ॥686-मा0067 ०0893 5 802070760 0 छ90शथ५; 
0660,॥6 एछ89 007 ९०0ाणां2 5एडंथा।70648765 ए000लांणॉए 
006श47976 5७४5९ ९एशह #गं॥7 #॥९ /0872०[_ ॥##९ 5)80॥7 75९४. 
॥ 8 भग्रा0॥ 85 ॥ ॥6 परााधनयांणाबईों *९०णाणाऑंट परधा?! 00 
०॥5झंल्ं ॥609ए 82ए०॥ए 9८९(९ए6४ व 74!/0: 


छा) ता ]06 ठि्वोधिएट : 2]9 


चिएज़ा 77070 एजस्‍श-: 
6६0॥भाफऐ एफ्आइाशड, ऐश, 499] 
706, 99 &पछा0९९७ 7४9४९ ७7" 


(8) 7॥6 इटाथाधएिए ॥060॥700 82० करा2॥8075, 59०2टांग229 
6 066ए20 गाथा शात॑ जांतद॥ ए05४9006 तंडाएपांणा रण 
7 छा60ा7 €टागरण0श965, 88 3 एणरता वं॥668 07 ता क्ाएं 
छ0फएफ्ा, का 2क्‍काांगा. प्रा्युण 200क्थबांए8 इटंशापंप02 70[००४8, 
भाणाए णीालशाड का 6 गलत 06 छांग6०ा0089, जा! 06 
7९९९5587ए |7 बायटांएथीणा 0क्‍9व 907पशा0०7 02856 270 07 
6 रक्या0प्र5 पगराएबटॉ5 ए छ्लीफवी एगाधयांतड, पी78 6 56 0) 
5€8-[6ए25,_ वटा8385९त० श्वध-5४गए, भातव॑ णीशा26४ ॥ 
बल्ञांटपाणवों शत गिज्रा72 0675. 5ए0डांद्वा॥606 &05 3॥00]0 
8]50 96 प्रावदाबंइशा ॥0 7906 इब्लाडव्िएाणाए 50पत0ा5 (0 ॥6 
कागरावबाए गबक शाा॥।0ा। 207एथाएएशा655, 8९०7९०॥५ 
76(णाव]79 [900फ्ा 58णा।2 6दाव00श0०08, जाए 388229ए86४ ॥6 
०ए2ए॥०ा7॥8 [70967 ए १ष्रात ए०070 णाशग)[)0एप60ए 

(0) 3 2009, €वुणा।809]6 870 €९टाएड थाश2ए76१॥776, #4 
00065 €९०००ट०८४ए इछाशाएट लाधएए छणॉंटांट5 8 6 
परधाणाब [0ए९] 7 707879/ क्ात 0९ए९॥०एॉ॥९४ ९००पा।68 3॥06, 

(0) 6॥. 8064दए४8४  टणाएशाइब्रंगए 5टाशा6 0 [॥6 
९णा5इशएशा०07 07 070३8] था 00685. 

(9) ७ €भाए इलाशालत07॥6 रात एण]6 तक्का छ00शा। 
9€06॥॥6 208[056 0 ए0॥6ट्व ड9णी[|॥9025 80075 6शशा 
7706 तठी0एॉ. 

(९) एग्ना[68 ए्राधा 7280फ726 (6९ए2०कञागथा 5 7॥0 3 76७8 
$50९, ॥ 5 गाएणाका। 700 बज़्ग0बण धरांड जराए)शा) 8779 | 


220 : 0॥४॥४ए८८८ ३ 49 /705॥859 


थाई ए गाव €तपटशाणा काएं प्रशात्रर ॥ 592०८ 85. 
छिफांत लाधाएह8 गा. वोह वब0पणा' प्राधात्श 38 3 ल्छपो 0 
60॥70/0एञर0वा 80ए॥065 ट0पा8 8 टव980०ए 0 65दांजाए शाएं 
8 ॥)रश्ञाणाएएु 0 ॥6 परणीएशाीजा 0ि 5पणए। पिध्डांणीए, 050 8 
(शा छत शी0तांत 96 ॥806 | गधा 7680फ02 
३९एथ0०.आशा। 0 पठाप्रदंह ॥€ शञीणर एफ्फबांणा, था 
8७०णटियीए 6 ए00ण भाव ग6 7रशट्रा)8॥560., जे।३॥ 8 ॥68060 
58 जीव प्रांशा। 068 ०8060 8 पणाप्रास्तं4 भा0 प्रश्ि्रणाए2 0900 
शिक्षा 3 6का।ााएं 5प्रशंशा),? 

(0 [7 कींड [शक 8 गराधुंण ९एाश्फज ए प९्टॉगंएवां 058808 
8 एी€त 0. "6जागंदा 55895व08 ॥88 060ण॥6 एशए एण्टा 
(णाण-तांर्शा, [6 धाक्राएथआश ए ग9ग्राफांणा॥ं भातएं आंधी 
णधूकात68 छत वाल 06ए९0०्ाए ०0प्राए ०णाएश॥6त, 85 
580700प 9600॥6 [655 गाएणांशा गीशा 6 5पएएए रण 
छफशीक्षट क्फुलशाड, 3. ठलएश०्शओशा  गीक्षा 370807705 . 8 
08ज090णाणा॥।8 शक्ष९ 0 ३एश्षीक8 7280प7028 शात॑ 8805 (0 
जा।९९६5४३ए तेटलातंलाटए, 500ी 8 ॥९एं०ण आ0पएौते ॥70[006 8॥ 
॥ए6आाएआा0णा 0 ॥6 ठणाआात्वंता$ जा त८ 8एशव)ंए भा0 ए४९ 
रण 0०50 6णाषणीक्षा5, 5ए0८॥ 8 €रशंल्ज़ #0एैँ१ गरटैप१९ 
०णाएशवराए6 7989-5८ 65, शाए0ज़ाशा शाएटांत88 टा९. 

(8) शिच्कथा। शापटपर। 80] पडा एणॉीएं९8 धढ इशाल३॥9 
ए३ शाणानदा। लीक्बलल भागते ज़ांग्रधाए ॥ #6 ९९65 0ि 
१कक-थरशंथंए. [5 90 (076एं6ए 656 7006५ 80 88 
0४( 0 ७6 ४06 (0 5७४४९ [6 [णाएश शा) ॥6805 0 €९८०ा0०णग्रांट 
श0्णा, 


४८णाणां८5 ० धर ए९एछ 0-0९- 


जता 0॥ए॥660 *वार्फ पागञधा।?'' ग शिा|ओीणारं [24ा075, 
0७ ज6 बराए0.. प्रलत. 'वाल्ण.. व्थीगड्॒४/ णि._ 06 
भाणीध--०5छ०लंबाए जि धार 900 भाएं ॥6 90ए&655. पं 
॥69 जात तातदा प्रापह 96 98860 0 प्रॉधाशांणा॥| ९९0॥ 
॥धाएह, एणांतदा गाव प्रांधिए ध्वर्णाणिणाव्वुप 0. , 
धपृणाएतपा, 

(076३ 5९९०एाए, ए९ पराएड ठणाएशां ज 


रल्जा 


टंग्रांगा 8०0ा०्रांठड, ६ प्राण फच्शा) जाती ॥6 0जथांगए ए 
जरांगधिाए 0०९5, 9000 डार्शांट बात ०2णगारएल्आंणाबं, (शा 0 
शातवउभाशा। 35 एल] 85 एलश5णाएर, था 685 927 50 कुछ एशा, 
ध्यएणाओ जञरंतजा 73ए 98 72]8820 ता€ 40 शाा्ारड 720/00॥ 
धशा०शालाह$ गा 6 शा शा०त्परोत 96 त&ड॥ा0०एट0, शात ॥0[ 
छएणाल्व 00 6 85070. शुक्रा5 870 एला3इण० ॥0ण००॥९ 
इटांटा[38 ॥200 ९७7242०0 ॥ ऐञंँगर्चिए [॥000८ांणा ड7000 06 
शाबतावा[ए &790760 ॥ टंसी।शा छाठ0तए८ा07, 

06८शाशशीडकांएणा 0 ९९०००गरांट 90प्रधश 5 ॥९06885भ9ए णि 
डएडशाओ2 76 रटए (9567 50 | #6 गिर 0065 70 50]0ए 
5ककथात 07 076 ० ए०0 5पए०ए0ए2४8. 3608056 07 ॥6 णिााए 
0गर।शिजए ॥ाशाएए ॥960॥99, ६४॥9789॥, उिप्त096 का0 
९एटाएजीिशिल 8:56 ॥ ॥6 रण, 90ण८ा 5 गाटा2859॥2ए7 9४॥8 
॥6485ग्रा26 श (शा छा ९०00रञांएट डहालाए॥, 3 78 ॥802854ए 
0 गक्षााहइ86 2020707स्‍0 शाशाश) 70 श0068 0 ०0009290]॥ 
भाते रण धाठएआर०2ट. डं)728  5फ्शए०म्रत्ण 805... शांधो5 
5072[00ए96 76870075&779॥॥685. 

+९590०75796 क#छा४शंणता 35 €5४छ्शांशि 0207 07 ॥॥8 
70फ़्शाए 85 एल 85 76 90ए आ€55. "796 907शपि 799 902896 
990ए 97850 ८७76 7079&]655, २४९ एग76ए७ 7976 [.0/2765५ 
पा655 [056 जञरा00: 90ए८ 76926 976 7056 ॥ 70०ण़श ८7 
8क्‍50 08 0॥ ताला छांव6, (.0॥३टांश08 5 70 6 ़ाल्024#ए९0 06 
806. 


(०एशशपाथ्ा८९८ # (6८ विश ४४०१0 


[8 ००णाएए 5 क्‍0 98 #96 ॥0 एथाटं04॥6 90आंए५८ए ग] ॥6 
ए०एथाशा26 0ए 6 एणा0, 8 शा 20एशा॥06 ॥रप्ञ 06 
08560 ०॥ 988०९, [॥0श655 श्षा्त [08006-. 

४०8७४ रण ]फछशाश्श तला०्टाभांट 79णञ0१४ 5ए8७॥3 क्षा0 
प्रांडट0 6८०णा०7ए जाला डंठ्जशाए ब्ातव डॉल्ववाए वाएणणाए 
९८०7० एशरागियक्षारढ 5 822077भ7०त७०ए एणाएंटं ढ47/9, 
शर प्रापटा गरणाल छ9280९-णांधराटत शा प्रा०्वंढ$ 0 एणाट्य। 
ड9) एरा!0070 ९०ता0तांट ए/0ए॥ 0 एंट८ एशइव. 

छऐशाठटाइट2फए गर3९४5 ३ 90580[6 0 वी छ/0095॥ 8 ९०0फा7 


222 : ४७॥9ए८८ 3 60॥5959 


0 एभाएशं0॥० व०९ए वा 6 ॥82शाशा ० तथा 0ज ॥ीधि।5. 
जीवगड पीालितवात॥ए5 ध्यांगा ग्राब्नाए8 7 90550]6 णएि गाए णा6 
0४0० ह0प5४ 0 00॥॥46 ॥6 5ए४०॥ आ0०पांत 98 प्रातायंत।र0 
॥8 #06 485 वर 980१ 8 जध्ष 76रशा एछ0 ता0०्ट92०5 ॥ 
(6 ॥000॥ ॥5079. 

५0९०६६$ 0 वैज्ञा70ट८3९ए १6एशआ05 ता 949. ॥ ॥ए0ए९5 
व॥ा06 20 €पणाए गा शीठव्यांणा ए वरशभा0णातं 728077065, 
धश्थाकाएंता९55 0 ॥6 8०एथागयाला गा 5 तत्वागए5 जांति 
लाय्थाए, तराणाआब80]6 ब[एछ०्टांधांणा 0 लारथाड णूञा॥ंणाड 
का €(ृप्ब 0 59॥6 309ए6कांणा ए॑ शणाक्षा ॥89॥5 00 2 [6 
7006, सिणाशा उं855 8 #णशा 768007&9/]9,  ए॥॥0। 0९ 
शी 0 ]695]805 शत एण्वपटावा5, 

जाल्श [6 0०0७5 0 शंणशा०८5 हरधंगगाहु णा) रशिा॥0॥9] 
0000॥69॥0 ९0ग[ल$, तएलशा० गराईधाएांणा5 57000 96४9णं॥ 
॥500॥ 8 ४४४५ (80 ॥09 ९ ०8]0980]6 07900768॥98 (6 [#॥00[6॥ 
ए0॥8] ॥00॥0॥65. 

(ि६००एगा00 0 गागंर ब्िलण 790 ९०णाणांठ एऐशाएं॥9 
भात 906] ए0म्थ आभागए 78 प्राएणांधां, जा 8 शं्छ ॥0 
7080॥णाए ए00]०॥5 07९(7८ शा०पएए8॥॥5)र070धा।60 860655 
॥6 ज़काशा$ 0 छबचरत्जधते ब्वा०४४., जाला छ० एा6१००४॥ 
श0०॥06५ 66655 जाती &बला गाल, 50०ंवग! 876 800 णा€डा 
(॥॥ (86 0]80€. 

>[छााणाए।ए 5 655९ 0ि तल्याएटभार ए०एशाशा06 आञंव06 
गंडंव 40]श0॥06 0 #ज्ञाइठ पल्गांगाह 00०8 70 ॥०७. 

>0००९९5५४ग 80एशाआश्या८6 ड0प0765प॥7 छाएशंतरा।8 000, 
क्‍श्थत धर बात तारा छब्वअं2 भालाांप50 9) थंगरथा5, 8002 
ग्राएणाक्ा, 5000 65ण॥ व |णरंवाए 9ण056 0ि धो. 

छ0एथाक्षाए& ॥ पाल प०एछ ए/ण] 0065 0 6692०॥प 05 ॥6 
ड80एशगादरा। ३]0॥6. [६ ॥5 [ए0ए०१ 9 ॥6 एफंशआर एूञाणा का 
7806 99 टाक्षा2९5. क्रद्वर्णणा०, 70780एथफ्राशांशिं त8भ7- 
सक्षीणा$ ञाठ्पत 586 प्राएगर०्त व शछाकिवंों थात ॥ाणाबं 
4६०अंणा-गब।(ा ए.0॥ 6 0कथा वात, ॥080एशाश।एवतशां॥। 
अश्बार्वाणाड इ0पंत एए 40 छएणा: शांगी त6 डॉल ए्ीधाव्रटा 
909५0]८, 


तु 


लए ४०]१ 006: 223 


वाडइरधप्रांगा5डऊ एणी हल बिल ए०तनद 


्राए 96096 ताढका। 0 ॥6 ऐ/0०70 #व्वाक्ााल्मां 88 #6 [णा8- 
लात धागा 0 06 र€एछ ए070, 80 झट परएडा ॥ 0 छ0779706 
॥शाफ॑ाणाड 0 6 णि68९६४०।४ एएण8, १४6 गरएड डाथाशीिशा 
8706 ॥टछ0टएार [॥6 एगरा€्त िद्वाणा5, (॥6 एाटइशा 5एडाशा) 0 
4ए6 एशाउाारएआ गरद्रा/शड 06॥6 88207 (0णाल 7९26540 9८ 
[€एं४ए९त॑, 8॥08 5+प्र098 5 श॥]धाशां।? 88 076 थी ] 992, 
प थात शिधाए वाह छ0 इ०एश्ाधां&: एटा०0८58 ॥89 96 
4प९5४०7९१, ॥7॥6 ॥रताभांशा०व 9002 आएपंतव 96 हए्शा & [826 
शा078 एशाओब्याशा 77"ष085 07॥6 86टणाए (5णारली, 

गा 6 झीणा शा, एल वए8ट 0 जगा (0प्रशत॑ड 
डाशाएीशा।॥2 ॥6९76श26 0॥6 [7श80079] (707 07705806 
5प0700766 9ए (४6 एप ए६४०९-९९6ए७॥९ 707265. 

| त6 गगल्तीबार चिष्ठार, 9 त6गाग/धिांट20 ए070 एश ०ए 
96 30०॥९ए६० 99 8 50909 एछा0९855 ०ए[ ॥#€६ए 79070780॥ 
बात 99 ॥6 06९ए6[0॥70०7 077९॥99]6 [#॥0066प765 भाव 70775 0 
॥6 988०८ इाशाला। 0 ताइएएा65. पटक 76809/075 00 
डाकाट्टरांट श05 7007ट00, 207|/27275ए९ ॥658 9870, ०९7708] 
९99०5 59शा, धा& ॥ 97027855. [6 ८॥४[8726 45 40 हए6 ॥6 
शिाएवरा0णा4। 89 उपयिटंदा। ड।8॥ 97व [70०026/07 0 5४५९ 
85 27 €डिटाए छप्शशा0तिः 0 ग्रधीणार्भ भाप ग्राशिाए।्रां०8)] 
5८८प्रातए, वका5. दा 26 0णा€ ४9प्॒र #6ट्टाधा? ए887ए 
807 रग$4॥0०769॥6570॥6 ट्रा0ज़ांप्रएु एक 07शा॥॥ा078 
शापटएा९८5, 

जा्रा& 2॥ एप 82०7९०८४ पथ ए487 3 905/४6 0]6 |7 [॥6 
[700655 6 ०॥7॥26, ॥6 एीप85९0760एा।85 8 598८9 ॥स्‍07॥#07॥- 
298 ध6 ए0॥7 शी 70600265 ॥876 ०0॥995९०, ॥6 ए|२८७९० 
९ 989 ॥6 706 08 ८4४४] ए७ 7 6९ए९]072 7९ एंपग्रताए- 

0ण5906 ४6 एछग्रॉढ0 'िशांणाडउ, उ€शाभंतहु णएण॒ णीश 
[5प0॥5 45 76०८55४ए. पफर& २७70 ॥॥0 !6 एश0 ४४0०० 
98 टणाए्था26 0 फ्रंशिए भी॥70685 ॥0 907 0४8] 0005 870 
॥९त९०ण०ा९णारलए7259ण906 00॥856ट८ण/ए४ ०09] ० 8ण००४- 

(00[शबाणा 9९एढ्ला टिब्रडा 0 9/८5 :ए7096 जांटी 45 50 


224 : ॥७॥3५7९८॥ ९४ .577॥5/935[9 


€688थ7रवतव 0णि 54 7तए 076 शाप क070 50070 70096 प्रा ९ ए 
ग्रांधधिए ण एजांएंटव., 7 प्रापर्ड ए0ए७४ &८200ग्रांट5, $0९7९९, 
060०70029, ८ 270 082 389805 0 ]णाशा) ९४068ए0पा- 

गालिाक्षांणाओं गराईापाणाड ग्रापड 068 ०89970]6 0 जायीताए 8 
080९ 98€जटशा 76 760685श7 0 7/थावाणा9॥। 78]40075 80 
॥रशाणाओईं /शाहए॥ए, 6४0 €छकाए०, 76 58ए709689॥ (0ग्रातपरााए 
#णां०ए25. 8 >शधेशाए८ धाणशी 38 5एडांथा शोीशकए ॥6 
(0गायंइडांणा 068९065 जीता ग्राशा। 968 ८णीवटांए्टाए 665४90]6 
ज्तां[6 06 एणणाली त62ां065 जाबा ग्रांशा 9268 गरशीणावाए 
90९[080]6. 

पृरा870णाभा 60 70ए७767 ॥50 76805 40 0297॥9५56 ॥56[ 
वाणशी भा हीपा0णा जांटी टक्या 82)6ए6 098॥06 00ए66॥7 
०0०॥6लाए& 870 08॥079] 70685. 

(009 820707स्‍0 5णएशा्रा 9655०१ाए 60 00 0-7 
6००णाएं€5४ ह0पेत6 96 650०7060 40 77ट7006 3 ६(6ए 5९]९८९0 
एश्‌ूअ6567(8ए९४ 070॥6 66ए९09॥78 ०0प्रगा765. 

पता6 रण 270 507 शा0त्पांत 96 806 40 €8४40॥8॥ 
प्रश्ञापरंणा$3 0ि धधारई।शः एी इप्रडाधाव896 (8०॥700श 65. 707 
धडभा06, ८&७॥768 0 6977 7 ॥6 0९ए०७॥०कञाए ए०॥06., 

प्राशापाणाड 07/7गथ ॥्रधांणिन्षे 78806 डई0070 06 ॥7|60 (0 
॥50एा०णाड 0 /शिएव] 98808, [02070090ए एव ॥000०80॥ 
सिशला। 8प्र098 85 3 7650॥ 0 लांडा5$ धा0 ॥0 85 8 7250]( 0 
९ए0पांणा, १४6 ग्राएड, गीशर्ट06, 0९ए९०7७ $5027| ॥४0ए07$ 
ति लांशंड प्रशा8एधाला। ४ 900 गाथाधांणा्े ध0 7800॥] 
6४८]. 

(6 ९७ जाल पंदि2०8 72९फ्ररशा गराधाक्षाणावी क्ाते 
॥ध0)भे 500०5 0ि ठाओंड ग्राभा३2श76ा। 5 एश[ाएपभ]9 
76९655भए 5$ शाणाणाशगशा, शिथाए 92006 ड7ए70॥॥6 069 ० 
था शाशिएशाटए छाणोौतगगलाश 50 एथाएल स्योगा। ॥6 ऐोर 
ए०॥76९८९त (0 3 एंशाटविए गलजणगार एा शाशाणाग्रशा[8 [ 
प्राण्गाणगांएए भात 20700]. 

(॥6 67 धार परा0ठ४ 79ण0वाए पएद्रोणिाणा$ 0 ॥6 रएणाशा। 
एथां०0, ह्रा6 प्राल्तां8, ॥#0ण० 86 2॥0ज60 ॥0 णिालांगा ध्योग 
वि6९००ा ज़ांदा परएछ 96 ०5९१ जोंग 7657णा्रणा9, 906 


पल ४ं/0ा!0 (त6 : 225 


70 76588 86 5 एप76-१674|, ॥6 7९0॥8 ४7000 [709 ॥#09 [0 
6 8 08806 08एरलशा जोक 5 5982700 3 शांए्शा 5028९ 
भा जरा पांशा। 06 पाएशथ59[. ॥ 

(9000 परधा322॥6॥ 0780ए//०ा5 8 ९5५5९१॥ ६४ ॥ 6 ॥6फ 
जीव, रस ग्रापचर 70 णिटह लाभा३९ 06 वर्ण 89०५६ 
एिपाग्ए5 0एश 728507. श८ प्राप5 गर46 [प्राण 9707, ।/66 
भाएरवीरजातपव था ण29भारशाणा 4६४0 ॥95 ३ 50 9॥0 2५॥5 7806 
एए हा छत रण धार तइबषांटशांणा टक्षा700 98 गरा्वइण6्त सं 
707705$, एछशा 0 00॥95. 


प्रधााक्षा (प्थशाए जि प्री रिटए् ७४०१0 


(5000 9873 22768॥ 0 50ए05 6तणा65 |67 8980॥7ए 0 
[056 ए्गी0 प्राभ896 ता, निवणा।2 8 ०एणा९० परातटाइधावाए ए 
गषायव्ा] ॥8एा8 कात॑ 0 8००87270655 07 ॥5507 ॥8 परा[0(्षा। 0 
प्रावक ए8826 भाव डांक्ायाए, सषाणा 7थाएड ग्राएड। 98ए6 
९०07006॥66 ॥ 00 शार्थ]65४ 70 व ता 76590787॥65 धा0 
7880. 

76 979] 66७०॥३४४ 0 ॥6 शिंत ॥8 706 प्रा प्रात गा 0ए 
तरा6 वा शिक्षट0!5 8ए. 4 0068 700 607ट6व7 8 0645 0 
९९००॥०गांडाड) शीश &70ए65 गण [शा] ॥ए $856 0800॥॥| 
० 7प्रणव 008थ॥ग०7. पफ028 7897 06 [255 पशभा 8000, [6855 9 
49॥7, ९५९७७ ]655 [97 40]0790]6; ॥8 45 ॥0 ॥6 0905॥7655 0[॥6 
९९८०णा०णाओंड 85 था ९०८णाणांडा, उिल्‍ट१0856 ० थी लंध्ा 
€९०॥07्रांठट$5 हवा ॥ ही0०पात 96 6णगडष्ंवशरलत 3 $0०॥0९, ॥ ॥प्रडा 
5९०96 ॥86[ पव्रिणा। 06 [०४४०९ 0 गएशां०९, ॥6 एशा) धा0ं 
॥श0ञग9, ए ॥6 5शशाशा, ॥॥6 €०णाण्रां#।5$ 488६ 5 (0 50 
एक, भा9५ए2९, 068ट०४०९ ॥0 शोाक्य० 905&70]6 780006 ॥0 
गरधीशा।धांट् िाप्रपॉव९, 70 70060 9855 प्राण [एत82९॥४क्‍शआा 0 
86 06०56 [770ए८१. 

48809 ॥7 #6 विष ॥4॥07॥6 ]858 ८श॥एाए [5 9०7 ॥980 
छलथा 7806 शाणाएए ७५ पिच5537 56गरांग, 65 4णंए्भांणा 5 
5९एशथावव2 पिणा 45णा079 जात 8&87070725 60 70 एकशि 
ब0ए०९ जा 2णंपं।ए 3 शञं9, 50, 6 ॥60, 6 50थ0०९ ० ७णॉांपव। 
९९००0॥णा३9 ॥85 90 ८णा९श॥ णि एाबलांव्ब 9 प्राण 55065, का 


226 : 8॥8र८८ ॥६३ &[5॥898 


6णाणांड5 ॥66806 ॥00 0 डा0प0 70 तीलि ३7जं०6 0 एांपंटांध्ा 
॥#0९07. 

पा क्षित् 6९030658 कांड 72]6९०॥०॥ 0 एबलांए4 ६ए०४ांणा$ 070 
|शाशाड ज48 आाणाएए ॥विएारत, 57॥ ॥फथातंश ए008 ि। 
4000 80 85 [9 07 एञग॥7 8॥8789 उ७ए०ा$, ए|॥0 मी 7॥6 
॥009 ० 20प्/ट्वां 2८075#7ए7.. ए45 ॥0ए280 [0 06८96 
क%ऋणाणांं5, व ॥ 48$ [0 56 ४ इटांशा०ट8८ 2६ थीं, ॥ए8 96 8 
प्रक्ञीशाक्षीटय इलंशाए82,?ं पता 8 प्रकाश इटांशा0०6 
704] ९8[पए९४ 8८ करणं०प्रआए €हाएत60, 

व॥6 तशटाधाला। श0 ॥८ ण्४ाजिएश. 00ागरएला 00 
*धंक्ां(0 एथ्यांका।ए 85 0०ए708९00 90८ ०ए॥०ला भर ०४5०००ंशीए 
प्रीएकंग 0 0०एशञ 6, ५/॥७४ 8०0४३ ॥7 !5 [06594079) 
706, (॥6 €९००॥०ाांड। 6065 प0 ९णांशात॑ शांग्र ॥6 [एश्ञांट० ण 
0्धांशा।ए 00[३४३०॥] 0 760045८9] 8207 07205; (0 00 50 [$ 
(0 व460ए इलंछ।#८ प्रताएकांणा, 0 जातटॉब्ागा ७०070गां९ 
ग१॥06 ०7 शि|प्र०, (0 0855 वृष! धए6 एतशा णा €००॥०7रां० 
#रथाणिया॥06 0०7 (0 छ़ाढ5टा06 (00 #6९९|ए ि वी वएा0स्थाशा 
8, 5ंथा।शए 80682, 07 [75, 

श्शोक्कूड, 8६ 8 एाबटांटवी ग्राबह6, 7 8 छत! ह्र्व ध 
60०णाणाांड$ 60 हर 30078685 ३80९9 शात प्राण ०जा०शाड 0णः 
7000[५६ ॥0॥8९]९८४ 7 [78८८4] 58065. 4॥67650 ०0एंत ८ 
08 8 8४शिाए।ए टांग्ा0पा 07 एण॑०९४. छिपा 06 ग़ांडताए ए्रपछ 70 

हा 00॥60 : (8९ एिलशाहंणा 0 ६९००० !पांठ 9 75 8 520९706 58 
3.0 70060 |0 (8 660 00 शव ९४०७०७ गिणा। #0706 007 [86 
॥40९प40ं९४ क्ात प|पड0065 06 (6 5एडॉशा शांत शतरंज ॥6 
+ जा एकांत पबकंप॑णा ३६ 000थपर०त- 0 ॥ 0०॥70९५ ॥0 
ग्रए8 25 हाढ ततालाइ6८ छि ४ पृर्ण/, ॥ण0"॥0एशछं8] 
शरण 68४09] [(९ ९ए९॥ (009 ए. 

चार व्याधा।रत 076--नं एड 006---00056. हक्वा ७858 
8०सथला[ स्‍(शए९७॥त०॥._ 0 (76 [6एशे एण ॥7एश$6 
"या 8०सथगगयादा। 09णाएशाएड ६06 57200 णि 9ए70 


गाया 5ंभाहए २९८४०, पश6 पशाल्णए ण ?एगंत्य 4एणाए्राए, जए 
गण (पटछ रण : ७.0५, 7(०॥०५, 7965), 9. 3. 


चिटणए एए४०व0 0॥06 5: 227 


एण[0568. 3 06एटछावरा 66ग 6 . पक्रांड ॥०7९ ए़0ए०0 छा: ॥॥6 
एपरवशशगए0म्ाला ल्वणंणांपा 079, 70 ४९०, 50०7०8-- 
जशापि।[ए 59एशआपा।9-.6 णाइएशए 89 एण॥2६०0०॥6 णांरव2 5९९८०. 
गयी छ85 8 90एशाणि ॥ग79॥07 07 776 जरांडव07 ०0 शञाश ए85 
8880ए 0शांत2 006 परात&ा 6 णि०8 ० लाटगाडभा०2, 

5फ0टा भर ॥6 शत €उहथ्ांबेड रण ॥6 ुल्ग़ाल्शंधा 
हि९ए०फएा०ा, 4॥6ए एश870450 ए9ए 79 (2९एञ९४, 7१6 ९०00770 
तींडटाइडंणा गश 60[066 ॥6 एफीएडागणा ० 77९ ठछाशवां 
4#2०797 जशाल्ञा€त ९9१655]7 270. एछोश85ए०शए. शा ॥6 
९0०॥्रए6च्या।68 गत 005ट277#68 0706 9007. पशरशा& एछ85 8 ८शांशां॥ 
एार्ण65डणाब इभा5डचविलाणा  आधा0णाताए पीधा ण 4 थी 0 
ग्राएडा6ए५; शात8/ 87860 इटा0ीक्ाड डाए2266 (0 परा8४2, ॥6 
ग्शाधा ए००प्रांत ॥वाए ७6 6ह596८९१ (0 णा(१४88॥0, 

(076 (6४ए/6 0786 ॥६९9॥6७89॥ ७ए००[पा० एा 2०९ 
पाराशाधंणारतव: गाएारइ52९ जंग #0ण7 प्रापलंी म0 लाधभा2०१, 
80070 ांडा5 ठतांत 700 98056 400 676९ 0 #0ए प्रापएरी एश7॥7भा॥60 
पाएा9॥2०4., स_&॥०४ईणा 6 ४86 ए0०70 9७६४ 765907»9]6 0 
6 0०एटाव! एशरतगियाधा608 0 6 6०0णाणाए, पम्रछ८ ए०्प0 06 
089276070॥850 ॥68708507688096 ७॥ए0ए7९6; 0९6 ए०0पएं0 
96 70 तड488०श॥श0॥ 85 40 776 7€ऋ॒णाओंआंए ० ॥6 
ह१०एशा॥र९१0;, 8 परांग्रागणा, 0(06 वटाा9 09, 7॥672र्थ 
॥] 80070॥70फ08 पि| शाए[०जाशा। ४ 8४906 एा065, €०टशाश लाए 
8097, ए85 2076. मि0०ए०ए७, 77॥7ए2॥07 2700 66996 85 ॥0 ॥09 
पि। शगए0ज़ाला भात 906 590॥9ए ०0088 8ट८ा९०ए2० ए०0ए॑0 
70ण 96 560शशथ्व९6 07 093 5छ९टांग छाए 0 6९००707768, 
जाांदा जठरणंत 96 >गी०त 7782060ण70ग्रांट४" ॥ 87 ०5०९० ५४५ 
485९655 2ण682ठी0०णा, 50॥6 6०0०707ग्रांडाड ०6 ॥रस्‍&ि 0 गाथा 
8>०लंगांए 38 “वरा॥चठा0? [७ एणॉ०णला€त धात॑ णा।0प०१ 99 


,.... ज़रा झांशा तगाब?९0 ९०णागराट णाठदाइबातागा?९- 25 जय 07 0८ 
॥ठ९१,९८०ाणाएंट प्रटि $5 0 8 छा्ट6, भाव पा 5च्छुधभाणा एशणल्था 
78006९0ए070्राटड 6. ग्राटा0९८ण्राण्राा75. ज़ाल्एश्ांटव॑3. छाणुश् 
3एव्णाभाणा रत 6 डागाए 78206९0ण्ारार ग्रीएशाए 0 
वाटा0तटटठाग्राटर ठटएट0गआशलशांड, 79 06 गरा096गम ९एाएएणगाणा 0 
प्रबल पराणा भाव ९ प्रॉरिबटांणा त ए48९5 बात॑ छपरंट्टड या एक्गाएएशि 


228 : १ध०॥93ए66८ ६9 /[59॥95098 


5668 ज5$ जोश उ0त्पीत 06 ठा6त0 ग्रांटा०20०0070ए5 0, | 
था ॥कथाशा। छार्णलइडांंगाएं! डआंभा३ए, [पश ग्रांट०?, पा 
प्रांश080007र]05 6 ॥रध्ाद॒& ए७5 85 0४006, 380 6 9ए४255 
गा भा। ॥6 आञ8एाशाशग., 

08 [686 78865 ॥8ए86 डप्ा2[ए 7806 इएतीटंआए ए6श, 
6000॥08 0065 ॥0 ए56णिए लंड ब[0भा तिणा। 90॥005, ॥व0 50 
॥ | ॥0, 006 ॥0.088, ॥ [6 पाए, 706 00॥॥09 88 छ07ए 
0४ ॥6 ि०6जा6्डंधा रिटएए०एांणा--6 इ8जए।शाए ० 06 
"गीला. बलांणा$.. ल्वुण्मोट्त. 0. क्‍शार्तए_ 8थाशषा 
णात॑धधा[।|0जाला 85 207ए7श९१ ज्ञात ]056 00 ॥ा6588 2१९३] 
80683 0[ (श॥भा6-- ॥88 96९॥ 3660५086९।ए 008शए९०. फिक्षपा& 
॥0600!726 6 छाबलांए28] 205९4ए९॥९6४ 07 फंड 985, 88 ॥ 
शाक्षा।5, 06 0 ॥6 पा््ुण ग्राशएकेट्राशाड वी गरा0्वगा 
90000॥085, 4॥00॥08०7 5९ा०प५ 7546 ॥35 962॥ 6 9श[ांशी वा 
ग्रणाशंभए 00॥60ए 5 90099 भात 50ठ29ए उ९एा9--श (6 
0ए७॥6 ही ज्ांशा 068 658 ।७पा) 40 ॥056 एश0 |शा0 
॥069 ॥88 96९॥ ताल धाधा 8 78079] ग्राधाांट89860॥ 0 [6 
8धैनि।श8३ 00056 णत 70769 00 [070. एश०78, 85 ए८|, 85 
0श्धा ॥6 शि|पा& 40 7800 97726 (॥९ 7ण॥0 ८ 706 07 ९९०7०॥05 
80॥ ॥6 ठं९०।० ७९एए८७९॥ 6 9ए80255 &गश]9756 9॥0 6 
336, पृ 0त्रापापाए़ हगरंरन] ते ०45०9 009 ०शा 96 
४0९४४०००, ९ ९०ााणांतए्‌ छपरा 0 ०३5८० 6079 सका 
06 एा6७8000 ०णा।ए जाला व 5 56९॥ 9 टा45डं८क 0९॥6 
१06० एएशं588 ्रपराणाणाएं ते बैड 00॥6 भाप 5शए6 (0 
008006 ॥6 €९०णा०गगरांट 90ग्रण ढथटांड९त 85 8 परश्ञाश' 0 00056 
09 ॥6 ॥0067] शांश[त्ञांडट 99 06९० भांगए 9 थी 90ज्श' 7685, 
॥ 40 एां। (6 परश४2. 

6 50एक्षक्षांणा ता €2070ग्रांठ5 पिणा। ए०गना८। भात एणा|02। 
70[एथांणा ॥8 8 8८९ गरं8. ॥ 5 850 8 ०0एथ ठ ॥6 7827 
(६०००० ए0एशछा बात ग्राणाएबांणा, 40 58 छा॥6 50006 
0. नधपैहाएथा। भाते छाग गा 6८00गरां2 90०. [२० ए0|पा6 07 
े जैणप 0 €८०7०ाएं65 भा ०णाएंए्त॑6 जांह०एा (6 (078 वी 

2506० जी 9७६ 7९प्जाल्त जात ?णाएं०5 ॥0 गत 889ा॥ ॥6 
अ8थ ताइटाए6 0 एणांएंटयो €&०णाणाए- 


पलए ए०णात0 07080 : 229 


50 एछ6 ९०0786क्‍0 ॥6 था0 07/5 [008९ए9. 5076 #785, ०6 
(07908, 36 26. 4॥6 998, ए€ ॥8ए6 56९॥, 45 70 8 पाताल 0 
7858ए6 राशिद; ६ 82ए2ए भात 9०प्रशण[[ए शाभु१258 706 8/06 
॥6 छाटछला एप ॥6 चिए86, शशा८6 ०९०070708 8 |70ए60, 
गंडाताए 5 वांशिए णिालांगणाह, 7॥6 छा6छा 5 ॥0 ॥0 06 
पा02560000 जा 762९८ 0 6 988. 

| शा 950, ०076 धपए््ढ5, 926 ह्र्गिएंधाए टलल्श वीक 
86९0707्रांट8 0065 ॥0 €जड्राइ 8007 07 ०0॥65--9047 70॥ ॥6 
०0०7राशाएणवाए €८0ग्राठ 270 906ववं [6 79 शांए8$ ॥ 0] 
0० 0प67स्‍/श685, 0 0 फालो, धिवा आ906 7 0शा42680, 
8८०7०ारांट0685, 35 ९९०९5 8एशा९0, 00 2प06 90॥0ए.80[ (6 
क्‍0688 876 350 ॥6 णएश५[॥78 0 9णी6ए थात॑ णएी व6 परॉधिटड5 
ज्ांएी ॥ 82टए25. 

एफ ]097882॥ 07|॥8079 8897098॥65 ॥00श । ए, पवाश 
8506 ए्8ए लीकाए8 ॥ ९०070्राट [6 ते ॥5फ//05 0685 0॥ 
8 6०07णरां5 ॥0पफ९॥/. 8020707रं८5 78 06, 38 "ीश 0९॥6९८०, 
९००0०९॥60 जाग एशरल्यााए 8 जि 0॥0 प्राटाधाशाए 5एशॉशा, 
] |8 4॥ 8 ०णाईइंब 870 तींशा ढफ्टाब्रा। 4200700970॥ 0 
टाधा९6. 


230 : १(०७!8४०ए22८ 7९9 /4॥[॥5095[79 


प्राशा'0ग्राशशा॥। ९ए९॥0शाई श्ञा॥0 
एकाटआ707॥ (पा ॥00॥09॥ क॥0 
काश ?278]08९॥085 
80, ए,९., शांधा-8, 0 (जा॥/007 हीभ्रगाधषा 
शा ९. अंगड। 


ऐश्श ग्रलाद्ञमा।ह. €०णागांट हाएशा) 800 पर 8एशंभ॥॥8 
6000रं०व 0948706 00 70 80780 0 20 0820. 'थिशा 5 त0ए 
0०86 ॥0 प्राध7० 8 तलाएशबा& जाण॑०8 79शफ़ल्टा) फ़्या"08560 
९०णाणांठ छ0ज़ाी। 800 ॥०८०१-७४४९० 6८०णा०गांठ भार्शणणाा०णा; 
एथफ्लशा 00ए92० (0 0070] )स्‍ए/6 0 जशा7872850 [९6 जात 
प्रशणाठ; उलप़लला 6006झ्ांव्य तां5॥छश0. भाव 6९० ०शञा०४। 
॥का॥ण9; भ0 90#ए€९॥१ ]0 0 80005 भ000 8000 ॥. ]06 
0008 $8 ॥04 ९४४ए. 

प07र॥(०॥९६०9४ए, 2009] 45 एल 85 008680ए0685॥0७/ 
06॥0णञ॥760; ९० प्रश्मांणा भाव ०8४० ०णा।|एगाए प्राएक गाए 
86 0 पाए आणाए लांणा शातीतर 8 0छ॥ छुञाछाठ 0 
प्रीएशा०९, [ग्रटागतणा॥। 32०7९०६४, 0शा0पॉथए ॥6 शिधोाए ० 
एग०0 ि्चाणा$ वराइप्रापाणा$ व8ए8 ॥0 ग्रानल्र855 एुएणा 6 
प्रशाएश 88805 [0 ९ए0ए९ थाएणाणा।वल इशाइ[ए४ त९एश०जाशां 
४965, [एज 8008] 0िाएणा$ 68 एीप5?९ प्रए४६ 06 80८0५४/८[५ 
शि।6९0 0 85४5॥06 0७700 542४ €डटीशा26 रा०ए5 भ0 धां१९ 
भतारां॥ए0] 50005. 000 एज्रीध्वीरशांणा$ 388॥0९5 7॥प5( 
णितश शाशाशधला कार 5९८ांणा$ 0०थीाए॥ए णां।। शाजाणाएशा।ं 
58065.5500 ६0 ७इशाएं6 85 38 शा078& 56०0॥ ते 
'धाणालशात् एकाट्यांणा एीणी 7९०० एणाएणीड ध0 
05 5७०07. ह 


एफ्णाजाएशशा। 06ए९०णएगहाओऑ... : 233 


वगरढ्ा8 5, ॥0ऋ९एश, 3 धयां। 0 ज़ाबा 205, णहभांर॥॥05 
एथा 60. 88 ला परभांणा प्रापडई ०णग्रयां ॥5९ ० छांताए धाणाए 
8०0 शांति! 5 0०त्रा 00665, पिद्वा0०ा9। 7250प7065 896 (0 06 
प्राणज़ींर०0 णा भा णाज़ालट20तशाटत इट४९ 0 ८णाणता 6 
एाक)शारई एण शासा|काशाएं त6ए2क्‍47ं7णा भाव शपड (0 फ़धा0 0 
70909 ९०००९शॉ००४ 05886. 

(06 07 [6 पर्ुंण 72880ण0065 ज्ञ056 90शा(॥95 धा2 ए९ (0 
96 €डए060 |5 ॥6 ९णॉपा8 07 6 96०96. &]॥ शारंशा। ०ाए65 
[980 8९ए०ए९९ [6 ८एटा65 जागतांटा प्र कर एा6 शांति 6 9ज5 0 
परधण 6, [06ए फल 09560 0॥0662240० 8 79ए78१४ [8ए5 
ट्था008 जाशाए९१, ॥6ए >था 06 छाठदथा ॥र0०पष्टा.080 एछ€्ग॑तं।ए 
(6 4 98 0 78फाल 50078 0 482४ एशं०0 059867. 


चबि९९8 [07 ?एश/७०एपञशांर? 7॥श-ह्ञाथ्/0णा 


एाधम्रत6 500॥0 ए76 [00608 0706 शाएा।णागशा 68 ॥॥ 
शाराणाशलाएं ९८४०१. एा655 6 तठरांत्00 प्रथा धा0 
एणजाशा 866 ॥6 वक्काइ०5 भीलर्वत बगावत 32८ 8०८0कगा297, 
१९०एकषा।श॥9] 970 2भा65, ॥0ए४506ए2 पट! (जाग्रपा॥८व, 06 
70प76 60 शथि। 

एकल ध6 लै6व 706४॥ाण5 06 6एशंॉणा॥एशा ०१०५ 
(९०06 शर70 8 66ए९००ए7/७5. [॥०06॥78ए 06 छा०वएता0 पशा$ | 
एशाधा। 5९०08, 50, धाछा6 886 ए05880ा[0668 07 6०॥00( 04 
80]0075$ 0 5076 07॥#6 5जग्र॥/णाशार छाफ)ाशा5, 8प06700| 
०४७४९ ०0 शाजाणा।|लशा्श [॥क]०॥8 द्गाठा 06 लाग्रा॥860 9ए 
॥607009फ. रिट्ज़ छा्फीदाड शा उइणवि०8 38 ०0 णा6३8 
0ं53797०श. पल्ज़ 5000ण5 छए0पत6 96 50ए0श्ढला। भात णिप्रात॑ 
णण्णंवा।र €्एंविशाए८४ रण छाएश्राढइड, 57 6 6८०6झवांथ्व। 
[0४97०९ जा ०३8४९ धातं शाए शाशाणागशा शिपिद 
ए[|(860. 

4५ 5960 €गा67, 6 7004 ८805९ ॥2९8 व 0एा #॥एत8, |7 
०ए 896 णी6,ग 0ए ए१७ 0॥गंताए भात॥0ण फण]0 शंधए: 
0ण शीए066 0म्रशते5 र/णर, 40फ्र्भात5 टप्रीण65; ॥0फ्रधातंड 6; 
भातं (0ग्रशत5 0प5९७।ए९४ 85 9९९0॥76 50 5फशींटांधीए 786078, 
शाणाओंशा।26, धाएत गातीर॑तिप्ीआंंए, वी फर भ6 906००ग्रा? 


232 : १७०॥३ए८८ 49 /ध0$858 


एाएजात्श60 3007 0०0प्राइथ2ए25, स्‍68ए6.. 8806 ४४७०ए 00 
शतिशा, फैंह 8ए6 0680076 50 78८ट70658 9 807९0॥76 ॥98 (0 
धात एड 4 छ8 आ0ए6 80 7णए९ ज़ांता ज्ञां] [209भ0956 
00 6 भाव हाल ग6€ि ए ० कांतिशा, 070०0पस्‍5०, [06 5 ॥0 
शीणा॥6880 जाए ९ 0०07० जाश १007 पर एिएणर, ए06 
8 ॥0 68580 शाप ज९ शआ0ंत 58०702 ०ए एशिट्ड5 0 6 
पाधि&5 00 00 जांत॒लशा ? जाए शाणााव ज़6 00: शीश 0ए 
४7५]ए 96006 शञ0 पराभ(8 70 ०णराए०पांणा 00 0पा फ्रशि6 ? 
जाएशंए॥| 0 ॥6 598८९९5 45 ॥6 9980 वाह ० 2 पक्ष 5 
जाए-- कणाशा फैथाएड गरालएत6त, 40 गाशाा।ल 5 ॥0 
प्रशाणा॥--_शा498 ॥ 9९00०785 0 जती। कांशाश ॥ाणाभाए, 8 
क्राणाभा(ए पञा।60 जात 06 एथए एणए08० ए [6. 

6 ॥6 एश्राल्यंशा ज्रण]0-रां०ए 70 80760 ॥809] 0 
एशणा6 ? एएशा (0029, प९छाशा ९तएटबांणा 5एशंथा एऐपी। 0 
॥66 छाथा।ं52३ ०07९४ (0 एा079822४९ [5 शंल्ज़, ही 85 ॥0 
700590!6 0 कशांडएश$इ?, 00 ०णाएशआआ ॥0756[ए65 |70 
॥0॥-00॥6ए&5 ०एथाांशा ल&लए णातश्ा एथए. छ4टांबी 
धाएपरा5(8॥028. एश्या2ताशपमरांट लाभा26४ 86 ॥6. एं578॥9 [69 
08 0|806 धा०एट, एशबताएआ परशाउणिा]नांणा शीश विश 
छ॥०शाशा।, [[ 400९ प्राण हिशा छ० ट्थाणां55 0णि #6 
0060क्ाशा। खत इलंगापंति० छण]0एं०ए५४ 0 76[0/806 06 
॥0॥90 €000श्टांप॥ ज़णात रं०्ण ण 6. ए4४.,. परक्रांड 
शभा$0ाकांणा 400: 9806 णाव्रण/080 870 98९८8॥76 रशां&0]8 
णाए जाला 57] 6६९०६ 98८४6 00एशंणाड-?९००7९॥९70 0 शा८९ 
0 व6 (शांहडंशा एंल्ए छ९ट्थाइट ॥.. त065 चिएएपा हीशा 
एर्वीणंवपशाए की ॥6 हाणाए), ए/॥० (7०5९ 0096 भधा6 ? 769 
भ6 086 ज्ञ]0 ए&०णा९ 00 ॥6 एएएश' भाव एएएथ ॥्रांत08 ९[85565 
( [॥6 5०००७. 6 700 80 ॥ए6 9ए था ॥8त0079 ४05 
भाए ९३०९६ ज़ाधाशं। (6 तंबरागलांणा 76०शा प्राशा धात 7४ए०, 
बात वश क्ात 65( तर प[8 900 50 ल॒ल्य, शिण पीला प्रक्या 570 
70(800566 ४४शा॥ड। परधण९; 70 5 ॥906 07|ए 8 78500 
>एोणाक्षांणा, (७४ बाते ॥रधापा& 2890 ४068 0776 8क॥76 

॥ ४७६४ वा्काघाल वा तातल 00 ज़ाजलल प्रशाणठ; शाप _ 
थी, स्यंड5, 00 ॥९ए प्राधा 0 8०॥०ए९ 27622 96. + 


छाणंाजा॥इओा। 708ए९[०0[ण/ 


जुफ्प5 धाह्ाठ ॥5 8 तींडंप्लांजा 0#एठछा 6 ए3०९४ 0 (08९ 
जा0 94 6 जरांस[62९ ए 2०ाए धागा 5तणाीणाधांर80 
ज़ह्डाला ९0ए८था०7 भाएं ॥056 त0 ॥80 ॥6 0900000 0 
3०(णा& रफुथांथावंत [0ण6१586 व0एशां ॥30 09! 9५ 
धातं 80269 लाभा।&ं5, ॥76 वाट 570-एक्राटडांशा  65४९१०४; 
जागो8& 6 णिाएश 8 ए02४ंटवीए एश्याट्डांगशा, थी तांड 702806९0 धारा 
[8 70 तारतिशिश्ाए8 08णशा रण भात 80णी 65०९ए 4 | 6 
5000 9809॥80007शञ7९2॥0 06 8णीराध[|टा9ता॥04 ट्रा०प७० 86 
शि [॥एश | )रणाए/० पक्ष ॥ 06 बिणात. 

पालशिरल 48 गा गे एऐणजी| ँग4ताश॥5., ॥॥6 एशाॉल्डांगा 
एशभ4वतीशा) 85 शांर्शा 758 00 70087 5टाथ९8 ॥76 ॥९००700279 
जांएा, गाशुऑं8 णी 48 वीशला उअठ्वाताठ58565, 7रए४ 96 
८गाडइंतहालत॑ 85 076 0 हर शाल्वाब्शई 3जां९एलालशाह 0 
ग्षगाधादियत, पफ्नाड ॥5$ 350 टक6त इटांशाधट 9 86ए20कआशा।॥। 
?क्षब्ता ९7, पशा।6 6 5087 जाए] ४९685 8 85५ & णांि९त एी06 
भात शाधाा।र गिणा ३8 शा।86 णाप्राएणलथा। 80प70०, ॥90 
9000८९व धा€ शाल्थ एगरी0509॥68 ए ता€ रणा।त, पाठ शाद्वा 
7श९ाशांणाड भाते "प्राण65 6 [870एएछा000९०७, |(३॥ 0065 ॥0 ॥९ए6 
एए 9630 ४[006. 86ए7०॥70 ॥6 97280 45 ॥6 5९४०॥ 0 प्राध्भा8 
[70 [6; ॥6 5९शणा 0 था भाइज़टा 00 ॥6 तुपव४ांणा “जए्ञा0 8४ 
[7 ? छूट 79ए ॥र्लल 5 358 ॥6 )रणा-एव्वाल्छांशा आञगपरपं ण॒ 
गणांडश्ञाट छ़णा69-रां०्ज, 76 80826 85 709 2076 जाशा ॥6 छ0 
जण!0णं०्फ४--6 ए०6 एा2ए 0 ॥6 सशि96, 200 (9 076 
]भॉाए प्राएप४ 7 श2870 06 50 4 $0७॥06 5 शभा7रएश्वी2280 0 
शुञंतपएबा।ए 8 ॥शाणाशे260, फ्रवाश) 5प९एी 8 ऑएशा0) €ए०।ए६६, 
(76 50थ॥०6 शा! परत ॥णा क्ाएएटाट, 7ण छ900०0 इणंपरपश।ए४ 
॥82043]. फनां$ जय] पका शरांए८ 756 (00 3 709 5५9९॥ 0 ए७[765 , 
8 ॥९एण़ 5एड०॥ ता ९005, 0 8 ॥6ए प्राध्शाशाह 0 6, 


234 : ४॥४ए८९८ ९३ 27॥5]959 


(प्रॉप्राः€न्शार्रा॥"00॥॥6॥/ ि९एए३ १ 90008 
59870 ( 0शांधी 80960॥॥8 
छए $पा९ड॥ िधा'9 


गाए 8 पृपभांश 08 टशांप्राए, 8 5०8 टा8॥26 ॥85 (#६९॥ 9/806 
॥ ॥6 0000 07 ह॥6 7लीं०टांएट 9०0008 8007 ॥6 िए् 0 
्राभात00, उ७४ 25 एट5 380, | ए28 ।शा6 0 ॥66 8 एश507 
जञा0 ए३४ 700 2007967 8००7 6 ८ण॥070९0 थात॑ 7776 756 
0०6 परधलां॥| ड॥090 0 [शाह ०0॥76 9०००6 ० ॥6 ९शा. 
उिएल्ा 6 [655 णि।प्राब्बॉ७ 960965 रण छफ़णां०्त ०0065 
स्याता60 विगर शांत व ॥6 ए/८४ढा 7008] ० 0०ए७।७०ए०॥५ग, 
0ा0ज़ी। 8॥0 66ए200आशा[--+एछ० छएणत5, ४7पए शी 06 
प्रध्थाग2, 9880 ध(& एां]0 6 लाएणैगरिए ॥6707068 ?8८ांपिए 
8905, ॥॥6 ग्रंशा6छ प्रांप्राशफ्था एथी०एड, भा ढएला [6 
पांग्राक्आ४त प0207 4एरधारलां08. 

गरइण6 0(0९ 596०78 07 4॥6 90०7, ॥6 707072०8 07 ॥6 
४० जण[व एसवमड बात हाल तढीणा6घडांगा ग 089८०, ॥6 एंत8 
श्शि 0 56लंभ पाल, शियं॥25, शिक्ापडांशा शी08४ थाएं 
एणाएणांडशाभाए०, 70 6ए 07067रभटीश5 88ए[॥686 टिक 
१8 पातिपाव6त, ७ छाया ग्राभुणाए एण॑ ॥6 98००6 भातं गीशी 
९80७६ 0णाञ्रतटात लय ०णााणाक्क०. 

रिक्व[ए तांत भाएगाढ ०िणात ॥ ॥60655479 40 ]00 0 
१ाशा३॥ए८ 7978, 88 ॥ (76 ध्रांडा0णए 90 062८0॥6 गधावा।शं( ०0 
20णा०णां05 भात 8०0छ9|णए 2000 ९एश 96 6 उ&॥] फ्रल्भोत 
गधणा$, 609ग झ़ंता 72ं2॥6०0 5ए०एा/श॥३०॥ ८्युग्ॉशिं5, 5009, 
"एप गाते परं।0 एण]0 00765 8! 78. 


(पपणिर-९७एणाठ्ाए।शा। रिध्डप5 : 235 


९9074 066 86 ४##एश* (त'0घफ 0गा 
#80॥900॥ 0: ?0/"090770॥ श्ाते 
ए्या0श-/ ७४ 2900: 


(एएफ्, एकछ्ुटमएर शिक्षाणंतएर जिंरशंधंणा, शिशाएं।ए 
(णाषायांडडं0छ, ७०ए. ० गरातां9, रिलछ एश४्क, उपाए 
4993) 


॥2९9्रा00॥ ० ?0एश-+7 ॥ 6 


2.2 6077 9 90एथाए रा6 8 #6 गिछा 869 ॥ €४ंगरशा।ए?2 
ए0एशाए, 3 90एशाए ॥76 तरांग्राए ॥6 [700 गणा। ॥6 7ण07-7007 
8 पड़९त॑ एज छणाएए 3 [ञ708 07 ॥6 णांग्रॉंगणा। ॥€व्णा€त / 
९ण07्रश्णाण07 6ए2$ ० 009, 20.72, आशाटा, एिछे 0 
हल्याए ट्वा2, ढॉट, पा त6गिग्राणा ए ए9०एशाए शाह हा वातांधा 
0०07र€दड्रा म़85 भालशाए20 0 ॥6 परर्श ता6 ॥ 4962 एए 8 
जतगाधय्ाए (जअठफ एण था) ४८00ग्र॒ांड$ड पं 5०29 पराश5 
धगिदा शिताएं 0 3००0प्ा 6 7600प्राशाशातंशीणाई३ 07 ॥6 
पिणायाांणा 5क्‍दरांडणए 00ग्राधा॥66 0 ॥6 गातंधा ए०णाला। ०0 
6्तांटव ९४४०० (00५7, 958) 762भवा।य 0भभ080 ती6. 
पृप्रौ० एत०ाताए ठा0फ्ु,, टकाएांगाए शर्त 9.8. ठबव482॥, 7. 
8.४. 5भा९8णां, //9. ?.5. 0]टभी।था, 5॥7 ४. ९. ]४5३॥7, 9 
45॥07 (९४७, 5$॥7 श9779श7 ?श7, 9). ५७.€,२,५., ६४०, शाएं 


... 586९ 0 उलिशाट6 ; “'एलक्ुध्टांए2$ 0 ]0०ए८०्ग़ाधा। : 96-4976, 
पफ्ञाट्शाणाड ए शिक्रातरहु णि 2 यंग |एटा 04 णाएट्टा (ए०कशथ 
एा०्एबा60 गा कफ रिट्5एथलाए८ एभापास्‍ए जिंशञ्ञणा ए (6 ऐेभाएं।ए 
(०ग्रागांड्ंणा)- था उिक्वत्ीशा भातं धांताएगश ((974) : 90एशाए शा 
पाल्णार एिडशञप्राणांगा 70 फातं4?, डॉाइएटब] ?एफा)ाओआंग॥डह़ 5026१, 
(बांटा. 


236 : !४४॥४३ए८८ 4[4 4त588४9 


जाया िक्व३ पक्का, का 3॥8 53060 59098840700॥6, 5९ प्‌ 
0०ए 6 छद्याताबा णा 5076 /59625 ०0 शुरु, शीश 
एणाशंवंदाब9]6 तांइटपएडशंणा गा प्रांगंंधाणा) डॉंगात॑शर् 0 जाए, 
7600)रशञथा066 (॥ 962) ॥ : 
() 7॥6 गधांणाव ग्रांगगापा ि ९ली ॥07४थ० ० 5 
एशड0०णाड (4 46070॥ ०0॥5णए॥0 प्रा) ॥000 96 ॥0 
655 शा २5. 400 एश गाणावी गा शायर 
960-64 7065 0० 7२5. 20 >> ८३४89, #ण एरशा 
धा68$, धं5 गिशपा6 जा! ॥98ए8 00 06 ॥05९0 40 7२5, 25 
एशथ 7रणाव एश #075९0 0 7२६5. 25 9आ ०89078 (0 
००ए९ 6 गांशाल [०065 ० 6 [॥एशं2८३) ए०एा76 ०0 
९0ा॥00968 ० शाला 6 वर्धांणा्ने प्रांगोंगाणा) 5 
९9व८प्र॥606. 
() प्मांड वरशाीणानं प्रांगंग्रणाा रटापत65 रएशावॉणर 0 
॥6वात 8700 6(एट्था०07, 00॥ 07 जांजी 6 0००९१ 
00 956 जञाणजं960 9ए 06 9596 38९०८09472 0 ॥6 
(गाईंपा[णा 0 | 6 गशा णएा 75 गाशः 
९0णा्राए]शा[[5. 


0०गलंग (९४००००९१ए भाते 55घ९५ 
गा 00ए2-४ए 5ध4॥0॥ 


3.4 9४00 शां78 [6 7820रावराशातवभांणा$ 07 ॥6 78४८ 60708 07 
शि०8लाणा$ ए शागरगरणा १९९०३ बात एढिटांएड (णाइपरगश0॥ 
श>शथाभावा (4979), 06 शिक्षाया३2 (ए०गायंकजं०णा ॥88 960॥ 
€ाधबरां72 6 9079ण007 भात 7 णाएश 0900 $९ए8४९|५ 0 
पं धात पा चात॑॥ 80 ॥8/079 शाते 546 ।6ए९।४., ॥7656 
९965 ॥8ए6 92607 ॥2]08860 07 6 एथ2 4972-73 
णाज्रभत$, एञ्माए 06 णिी इणरए2ए त8 07 ग075९॥0|0 
एणा8णाएछांगा 65एथावाणर 2006८6१ 79ए ह6 रशा074) 50776 
5णरूए 0एशथांडथशांण (550) 2 भा प्रॉशिए॥] 07 ए6 #८कव5. 
वा6 6घवाव928 श6 3ए४००]७ 00 06 ए८३5 972-73, 977-78, 
4983-84 270 987-88., '"फर८७  7७॥000008ए #€ंध।0 [९56 
€छत965, 0/शा (शातल्त 35 6 0गीटंश प्राल्व000089* 85 
ए०6९॥ 0णापर€6 ॥॥ ॥06 00 णांग8 ५९०४०॥४5. 


एि९००णा ० 06 एडएथ। 07009... : 237 


पल एकछधांड जे (लए 850॥79/९5 


3.2 (30ण8 बिएाया : पगञ6 047/ीलंगे €४तश65 धर 085९0 0ा 4 
टक076 प्रणागया ठा 2400 ८0765 एछश 2०एाॉ8 ए9शथ' 08ए 0ि ॥प] 
धा88५ भातं 200 (80765 एश ९८४७9 एथ 08ए णि फ्रँशा 0285. 
6 एएश्शाए गा6 ण ॥6 0856 ए27/ 973-74 85 96९॥ 77९॥ 85 
(6 एश 289 >-7आताफि86ए6॥/ जरांला [656 ९४076 ॥075 
[9ए6 068॥ ग्रार्श, जा ॥॥ 8एश7826९, 00॥6 ०0एशञाए 35 8 श]06, 85 
एथ (6 ]२७७ ॥078९०]6 ००ा5प्र]णांणा ०:एथावाप्रा8 उणए6ए 
6 207659000॥8 ए&श-. 

३.३ 720रशा+ए ॥ा6 गे प्री 885९ एै९थ : 7॥6 [98९ 700९ 
(979) 067760 ॥6 90एश॥ ॥76 35 ॥6 9श ट्व[ज9 €डथशााप्रा6 
[९९९ 8 जाली ॥6 ८७076 7078 प़रा6 पार 9 6 08835 07क्‍]6 
धानादांब एणाइपाएणांणा 248४6 0 973-74. प0॥8 
ज85 €्वपरांएब6ता 0 75, 49,09 ॥70 7२5. 56.64 एछछ ८व०॥9 एश 
॥7णात लि एएणशा 370 एव 285 765962॥ए2)ए 80 4973-74 
[7025. 

३.4 शैशीक्राणत5 ; 7॥6 ए90एशथए 6 50 6607760 ॥8605 
प080772 ०ए० ॥6 0 88 ८88 0 टं08265 ॥ ॥6 [06 ।2062]5. 
ग्राभीए ॥6 ज00596 9706 ॥065 85 पड5९त (0 726८[ ॥6 
[7706 लाभा2०5.नि0म्रटएटा, [#एश४ ०णाइप्राएणांणा 669भ0 
१&7ए९१ ग0 ॥6 'िश्वांगार्न 4400073 59050 05 (९५७) ए/88 
7800प्राशाव्त 0ण हां5 एणए086 097 8 90707 (ा0णतफ ० 
चफल एगणाल्का गाव छिगनाांणा ए॑ ऐए0एशाए 44॥76', 
(एलाए्थ्टारड श॒क्षायाएहु एंशंशंणा, शिक्षात।2 एणग़ा7गरञं$४0॥, 
0एथा०श०, 984). [॥6 80097 6707फ 7९0०0॥र707080 (76 ए४€ 
0०9 [॥706 470658 ण।ली०लां॥8 706 लाभा265 76९ए0॥ 0 ॥6 
700. 6 वंज़ांलों ज़ांश्थेड ०0णाउपरफ़रांणा वेशीक्षण गरिणा) 
]५.५5 ज95 60िणा0, ॥ पक 6 00 96 एथए 2086 40 5एण 
[9065 290 ॥९॥08॥ 9४85 प्र520 0 80][एशा॥ए 06 70एशए ॥6 0 
[76 ए८85 977-78, 983-84 ४70 987-88. 

3.5 गाल 80[ए5गाशा। ?-0९०९0प€ 0िः 56॥9/72 
ए०श्शाजए ?0फगगाणा ; व णतश 0 शाए& ४ ॥6 ९॥गंगरा#०5 0 
6 ॥रणा/श 07900, ?2]भाएंगर्‌र 00ग्राग्रांडशंणा 485 0607 7रभेट8 


238 : १/४॥8ए८2८ 7९9 ,47775795॥9 


80[0शग]था। ॥ पी€ िाणानांं 376 8प्ाए८ए (5७) 088 
0 तंग्रांणएांणा ए ॥0प5९॥80]05 9ए ८णाइप्राएणा! €#एथापाए: 
[0ए2४, डाली था 30]ए57थ7॥ 35 980॥ €। 00 06 6065529 
06९0४056 6 38शा6एआ6 [एाश्धेल ॥0फ९०00 टणाश्पराफांगा 
छएथाधीपार 38 ९शगागरत वणा ॥6 55 0999 8 तंशिया। 
गण ग€ 38श6296 ़ाश्याल एणाधश्प्राणांगा €डएथाोण6 
रात ] 6 िशाणानओं 4200775 89805 (४७). [। ण85 
९0णाशंक०१ (लडा906 [0 ॥8ए6 ०0एरएभांजि।ए 028ए&था 6 ए०0 
588 0 0898 ॥ 00827 60 शाइएप6 ८णाशंडशशाटए 708एछ९९] ॥6 
(0 गएणांभा। ०07907९॥08 ० ॥6 एछोॉ976 7006], .6., ॥6 
एएा-0एणए 08 (985९0. ० १५५७) भा0 णाइणाएाणा 
श०नाव006] (988९0 07 १.५5 6989). 7॥6 छा0०९९ए९ 00760 
॥88 960॥[0 80[05॥6 €जएथशाताए ]0ए९।४29060 ७9 ॥6४55 
णांगि॥][ए 8८058 2] >एथायॉणर ०985565 09 8 4९0० €पृण्थ 0 
॥6 ३0 07 6 04 छाए ठ०णा5प्र7णरांणा ०एशावाए८ 
00भा॥60 ॥0 ॥6 १.७५ 00 [8 000060 #07 ॥6 १७७. १॥6 
0०0॥२७७ 8७९5 ए5 प560 0 तल्ांशाए ॥6 3त[]प्रशाला। 9९०० 
णि [6 ९डध925 एए 0 एलब्ा 983 0 ॥6 ॥९ए १४8 5९॥65 
88 06९॥ 5९१ 00 06 987-88 ०५४96. 

3.6 पढ़ ए0एशाए एकर्णाशांगा 45, 75, 6४ध॥8९१ 09 
१एएज्राए ॥6 प्रएत॥6१ ए0एथाए ॥76 ॥0 6 ०णा०श०0०7078 
१0४5४९०१ 58 तांडाणांणा रत #0082005 97 ॥6ए९६ 0 
एणाशाएांणा ढएथा९ाणठ, 0 8४गार/० 6 वाल॑त॑शा०8 0 
ए0एथाए 2 हाल 98986 ]6ए९०, भीना0!ं३ 90एशाए [65 शा0 [6 
भुधधधाला। 205 8ए6 96९॥ ए5९6 ०7 6 5986 9०००ंगि० २७७ 
050० 00 ॥075९४००5 एए [6एश४$ 0 ०णाशाधा]ए0 
छशाताएर पांणिएए ३2055 ॥6 89865. 4]656 0०गगटांशं 
९५865 8८ [7९82९7/60 ॥ 480654 270 2 65762०[ए८५. 


शाह पा ?0एशाए #रगावाशा णा 

३. पल ग्राबा00008ए गिी0ज़०त ॥ 0गीलंग ६४॥॥2825 र्णा 
ए0एशाए गाभांगाव 270 20 5086 [0ए8]5, 85 07020 870२6, ॥95 
7णा 29660 एछए 8णा6 88 वाब्कूणणज़ांध भाप ध्शशा 
90 0५08४6 वा डांसाएड 8 लएा०डथाक्षाए8 छांगिण० ० गए॑एेंधा९० 


ए२९०००॥ ० ॥6 एड़एशा एा0पए... : 239 


ए ए0०एशाए ज परत, 920, ॥6 प58 0६ 8४86 6ए९ 6४गा865 
ए ए0श्थाप् का थीत्वा।ए क्शा 7650प0068 0णि 90एशाए 
शाह्रांधांजणा जा०तशाभा।॥र8 ॥88 #200शा। हांड 06086 वं0 
डीक्ाएश 0-05. प्रा8 8868 ॥9ए6 0800776 एटए इथाआए2 ४00 
शा 6859००ीा२ए९ €शाप्रघ४5 0 ए920०ए४०ए, रिवछा९४६१/भा०ा5 
(8ए8 96९॥ 760शंर९९ रण 50786 707 (6 506 00एशाप्राशा$, 
5005 शातद 828067रांटंधाड ॥8ए86 50 उ्यं526 ०070०७0ए४)| 
भाव ग्रादा00]0ए॥आर८ए४ 55065 ॥॥ ऐंड 762०0. ॥॥6 8007060॥ 0 
परधोणिा। ०80076 प्रणा॥5 भाव 560 ०0ाइएणराए/0 08878. 0886 
ए€बा ०6 वरनलशिशाप॥ड भात॑ पा।िा[ए 0 06व905 82085 (68 
5928 38 350 ॥6 छाबला०8 0 गत]ण्णाएए 06 55 तांइाफ्रणांणा 
]2ए6 0९&॥ ज06ए ०076९560. [॥656 भ१0 0006 72960 ]55065 
बा तींडइटप्ल्‍55९व व एत9( 000ए5. 


पृणा 8988-7४ एक्का (0०ण्ड्णारए)्॥0ा हि 3४ 


३.8 [96 ए9०रशाएए ॥76 ॥85 260 भालीण60 जप 9 शांप्शा ०४०९ 
पा धार (06 ८णा०5एणावााए बीनावां॥ ०20ा5णाफञांणा 7458 
लि ॥86 एथ८४7 973-74, पफ्ृ& ए90ए2०॥ए |6 ॥6205 (0 96 ए०048/९0 
०णछाांग्रल 0 नाधभा86४ गा एछा0० [९ए९३ ॥66एवा 0 6 
०णाडणाएणांणा ए ॥6 9९0०ए6 धणणाते॑ 6 ए0एशाए ॥6. 
एछड़ुतबााए ॥6 ए0एशाए ॥76 0ए९ धा6 शा 96 006 ॥ 0 
ए8५5 : 


(3) 76 ए0०एशआए ॥॥6 85 68878/00 0 ॥6 0856 9६७३ (.6. 
973-74) ८भा 9€& पए0४०० कि टाभाए65 0 एा०88 
0एश।॥776, 

(9) & ग69॥ 90एशाए ॥॥6 स्य 06 ९१९०ए|४८त प्िणा 6 
[968 2ए999]6 605ण्राथ €|एथातॉएि6 इपार८१ 
099 पएड्ञाह ध6 [॥0060ए8 50226860 9ए ॥6 498४६ 


700०८. 


240 : १(४१४ए८८४ 7९3 375॥9388 


पका ! 
पिणाऑटा शत छलाएथा2९ ए ए0फ्‌ण॑भाणा 5श0त्र 90एट9 ].4060 99 
53/65 [98३3-84 (0#ल॥ए २७९25८० सिधयाव८5) 





एिाओं एडए ए०्णााल्ठ 
50. 3७८ 
२० ५ 2९2० पए0ए- %386. 0० १४९2० 
4.25 $ [ 305 ]95 

0 (0) _ (2) 0७39 ___4% (3) (७09 (४7) 
] &008॥753 038065॥ 64.4 387 407 295 205] 364 
2... 5530 44 9 23 8 49 226 498 23 5 
3. जरा ३29 4 54 4 364 370 3655 495 
4... एणुंगवा 677 276 79.9 3773 876 243 
4... विश्ाएभाव 6 2 5 2 55 १69 27 56 
6. वंपवलोडों शिव्र065॥ 58 4 0 03 80 6 83 5 
१. -्णणए & दशा 84 64 22 58 03 ॥63 
8. रि्राज्राउ८5 02 9 37.5 347 292 7376 350 
9. लगें 55 9 267 756 304 7.5 268 
0.. ४40ए४8 श868॥ 278 0 503 369 3]] 2549 462 
4.. शिवा 4764 दी 5 5509 233 2320 34 9 
स्‍2.,.. िथाएपः १33 3.7 06 १3 8 9 323 
(3.. हत््ीय जज 39 33.7 04 40 40 280 
१4,.. 09554 ]077 बै4 8 304 293 व॥8] 42 8 
॥5.. एफब0 337 309 007 280 244 338 
46. एिगुकाफि। 05 0 5656. 22 264 ॥262 342 
77 ॥शणा 00 447 6 क्व]्‌ 526 309 2002 396 
8 वफुणर 46 23 5 095 396 534 230 
79 .. एप्तत् शमकल्नणा 440 0 46 5 906 403 5306 45 3 
20 शल्‍ल्त उ्थाएगे 483 9 43 8 42 265 225 392 

2[. िबहगेंभात बाते 2] | 
छण0 परष्या।0०४८5 79 474 744 [77 323 27॥ 
4] [0॥4 225 0 40 4 4950 28 2700 37.4 


०८६ ((). पह6 ३७०ए८ टञग्रात्वालड 6 देश्ाएलत छए एशए पीट एणशाए [/76 ण रि, क्‍0] 8 फल 
ए4ए॥9 फल प्रातताव जि छवे ्च5 बाते पीट एएएथाए जाल ० एड [[735 फटा "छा 
एथा एणाएं 7ि पऑआ क_८2५ 2 983-84 एतएड"5 ०णा८5ए0०707९ 00 पीट एटा 
पराल्5 0 7६ 49 ] 6 एड 56 6059वलाएवेए जि 973-74 


(2) पल प्रणायणटा ॑ एलाउणा5 एल०जए ए०एथाए (4057०३९5० पद क्ु०णणेबाएा 25 07 45 
2०), 984 


ए६एणा ० पी सडिएशा हजाठएए... * 24] 


व%6 2 
पिण्प्पाफश बात ?टएशाआ326 ण 20फ॒॒ग|ंगाणा छि०छ ऐ0सटाए ताल 5५ 
508/05 4987-88 (08299 7२९३९०७६८० 750९5) 

















शिणयग छाछा (णाणगा€्पं 
5730. $[46 
7९० ५6 226 ए. ४3856. 7२०. #& ९८ 
>05 [205 ]95 

0) (७) _[ ै (2) (3) (4) ( 5) (७9 (३97) 
. #जवगस्‍व 2906, 453 [ 33 8 426 26] 957 37 
2. #फ्वा 50 4 245 25 94 529 228 
3. शाव्वा 3003 42 7 364 300 3364 408 
4. (0णुववा 56 2 272 7] 3429 733 8 4 
5... म॒धाएगभा। 335 ]47 47 व]7 782 36 
6. मकाशशटाण 966 44 97 0] 24 45 92 
पर. गंगायाएं € (4 च्यायार 84 45 5 4 84 98 व3 9 
8... दिावशदव 702 8 35 9 337 242 (43565 32| 
9. डदिदा॥9 374 6 4 4] 6 393 490 470 
20... 7॥0॥एव 03065॥ 494 0 4] 5 309 273 2249 367 
]]... शैक्षीक्षाइआ वध 66 9 ३67 472 70 शव 292 
]2... 075५4 24 2 48 3 3409 24] 435]] 447 
3... शा] 9.6 72 43 72 3 9 72 
]4.. रिख्युभ्शीला 805 260 390 494 995 टव4 
[5.. शिया उपढ्ठतए 438 4 395 385 205 7769 328 
6... पाग शि9फ6डा 3734 372 752 272 4483 357 
47... शब्डा उटा2था 337 2 303 363 207 735 27.6 

]8... शा 8965 
& एा"5 93 ]8 49 47 []42“2 77 
ह0 ॥0॥4 959 7 33 4 4470 20! 23707 * 299 


०८5 (4).. ग6 900८ €्ञगरा्वा८5 श6 प्रशारट6 97 एथआएट ९ 90एश९४ 776 ० रिड 43] 8 फटा 
ट्यूग्ाक एुश प्रणाएर लिउणन खब्व5 20 452व फुय व्यूनॉ३ एच प्रणाएं लि एएश॥ 
8035 80 987-88 फ़ञगाट८ड, ९णा८5७ण/०॥४8 00 फर6 ए०एथए 6505 49] ध॥ 5 
56 6725थ्यारटए गि 973-74 


(2) वह ॥फ्राएट ए फाउ05फ20फ फणशशाए ॥॥6724250 ॥06 फएणैगाणा 85 था [5 
300, 988 


242 : 34993 ए८टा 8 /4775#93598 





0 8,शाशा आप 796 एशशञाहाश* 
>एक्ा धइ्रछुबढा॥8) 009०, [993 


०७, प6 4एथांट्वा $५४0॥॥  ॥8ए 96 विलाा& ॥5 आांददिए 
था३४।४प४९४ ९ए०. व ॥ ॥0एकट-एा0ए०ंचाए 65४४३ए धरांड गरणा॥ 
ग्रशाब8आाशा। एफ ए९७7 #. 7)द८६8-+ 5527/5 चित्रा 4लाशंट्द 
का #6 ऋटाएंवे 4/ (82, ६72 ६/ 002 णी #06 उशकंवा 0778 
20008 का #88/07 #द्वा 02८0" 0०07 ९५९४५ 200 #शवा5 ०7 50. 
शिव॑श' बॉंडटा55९६४ #॥९ जो ् ८काफ्राप्ारंडक काव॑ 202वदाएाः 
7० (6९ ४07०7 38९ दमा उबएछ धाचा 2ए/ववाएऊ॥य व 9९ दि0% 
॥8 4680 68 ४४६ ४६७ ०0॥ ““7॥९ 00८ क्र 9९ ८व्ा 9८5०० ०"! 
॥९ #77/25, "7६ ॥#द/ ॥€ #ठाव हादा रो शाश९ 707 ॥7९ 
शहशाई 7९ हुरटकाशा। ् शबाएर०5, ० 9०४, तीउ०ठंदां बाद 
८८0॥०४४८ 5#प्रटा-९७ ० 70 सट्व ८०॥८८ा5 बा 59572॥9, 
॥#07/408४2॥95, #प 9९ दां#शिशा। गीका बाए॥#पंह 7907९ 70449 
#ाध/॥65, ?? 

(आह पाए [ दषा0। ध7486 84.4 कशंट्व 7 (धर: 77९ 
22020 है| 7257श८7 ॥0 बल्ब #की ॥श0 लावाटाहु८5, 77९ 
40॥09/ (0 बा बृच॑ंदा॥, 40 चेफतएदा?ए दावे फ्ैशुश-077952, 75 
कीशशा। ते 507 शा बा ८दका 096 €फ्रड2वें के उ>टणटावा एप 
भात6 हा #०5॥॥, 

50 परइधा०6, शा ४0800ग्रॉ2, ॥ 20 8॥0]९ 0॥ 20005 270 
(0९४थ०एपाथा5 ॥ 4क्राश7टव 5 97४४7४8८5७ ४2005, ॥0085 ॥॥9, 

808॥655 ९१ए८४४०॥ [॥ पाल एतरा26 565 45 70 5900; 90] 
॥6 ागंट्पणा 376 [6 (68९०९ ॥०005 0॥8026 ०0098879 
१५ 8 प९९त६ ॥गत 896 0709087655 णाध्वाए6.?? पृ त8ए 50णा0 
8 शदाए (भार इ।एत, एती ए00 2008ंतशा ध6 एगराणों गिवा 
506 0६ #गहां०४१३ ग्राहुता 20900920075, 5एट। 35 5695 धार 
*, 48 श्णाए पए0पए्ठा, (प्रट56 णा०८ ॥र7982780]8 92॥8॥0॥05 


+ ०68 ठा एफ एपांआाल 599, (8०, 993 : 243 


३ / 
धा6 डप्शशा।ए [0 7श6ए शाइशरएट5 ॥ 6 8086 0 धाणाए 
०९०7एथाणा गिणा शा 207एथा28 पभ॑, 0 (656 त9ए5 0९ 
गए0 लाभाए०, भर छाण्णाएु 00 98 ्रापजी ग्राण8 बहा6 2 
06ए९०एफञए भाव गर्भाएशाए छा०्वपल5 भात इरएांए85 00 प्रल्ट 
00०7४णाहष/ 78९08. 76 5डार्भीाश ०णाएथांठ5 ॥एएभटाएपए 8 
70798 ॥6 68827 (0 27फछॉ0ए प्र०ण (807स्‍090९४ धात॑ 8970480065 
परी गीला ७६९०एाए25 69760--+ 9पए57855 5000. 

()॥6 ० ॥6 8४४68 98065 40 5९6 टाक्ाा26 ॥ 37शाए4 8 ॥ 
पी6 क्ाईड, 79322, गा पए्रांतुपटापए &#आशांएशा लल्था0॥, 8 ॥6 
एशउइणांगरिव्वांणा ए ्राठट्शंब्थ्वाणा, मै ॥896 3 92०:७ ०0 
8ध॥068 00ए0९०0600 0९ए४2॥07977श॥8 0 9208079!॥॥68॥7 ॥76 822 
9070. 

धा०ा१ट 30097, [6 घराधा ०] ०प ०0एश, 45 ॥8 782580 0 
॥एछाण्शंडशांणा जा पल 79987680व7 ०0णा, 6 7९एगणॉाणा 
826 (शछ6एं४0ा धर्धाहआआंइडंणा5$ 85 गरा३व6 गा 6 ॥708 
शि7005 8086 ॥ ॥6 ए०070. [फ॥्रांड $ [08 भाणा।& ठरभाए6 ० 
6 8 जाभाए०४ ॥98 णिप्लछशा 58५5 भर शेप? 0808 ॥ ॥8 
0]0. 

एज्ञांला एथायंग45 6 शी 4शीशा) 00000 006 ४४, 


+]36 700 66८2ए९१., २९ए०]ए॥४०॥7५ 00 700 20 99८एफ्रध0. 7? 
--9.7.09 


244 : (४॥93ए९८० [९8 /&॥58579 


[8 (॥कांथिाडाएओ (0 800 शा। रात 


खिशए 6िफ्न 7णाताल्त एडथ5 ॥ ए८डांठा प्रांडझणए धद्मठ& 0०८ए5 8 
भीगए गधाएगा।शांणा, शांफ्रा। 3 6 शाणा १6०४065, 
300०४ए-नं8 जरण[तरएाथज, [8 7880 ए/|[फ८5, 85 500०४ धभात 
एणाएंटव ४प"फाठ, 78 ॥5, ॥8 #ै2ए ॥एीणाइ---+6शाशा 868 
॥88|६ सिपिए एलथा5$ श तीशल 5 8 ॥0ए एणा0, 470 ॥6 9४०एौ6 
0णा गा सथा0ं ९एशा गाइशा।2 06 जणा6 ग] शादी पीथा 
शिभातएभलाड ॥ए8680 970 ॥0 शांणि ॥शी 0ज 9श०्ग5 ए' प्र 
00. श& बा ८णाआ(ए सह ा0णशा 5एणी 8 ॥शाउ/णिशीणा. 

()06 इपली। ह050 ग्राबधांणा 00टण7206 ॥ ॥6 4॥॥ ठ९्पए, 
जीशा 6 जल्डादगा एणाीव इएततथाए, ४705 0एथगांशा, 
0९९४6 व्या।श्त गा 06 ए7९ए लए, परथ्च० ए85५ ॥6 धगाशहुाए८ 
0०706 थं(ए छणं65 85 (06 ॥6ए 0077 5024 20855; #6क्‍2एं९५9) 
0 [णा९-तंडभा०6 806; ॥6 ॥778०शशा०० 0 6 00फांट, पक 
शथायारा।[ए ए०शा ॥०ए शरगा[ा।?2टण2; 06 70ए 9भं॥0॥8 ० ॥6 
अंशा55९; धार जाति [0 47506 गि०णा 77600829 88 ॥6 
तिषशात॥ंणा 0* म्थ्ज ज़ांडत0ा; 76 ए९णज णाँशा एांए्शश(85 
(बिलाए वर प्राणा्रडथांरड ॥ प्रीशीं एणर्ग 80800, 88 6 
"थधा।हढ 00 टप|ण8; ॥6 ॥०ए प्राछथा ॥शीट्ांएएप5 0०0९5, ॥6 
90गरांग्रंत्शाड बात छाथाएंडट्था5, 6 ट्यागरंश$ 0 लंशांण), ए 
हि्थांतह, 0 उजापएथाए; शत जाता 3 टिज त608005, #6 आती 
गिणा[ ३0 ॥6 एथग३8८ए०॥३, पंत 026 लल्शा।?2 8 ठिप०ए०क्ा 
॥॥श४ए८, 

एच फ्णातालत ए९श5 [807 [6 765 क्षार्ईणागरशा0णा] 90 
99०8. ॥ ॥०एएशा९त गा ॥06 60 एल्याड 9#फल्शा 0एथाएश875 
फिशकाएत 0 एपंगवाए शांति गर0ए४76 छ96 शाप जगत व (6 
शा॥्त 0000 था 4455, शत [ एगश'5 शि०&्डाशा। रिटणिगशीणी] 
॥ [39[7. पृफ्तालड७ काल त6 एथ्थड 0 ह6 9055078 ० [6 


[४ ए३एशीडा 00ग्राह 0 था शिव ?: 245 


रिशाशंड58706 (968078 92&ए००७ा 470 970 500 गा 709706 
धाद रत्यांट2); ए ॥6 इल्तांडइटठटरडाए ण शध्ावणाए); ० 6 
तदांडट0एलाए 0:/प्राला९४; 0 6 विड इप्ाता।ए शा।ए (06 509थांगा 
गाशि।ाज) शा0068 6 0 णाशा (2९05; ०॥67शं।एरथात07 ०॥6 
80079 0 शाधणाए भात जाती ॥ 0500०770 पवणार गे एशाशत; 
भा 006 ज्ञांप8४9छा8०90 3009607 ०0 4970 ॥रणाक्ष३5 7 (2 
'ए€ड, छाण्संता।2 8 709 28४6 00 ०07एण॑ंा0॥. 40 8९थ॥, ॥0 
0०7९ ॥शणाए  ]520 ०06 ९४४४ए ॥8ए6 9 2780 (8 ए०070 गे 
एागंली गांड शाधातएभरला। ॥80 ॥ए80 00 4900 ज्रीएंजी ग5 एधटा5 
क80 0९शा 0णाग. 

6 प्रढ्डा #क्षाईणाए।्रांणा 068श ॥ 4776-- ॥6 ए€श्क ए 
(6 8पथां०शा रि९ए०७४०), 07 ५४४॥?$ ०7००७९९ 86€॥॥॥ 2276, 
शा एस 66997 छशाधा7?'5 शेल्यप्म 0 रि8णा5, हें टका6 009 
2०7टाएडांंणा 40 एटश5 धिंथ, 2 एा३/०700---40 एथशा5 0णा॥ग? 
जाला 2] पग00थ7 "8757" जार 0णा, 7ए7729 7286 एट05 
बुआ, 20्रापरांडा।ओ, धात वाह वाठपशांश रिएए0फणाण) 
आआशा280., प्रक०४8 40 एडस्‍_5 कातवफ्टलत, गंध ढ्िलटा, 8 प्र 
डलिपातथ्था टंजीरिवाणा, 58807, 70 06 [शंत३2 77 7820 ०00०0 
ढ88फए ॥9९76 06 ज़070॥ जाली ध्रांड शाव0.9व०75 ॥80 [ए८0 
घाव वगरा० जंजा पॉंड ए9ध०ा5 ॥80 068९॥ 007. (076 ॥86 (0 7680 
70२८5 (00 647 43000  र्ध फ़ण0. 


3 शिफा 98 


0 ॥॥76, 200 फछ्वा3$ शिला, 8 882॥ 5चटाी 3 एथां00 ०0 
प80077907., (079 ॥#5 धं6 ॥ 5 90 ०077780 40 २४८४) 
50०९५ शात एफ९४८४ए गं४0फए, ॥70660, 06 0॥6 जित08॥7९079| 
ला०9पर2९8 5 परध गीलल 45 70 ]णाहुशआ 3 “/५६5ाह7! गाडठाप॥ 0ा 8 
“एल?! ठंशीगश्यांणा, 76 5 णाॉाए जणा[व गरांडणज भा0 
ज0]6 टांजीरिशांणा---6 टठभा०0, ॥0 96 5ए6, 07 छ€डांशा॥। 
मरांडगए.. थात. रब्याला.. गंशीशभांणा,. शालनालश 8 
पर्षाएणिक्षांणा 968थ जञत वाल रगालाएुदालह 0 ॥॥68 गिड 
पणञा-फ/९४८९व॥ ००0पञ9, उएभा, 85 8 श्ाल्या ९टणातगरा[ांए एएशश 
(9 5, भ०णा0 960) ण शांत ॥6 विश ९०0ग्राण्गाश (8 5 , 
जाती पाजणिएा0 96०0ग्राए टथा) 5 06७6806. ४४ ०ए॥) 


246 : (०४१8ए०८८३ 7९4 /५7॥[05व85078 


९8॥90886 ए0ण0 98 ॥6 &्रथांध्या ा., शा ए एांएश5 शीश 
जछणा0 फरक्वाए, जांएणा ए8ए6० ०एशए।ालशंणायगाए 4गरांत्शा 500!02 
[6 ॥0769 600 थांशाएं 8 परारशशॉए---8फालाताए 8 छ0ए0 
]9896 7806 3050]6]ए 90 इशआ5९ जाए 25 एर€5 €्गंध 2 2 
था ए शगाव एछत्य 7. 76 छा. छा। 0 शांशा, 370 (6 
शाप 6800056 404/ 0 ॥6 एशाा 07 4शा[0९8 १5 एटशाए5, 
हंश॥460 (6 हगांति 40 (6 |ता0ए]९026 50टंटाए, ए४6 भा हा! | 
(6 ॥्रा00]6 6 फीड ॥क्वाइडणिपाथा०णा--नं0860, ॥ गरंड0जफ़ 45 धाए 
१णं१९, ॥ जा 70 06 ००ाएठं€त णाएं 2070 0 2020. 80॥ 
86909 व ॥95 णीभा३8०० 6 एणा॥९9, ९८०0॥09०, 5028, धाते 
पगा0ाक [8॥050878 0 96 0070, [४० 076 907 ॥7 4990 एए॥| 
९887ए क्‍8 26 [6 070 [7 जारी फंड शाध्व20ए9व875 (.0, 79 
श्शाशथांगा) शा०ज एप, 0 ॥6 ए्र00 70 जंदा 5 ०एा [02|5 
ए&8 907. 

प॥6 वि 8त००25४0]. धछशाफए 0 पातटाइंधात॑ पर 
प्रथा ईगतगराशाणा पी 968श7 7 4455 शात [णा९१ ॥6 )॥00]6 
23268 370 एशाशं55क्षाए8 470 6 ७००७7 २४०१6 ए35 704 ९एथ॥ 
बाला60 पी 50 एशश5 थिथ, णांए 6 (०#माशाएद्ा।ंटड ए 
(09थागरंएपड (ज्राा/0 969एछ96०॥ 450 270 54), ]४४८॥9ए2८॥75 
उ॥०//क्रट० (प्रप000॥ 53), ॥(0०09९।४॥82०॥05 5 0635 ध0 
परश्ाइटआ०0०॥०९ 6 थ एशाश्ंडडआ02 शा ता 6 ०्टी77 07 6 
5ंजञा6 (॥8०९ (छभं20 7&#ए०९०१ 50 0 4542), 800 ॥6 
7९6580[झञवदा। 07 [6 एा०ाए रीपली 7 ॥6 परगातिश्ात6 
(०णाला। 0 96 5305. हाजरकिए, ॥6 ॥65 ॥क्षा5ष0ि907-- 
[6 08 हश 0०८णा०0 200 ए८श5ड 380, पश्माध्ाट6 | 09 ॥॥6 
जिगञशांएा रिएएणपाणा--ण३5 विडा परपंशड000 भातं धातए226 
00 एशशा8 ब्रश, ॥ 565यं5 00 70०4ए०रा[65 20022) 
छा 4क्रशाटव, जा।शा 0/ए8०॥ 835 ॥70 840, 

फट भा 4008ए7 ब्ि था०्प्शी 80एशा०८व३ उग्रॉ0 48 ॥6५ 
2095-एज्ाधीड 30ठ०ए--+20805९ (6 080५9) 50९९५ 
5 60ए हवा ---0 ए6एां2एफ 30 76एं56 6 5029, ९००0०॥॥0९ 
बात एजञाल्व! परांडाताए ० 6 326 ० ८ए0॥857 370 ०0 0९ 
ग्रध0॥-886, [0 65९८ ए्री॥0 हा 905-०2[जॉ5 फएण0 ॥56॥ 
जग 000 जा 5, ॥0ए2०एट८, जा! एथए गंजःआ, फतह वर 


[8 (जा) (णाग्राह 0 27 शि0 ? : 247 


(०९४४० जाी। धां56 शाप र्06 6 छा9 ॥०ए55065 जा] [6, ए९ 
९37, 4 ए८॥९ए९, भा९80ए तां500एथ जाती 3 परंशी 06९०९ ०0 
एाण0ग्णा।?- 6 तया भै50, वी प्रध्ाए धाड85, त९०7४०९ जात जा] 
70 ज0णएँ, छिपा “क्ाउज़्श5? श6 गा प्रात ०8४८5 डी] भ्राठतशा 7 
॥6 हर, ॥6 णा6 एंएु झ6 ध्या 06 उपर 078 ॥09॥ 06 ज़ण]0 
ध8 शत शााध26 गिणा ॥6 एछा68४छाआ €शाएआशा। 0 एश०८४, 
0 एशी65, 07 850०४ भात॑ 8220707स्‍2 आापटाण63, 07 9०0०7] 
९०॥००छॉ5 थाते 5च४९॥5, 07 ज़णा0रां्प्रड, जा 56 तंलिशा 
चिणा धाशााएए भाएणा6 4098ए वशां65. छठ गम 80॥6 
धा6३5---भा0 €४०6ट८ांड्राए वा 50069 धात ॥5 छाएटाॉप--ध४ां० 
शातत5 ॥3ए6 36486ए ॥97970०760, ॥शन॥व 6 ग6एछ 5006०४९ जाती 
96 90॥ 3 गणा-80०ंगीड थात॑ 3 छ08-2८2ए9ीॉ5 50०४५ [5 
एबटाटडीए सलांगा, 300 ॥ 5 ०शाथिा। 50 (9 8 [एांगरधफए 
76500726 ज्रां]] 06 [0फ6026 भात 90, #श2९ ७, ॥ जग] 8ए6 
60 976 3 502 ांडॉए 0 ण॒(9भांरा0ा$, [॥ 90॥॥05 ए6 49०6 88809ए 
जां060 पिणा 6 400 ए€.85 00॥650ए289॥ 79/0॥-8286 [09 
एांणिशाशा | जाला पा 7रधांणा-5४6 जी 068 णाढ शक्ञौष्दा तीधा 
6 प्याज एगजाठवगऊे वाव्शागांगणा, 7 जा 76६ 8 
९079०07--भांध्र0०ए्टा। शव] 3 76ए ०णराए0श॥--नंत शगाक्ष  ८०॥। 
॥6 ““फ08-८०४॥शीं$ 909, 7? 8 5एडंशा) | शा ।भाह90॥9, 
76807, ॥रधाणा-डशंवा थात॑ [003, 906९0 [09 आाएटाएा65 
००779866 93870 ०0658 

पृफा०४९वं॥295 8ए6 28९90 ए 0०2८ए7९०. ॥॥6ए ८४॥ ॥0606 
०96 668०7066. 

(गए 20 7९925 9280 “€रथशफ्0०0ए7 [ा6ज़ एक 8 0४- 
टभूगॉधिांडा 800०५ र0०प्ग6 96 एज ३ शैथरांड ०णाए6ं0ा, ० 
6 9 [एज 4 3 502०ंीडा 500०५ 45 ॥6 076 ताग्र्ट 06 ए6:। 
30087 ३5 70 80782 00 96. छए॑ प्रा0ड[ 0 ७5 380 [0फ--ण श| 
]68६ 5९७॥56---8 #6 0९ए6]0960 ०0ण॥7768 ध6 गराएगा।8 99०५ 
विगा गाज़ांप्र ताक ०००१ 96 <भी6१ “€शशॉधंआा. 7? १6 
ग्रधा:ल ज्यों] इणलेए का) 6 लडलिलाए वध्ट्राऑण 0 
€००००ायंट 8ल)जाए, छिए 358 3 5006७ ॥6 06ए९००९९ ०00॥065 
[8०९ 3स्‍50 2९४१ए ॥0ए2९0 ग0 908-०४|शिींडा जाती 76ए * 
2]855657?? 3970 3 76ए ८९ह्ला४ (“7650ए7८6.7 


248 : ४०४१४०९८८ ९4 407578898 


(क्ाॉधीड ४०2५, 35 0 988४८८व ॥ 6 490 ०श/एणफए, 85 
00ग्रांग्रव९व 87 (ए०0 802०४ टॉ955९5: 7॥6 “ट३जाशीडछ5,” ज्ञ0 
0प्ञ760 गाते 2णाएए660 ॥6 7र९भाड छत छा0त॑प्टींणा, भव ॥8 
'जणईशइ-7 प्री€ अतउगहलाइ ल्थाएशाए >९०४॥6 ॥6 
“4तिएशा?? प्रांतता& 2955 38 3 7287 0 जाता ॥85 980 ०४९० 
6 “छा00फटाएणॉ[ए ॥०एणैप्रण7'--.॥6॥6ए४0०एा०॥॥9 062थ 9 
(6 एथए त6 0४5 0697॥ ॥ 883, 880॥68060॥5 णाप्र॥5५ 
0 €एशए १6एर20फ९त ०0एणाएए आणाीए ४टा ०व फ्रआ गा, 
हका0पाएं 3950, 6 60ंपणांधे जगापश-नाए आाएश 8 
+जतठाहिांधा! एणए गत “[990ए१-.-56६760 60 60॥रगा॥0९८ 
एणा।ह5 270 ४००९५ जगा ९एछ०ए त6ए6७]0960 ०0फ्राए, ठि0 वीक, 
जांतरि॥6 जा56 0०06 “पर82०ग्रवा76ए0णा०,!  906-ए0०ीवा 
ए्रणाएलए [ए प्रधार्प9णणााए 00३7 7990ए 068थ 00 662८6 
0णी। 7 प्रणाफश$ भातं ७एशा 706 व 90ए९८ शाप डाए5, 59 ॥6 
शल्वा 2000 धाल& जा] 988 70 06९ए७००९९ ८0णाओ जा ज्ीांटी 
पवता।070व9] तथा प्रधताए धव0 प्रण्या।ष्ट 0005 8८20फ7 
पा086 धाधा 076-8ंड्री] णा 06-थंशा॥ 07 ४॥6 एणा[ए 006. 

पल वाधींड जाककाएं 7९8०९त गरं5 ए82 6एशा 
€काश--09ए 06 एणा 0 ॥6 व्शा।ए, भातं 506] ॥0 [शश [97 
एणाह एत्का, 4660850 046 ४08 85 92९॥ 308 0 77श0 77 
एएज९, बात झांत्रजा।।ए ॥6 स[76४ 0 शिणए०भा, 8००६४८थिद, 
(जार, भाव एठा5 पं ॥6 एा्रीढत 8965; 0 $8॥6॥5, 
प॥ए४8०ा, रिीशाबए, भाव दिएएए ग ठद्याशाए; 0 070, 
(भव, [6ए०, ए०८28 ॥व0 #गञाशाणाई | शिाहग्ञंशात; 0 66 
जात] भाव 8ागढांंतढ शी विश्वाए८; ठा णी व शिगरीं55 ता 
०जणा6त ॥6 शाल्यां टवां9ध्राउप ए उ39भा--थी(एफंजशां, (87, आ0ं 
9फ्रगाणा0, 8ए कर धा76 ण॑ शणाव फ़रभ्न त ॥6ए 90 ॥ 0६९॥ 

“60]802099 “फार्तटडगञंणाशे 77979205.77 पक्ष० 86 50] 3 हाध्या 
7809 एशए पद्म ए8096 भएएणा0, ० ००३6, क्षात ग69 6 झा 
एण्ां।शा। 6 7९एञए७शएश5५! 80८९५ 938०8. 3िए (69 १3ए९ 
06८०॥९ “'€8605तर85.7? ८०॥०मरंव्थशीए गि6फ 28२९ 9॥705॥ 
0९३४९१ 00 गाल, प)6 ॥6३0 08 ०णएण400ा एी06065 जप) 
$50 वर्ण, ण एटा त0ठफ्री6 पीश धाएणा, 45 था <एणाणा6 
707९॥0ए. 


[६ (थ्रजॉशिींश (0ग्रा08 [0 2॥ शा ? ; 249 


पृ०तए ॥ 5 ॥6 एशी-ढडांब्रएशीर्त॑ ऊल्याशंगा जि05 श् 
गण<ा&ब्रआआए।ए 2ण्रा70 ॥6 57फएए 760 02क्यांणा 0 ग्रणा6ए व 
च०ए९०7७४० ०0765, ॥7 66 प्राधथ20 98677 99] ॥6856 00705 
0960 ॥9 6 क्षुऑ॥9। 046 20प्रा7ए$ [शि2९४ 7पश्ञा।253525 भारत 
॥60 ॥0708 88 ॥रापणा। 0 6९86 ०ण7एथ7०९5? #४०० 6608, 706 
एथारपटांभए 0ज्राश$ 0 6 एथाडईंणा एपरा05 ८, ० ०075८, 6 
प्रधांगा 5 शाए09865. 7 '502ं4॥7 [5 66700 88 0ए72९5॥9 
07॥6 प्राइक्षा5 0 छा00स्‍000%5 9 ए ॥8 ७7907868, 00॥ #6 ए॥60 
5क्वॉट5. 88. 928ट076 ॥6 वाठठं “इठटांब्रॉ४शं!? ०एणराए 
धा0एणए0---ए9॥6 आग 9शा।2 6 गरठठ ट्यूजॉशॉंड ' 06 85 ए८[, 
ख70 6 थाऊंंणा प्रिस्‍05 धार एएा >ए & 7९णश 7060 ०0 
“टशूआंभा$88 '-6 (80०९।६5५ 0 ३7079॥008 8707]09668 शश0 
पा 6 98050॥ छा065 85 ए6९5प्राला 39] एडॉ5 200 9000 
प7998285. 

कण ल्वूण्बाए ॥7एणाकिा: 6 वल्गे बात ००70गाएगड़ 
+$880फ667  थशात ॥6 क्रडइठाप्रालिए तल्टांइंएड “ड्विटाण रण 
[ए000णाजा? 40989 5 7श67 एशूआ9, 707 870, )0800ण:. ॥॥ 
8 'पा0ज४086.. वात वाईांद्य0 0एी “ द्वशञॉक्षांड57. थाते 
+एा0ठक्रांधाड$,' [6 726एव॥॥ ““2[855687? 07 ॥76 90$-एशूगरॉधिड[ 
50069 का& ((त09]6626 0577 70 ““इशरां०8 एएण[(638.77 


पछह पति ६0 82९ ॥६७80७20692 800९५ 


॥#6 77008 45 ॥6 905-ट्यूगंक्षीड। 50269 068श27 शीणा[ए शशि 
एए0०0 एक्न ॥॒, 800 ०ाए जा ॥6 20॥8956 0 /धिजांआ॥) 85 का 
]080]02ए 9॥0 0 60प्र]णांडा) 88 8 5ए587 तांए ॥ 080076 ९६४ 
पिला ए९०8५6 3॥890ए 70760 [780 8 ॥6ए 97व तर्तिश्चषआ 80267. 

पृफठ पाता, एजाफल३, भात॑ 60070रां० एशांपएणए८ए 0 
४४57, 270 [86 2097956 07 ॥6 ०077रण्ग्रांछा 72877065, एशध€ 
70 ““फ्6 परत0 07 सांडाणए. एल 6 ड80॥ला€डई 0९॥6एश$ व 
॥6 4९6 प्र76 5पा29 ॥९आं्वल 00 7एगए& ॥8 एफ) एं। 85 [6 
56००० 00778. 80 289 800. 990 80 ॥70660 8877 [॥6 
76 07 ०6 76 07 मांडणए- 7फ6ए छा0ए्ट्रा। 03 2056 250 ए2क5 
वि एटा 60777४०0 9५9 3 $९८पॉश 78॥807-- शा 4 ॥98५6 
०४2]९0 “कलारओ इएशा० 99 520029.7 ॥8 गिड [209क्‍6| ए85 


250 ; (४४०९८ 49 /७॥॥5859 


बेंधवधव-२३०९ुए०25 70055680. ॥॥6 (राई ए0]09 ७85५ ॥5 एत962 
तांडी[शांणा भात॑ 370॥6085. 

80 (6 इशा€ 68 व त65॥0ए९० शि३ाऊहांडए 5 2॥ 
060]029ए भा 2ण्ञरांआ 85 3 5029] 8एडॉशा धार 350 धवुंवी ए 
ग्रभतवाए ट्यूज्रॉथांडा 35 3 502९9 णक्‍ंध 00806582८७#. ४0 250 
एल्क्ाउ, ॥0ा 6 5९८णाव ॥व7  0णत॥68॥ टटातएणए 0), ८श[आ9डा। 
88 6 60ग्रशाभा 50०9 0800029. 500 क्ा& 7879090ए ४? 
50028$6060 9ए 8 ॥6ण भापे एटए तालिशा। 80टाढए 200 ए३५ ०0) 
तिए)ताए 800पा ॥6 एण०0. 

फशाब्राट्एश पड एरढ 5008० शा 03, ॥ शा ॥0 96 8 
302ंब/८/ ०06 . ॥ इपढए---0 58ए ॥ 38भा--ज्ात] ए५६ 6 0९ 
प्राधा6/ 98. 6 06  छा0एला परब्टाब्ांगा  एिी €९०070फा८ 
प्राब्शाशाणा, [/5क्ाटाए #(।॥0/ 96 बह बातटभुआऑशाड 50टा69, ? 
॥जा॥70 6ए६॥४०७९३४ “(707-08(/9]58502297??: 6॥5#फ॥075 
0 ९श[ूजॉंडग शां। इपणंए2, त0फ0९॥) 5076 (8.९. 2975) शाध१ 
एए बृष्ॉर बाए्ीशिशा। 7005, 20 #९ करार 5022ए--द्यार्व ह 7 
बपएरबरदं/ ॥श/९--२६ 6;%705/-ट477व57?7 50229, [8 शा 0[ 
शबणाए, ॥5 आापटपार, ॥5 8029 890 ९८०07॥0गरांट तजशाधा।?, ॥5 
830९8 295563, 370 ३5 5009 छाकाशाड बढ तालिया। 07 
(056 9 टा॥ा३08४॥7 226 [6 88 250 ए९४5, 0077॥8९0 ध0॥, 
पराणिा680 870, 270 66960 686क्‍55फ0९5 20770 एटा! 90॥[08] 
एथा।65, 50९9] 70005, 502 ए३][0६ 5ए8४९॥5, 8700 9250॥व 20 
एणाध69 ०0ठपायराग्रशाड टएड४93॥ 280. है 

7॥९ 852 ९८एा०मस्‍रंट 72800868 8 /शाठाणट्वं22, 7॥6 
जल्थ-लल्शांतडु 82एध०5 ध्यी। 08 गधातश ॥6 20८8॥0॥ 0 
ए99॥ 0 छा०वंप्लाए8 प५९5४ 70 “]४90०077'-.6 ॥४४० 7028 0 
9॥-870 20#7-027ए'ए ९००॥०770० 60705 श्यी4तश ८०७5५९4॥, 
शिव्ाांड, ९ए॥०8 9, 0760९0]85504|. 776४ एणो। शा दा00॥0 
+काग्ब,्रताागंफा? दावे प्रग्राएश्वारंणा?, एणी द्कूशाटवांए8 था 
(09९2९ 70 #०४- प॥6 ९एार5शा।तए2 502ट4 ह0एए5 ० ॥!९ 
चा0ए]6028 50००९ ज्गी] 98 कराता 6 “€शुजआाधा57' ॥0:ः ९ 
“मभणाप्श??, 6 (छ० शा०णए5 पद लाबा३०लां226 500९७ 5ं॥0६ 
पहल वातफपांश (२९एणणाणा 250 एटश5 880. 7॥९7४ाह शत 
#।. 82९. घाकाशटबेएुट.. एठाएश5ऊ,.. ा०्रपथव2९ टश्तााा0ट5, 


[8 09एॉंशिाहा) 00ग्रागट्‌ [0 शा लि0॑ 2 : >< 7 


पा0शए2वं82८ छार्गहडंंकाब,.- ब्रा (ागरशंट्व8० €##शुऑशार्प्रा5 
#र॥0 #बवाए2 ॥९ एउाहुए ॥0 ६2 धातगशधं४8० 70 |70द2द/९ 
१5९, #2 #द9 ४76 “टवफ्ॉविहि[?? (शक #097/6 दरा।7ट्वांट टवएप्रेंव[ 
॥0 पा 2बंध्रटाएर प्र४2, शिग्लांट्थाए थे 008०7 जा] 08 धा0/0ए०१, 
शंधाल गांशा।बए त 6एथशांपशो9, ॥ ण॒भांटता०ा5, ४६४ पा: 
ग्बतीधणाह। श१ए007९65, [656 ॥0#/2व62 072५5 2078 ४८: 
चा0शंथ्व22, #0 #2४ *फरट्दार 70वीं ? दावे दवा वाट यों 
#द0॥ # ॥॥7/27/2ए९ ॥९ए 80. 7॥6 €०णाण7आ० टलाब।0॥26 006 
ए05-८4कांधिी8 820०2ां४ए जा 6०0 96 ॥6 ए00ए८ंणए ० 
दा0जा8026 एणाः 276 ॥॥6 [07९026 7००, 

डउिए 0686 ज्ञां] 350 98 8 522070 76.7९8शथ॥धा०९ €/000---+ 
22 607 ““इशरशं०९४ जण28??--ज़ा0 ज्ञां।] [807 [6 7९02८४5४8५ 
९0पटकांणा क्‍0 96 [00फ76096 णाटश$, 40 ग ९एशए ९०0पाएए, 
९ए८॥ ॥78 05 ईराशाए डतए97066 0065, 69 जा] 2078प/6 8 
प्रहुणांए, 27९ ४0ठंवा कंवा।शाएहुर एण #2९ 708-८4[7४६/7४ 50०2९ 
कर कप 06९ 70 शायर ॥#8 दँशाएं)ए एी इशारं22 907: दावं #॥९ 
उशाग्रंट2 #0०7प८. 

6 7908-टशुआश5[ 50227 जञं। 880 98 तांएं0९० 89 98 ॥6ए 
तांयाणणाए 0 रकएढ३ड 270 0 8९४०४० एथटटएा075, 7 जात 70 
96 ॥6 “+स0 (एणीएरड??-36 वपशाभाांड, वशिबाए ०जीएण8 भात 
॥6 800 ८परॉपार 0 चरण 6 छा2॥9070ए2४, 5स९7॥5, 
शा 80एशशयािा।लशा 807)राएंडाश0ण (.?. आ0तए जरा0त6--ग00क्‍्टा 
ग8 शो 485 768 2॥0ए080- ॥ जी 98 3 ठंंली0तणाए 95चलशा 
नकालिया?! 0 “क्राशा8एश5,? 6 णिग्गराल >थााट््‌र ०0०९7760 
ज्त छ0095 शत 40685, #6 [6९ जात 980छा6 शाते ए07. 40 
पिथाइटशआत प्रांड ठंटा007एव॥9 ॥6फ 8ज़ातह्डंड जी। 08 8 साईं 
ए[050ए्ांटव थात. ढ0एलभांगाधं लाबाशाएु&.. णि._[॥6 
905-0979/धभिी8 8022५. 

प॥6 880 9805 870 €व77ए 79908 280 प्रध्मा7०० 6 शा 
भाणीलः 69, भाणाल 'कटागरत ० ॥रांडाणए.! ॥ 6 व9॥ 0 क्‍॥0 
8७7 ए/३॥ ॥ 989 ज85 6 टांता820 ९ए९7॥ 9 $8जञ7700280 
6 शि  /१रांधा 270 (०0म्राग्रणांडा, #९ लणिकाव्राओंता 6 
प्रवाहवराएंगादा 20407 ०770०578 745 काश्वड720 0 +#प्राएवा। 
#व5 2 टॉफावटस्‍संट 2एटाए हवा माधाए-24ं #7९ राव 072 4909 एशध्ाड 


252 : 0०॥०४ए९८ 9 75988 


णी ॥छ&/ण7 के आला #॥€ 50एशरएाआ मवांता-हंध्रांट फऋवर ॥९० 
प्राबंा--क्ाब 0#0॥ ॥९ 00--चरलाण ०7 ४2 फ0प्रिंटवा 5९८. 
#फ्राप्रार ॥7०7वाएऊ फरं। 5॥ट(ए/वापउद्ापद्राए 72997 दन्‍्कागाहु #6 
शं2 बंद्वा९5१*, प॥शरट 8 ॥0 |7/९८९ंश॥ [ण' उचदों! #वाजावाधंतावों 
बलांता, ॥0 ९वारॉंश' 022ट45707 ॥/श2० आवागताड, 700 व 52 
बीडशाश णी 2052दृशाट2 (दावे बगाएज ऋआर700/ वबडडशा। 
ब982#/#४), #>6 #॥2 20 ग्|शिटड। ४2... एंव 
८छाफ्रप्रापरए के 708 दंशशा #शाः०ंक्रा ब्ॉर्ववे ठी #शो। तारा 
ग्रधाशादा उशाफ्राशाफ दावे, ये करवाए ट्वडट5, ाटवर्व 2०2४ 0#0ो7 
छा अवा्णावां ग्र//शर255., 7/#शरट # ॥0 फ०टरवंशा। [ि #९ 
धा9/-्रांएग्शइवा कटवीसवारंता #द ।श70 7 7४ ॥0/ व क्राध्ाश' 
० %कर०ाप्र[25? ॥0 96 /6०0 फवीणंबं:दा! #दांकादा €ू०/शफ॥॥20/5, 
छ॥क्व्रा।एश' बर/फट्बाधीव7टबृदी25 मठानावागगत रो, 7 ाधाएादां 
4८४०7. 


0पाभिादंगए धरा पिव्वा07-9086 ? 
का ॥6 400 ए९5 जआंव06 ॥6 घिद्याता ]#एएछश-एण॥/ लगा उंध्था 
809 वाएथा<रत | (॥ गांड 576 80०६ #&छ /#/085 बं९ | 
_ूपए/फ्यप्र2), 076 72//0ण-846 ॥96 9600॥6 6 ४006 0एशा 70 
एणाएंटव ए०ज़ड, रधयाधीए 270 छागराशए, 4॥0 डं॥08 0९ 
घााणा ऐेटएठएणाणा  ॥90 350 080०076 ह॥€ ट्यायरंथ 07 6 
5९९पँश ॥इलीशांए0, ॥6 छएशीॉटस व इशथफ्थांणा 0ए 50०४५. 
प्रताभाधिाभ्ांडवओ---०णाथआएगंड। 88 ए९]]| 88 विट2--ए४8४५ 6 
पॉधा6 तंजञातिव्वांणा भा 39006085 0 06 002८0॥6 0 [6 
80एश€ांशा 7007-86 85 6 06 भगत 07ए ठताएशा 0 790ए८. 
?ग्रांधट्व ॥60फए भाव ०णाहआाणिाणाओं 49ए इती पा0ए 0779 
॥6 50ए2८शंशा ४986, 570 ॥ 6 ]85६8 00 ए८श5  95 5९४0|५४ 
ए०6९८0॥6 पर06 ए०एशि भाते ग्रता8 60ग्राशा, ॥ ॥95 गरए3९त 
70 6 *“परा628-596.7? ॥[ 5 8]50 06 णा& एणा0०श2 डाएटप८ 
९ 50 शि प्राताडाधात, ध86 शिया जाती, 870 00४7 ॥09 (0 
एणा06 60 0०7 ज़र्शिांव्या्द भात डंवापंधतां220 9॥5-- थ॥ 
हटाए, 8 हशांड्रपाट, ०20णा5, 3 त्रीछाणाधा८ इटाशंए2ट, 8 
प्रशाणाव ज्ञाग9, शाते 50 00. 5एशथाए 076 ० ४6 200 -040 ॥९फ 
९०0०णातं)€$ ॥436 ॥892९ जा स्यरल्त ठप 6 फ गिगारा ०0[0गगां3 


[5 (रॉशीशा (07) [0 था दिएप ? ; 253 


धाग[आ25 48 96९॥ 56 पए 85 8 50एट29॥ ॥907-8906. ॥0 [[5 
8 जीता 6एशाए 0०6 ० 6 शााणा5ड एक्षा5 07 6 ]88 07 ॥6 
७00्रांध छाए7683, ]6 80ए|6 शा[जा०, 28//785 ॥0 0९800॥6, 

जल आगए6 ॥6 शात 0 छत०्ातत छग्र मर धाल उठश्शटांक्ञा 
प्रदा/गा-डदार #ब5 डट्ववॉएए 9९९7 05798 ह/8 70507 ध$ ॥#7९ 0#९ 
0शइब्या ०706श- ॥5 45 96०0९ [56930 णा6 भा078 प्रक्षाए 
झइप्टाी णह॒क्षाड, ॥शखबरा।, बंशशक्रुरद 20726. दा? दिए 
9९८०॥फह एव 3०22/2४ ० 7(द्कापंट7/97., :डांशफदा9, 
$क्रारट ६०एशाफ्राशांवां फिटाठ0/8 दर 9220#फ्रह #ध/डइहद[ंं0स्‍4॥, 
०7४8 7८६०7 (.९., #९ ड/०श्वा :720900772 (०फ्रपएप)), 
०7#ए75 द्वा2 92862 #704/22व॑, 

पुा6 ॥4/णा-अ्वाठ 5 ॥00 एजा2 00 “जातीश 8ए०8ए१?, ॥ ॥89 
दाता) 6 ॥608 70०एशथरणि एजाादव 9ए९था भण०पाते 0 3 ॥008 
ग76 00 2076, 507 ज्ञात 70 [827 ४98 ॥6 खद&]220542/९ 07८, 
बाबर करा करटटरवहफाहए आधार 70727 #। 0#/27 ०:8475, 0/2" 
फ्राईस्‍॥075, 0727 70#2:7)ल्‍व/श', ३९ द्वार ॥ठणं।ड धिडा/0%व्ाव5 
॥#९ “908-८टबफएग्रंव577 7 90/9. 570 ॥6 तांशंत्रंणा 0 90७४०, ॥6 
त॒रांशंणा ए 875, गा तंरंश्रंणा ए 7९59णाडइणा[[।2$ 0 
8020ण्राक्कि।स्‍65. >लपज़ला 6 श्यांणाड ९ए2५ ० ऐां$ 
708४-237॥4॥850 00क्‍ए ८द/९€5 ४६०0९ ब९क्ि९व॑: फशाब507070वभा] 
॥6 तठाशा। 07 ॥6 ए7ाणा-डाॉंब्वं8 २? जमरावव 5 0 96 टथा€त ठप 
एजांगा।] 6 586 0ए 800707008 साडाप[[075 ? शात्र 5 /0 9९ 
“हकशाधवंकावा? ? जार 500 96 “#क्काडाब/णाञद्वा??? पवा 5 
70 98 ““$&एश-46 ॥१0 029 2??? [२९5०[एा॥8 686 (०68॥07 शां!। 
ए6 ॥6 व्याएथ 9णां०्यों 32827098 0 06९8065 00 ०076. व ॥8 
$7922708, ॥6 000076 8 (णा8 णाएा2020806. 87 जी]86एश 
॥ जा! 96, #९ 707स्‍टवा सर्बंशा 50 उस्वाउ आशाटट ॥#7/ /00/ 
बॉलशिशा।#ी0ा #6 70विंटवा! 0बंह" ० #2 खिड ८षशपरद्रा7ंट5, जोश] 
फार. 8ट05  कंशशिव्त | अंरठ, शल्य, ०0०5४थएा079/ 
शा9॥एश०॥7०था५5, भात एणागटव रत 9ए जऋ़छढ प्रािा 85 
प8/007-88(25, ९४०॥ 50एश८ं(॥ एांग) ॥5 शग्रॉणिए, क्ा0 ९8४९) 
08697760 ४ए 48 (€ए(0फ. 

पफाल 85 ० जाथध ग्रांशां 96 टश60 ॥6 “फरार्ना0007 
एिंस्‍70507725, 0007769 7 2072 (2646-4746), ५7९0# 770९॥ 


254 : १०४।9ए2८ 7९2 4७777579598 


ट्रः 


्ी ॥5 वींडि 3 धिा€ ४ाथाएंा (00 68४06 [6 प्रशाए 07 
(ांशिथात0ा, लंड परातारभाणा छबव5 70 ॥6 6 0 लां शं0ए५ 
जक््5 >289एछ968] (005 32700. ?06587#/|$ड छा 9४ए€्शा 
श॒0€छाका। 5९टॉ53 -नीश तंभाएश ए०5 बाटइतए छवक्‍डा जीशा 
[ठणा[2रट 5 007. 87 6 ्व०त॑ गी ज़ाँीणा। 8 ०2ण्रगाणा 
0९०॥6९१॥7 5पएशथाकश्षण३। (500, 5६८पश2289075 ए0परत धार26. 
खव0 3 5९९वॉँश ॥लीटांणा, ॥6 ए35 टणाएणंा॥060, त0फॉ6--9॥70$/ 
0ए 066गग707--+8ए6 00 986 3 शिथ्ााएं शात॑ शए[॥255 ॥6 
(660077 0ए[76 ॥70एं009. 

2 ०८गापाए ]96 उ76४॥-२३०९(ुए९5 ११0ए556७॥ ए00ए९८१ &0॥॥2 
परशा। 07 355९९ व 5०2067ए ९००पांव 20 हा070 ८णा0] 6 
[0शंतप्वा तराभा 9थात2- 7 20% दाद 0 (ट्ध्ा? ध (72९४ 
खव्रंदााओ, 76 टठंव. ढाव॑ ऑएपरधद सलवार खप्रोग्शाउदा खख्गादा। 
एशल्टकठक, ठिपया ॥ 250 ८0एाॉ० भात शीठ्प्रत 5प900॥7886 ॥॥6 
॥स्‍0णंतए90 पाल रएश$उड0ा9, 5एएश-0४850॥9] *एटाशव।ं छा!!! 
(20/97/९ &९#ऋ८।वा०)-- शा थिगरजांडा$ [8607 ८३6 00 ८४ ९ 
“कांब्लार० [8ए95 0809.77 छं08 था 5४एशांणा 07 500९४ 
98 #९९॥[6 त0॥रा7शा ट०९१ 0 ए€डाथा। (७7, 4॥0 ॥072९ए८/ 
गला ॥ ज़ाढाथआ08 (0 96 क्राएन2छए005, ?? ह/ &# ६ 72ट787008 
8९८९ 7० कश्वाड बट, ्ी 000752, ॥07-मअपरप्रवा: 24777 
॥रदृपण+ दि।पिह व[जउशफ,) कारएशफवा 75ए720.श479५ ब80/वपरिदाः 
रण जांग्वार .श7, 7॥6 809), ॥0णए०ए८, 5 उलाशिं०0प5: ॥0 
€59ताशा॥67620907 07000 ता शशा) 99 टा०2॥8 6 (४६९७ 
शा, ! 

ख 0 07086 0] 07९ ॥ण0॥60 ए:25 [0705 00/एशरफि, 
व6 ग्रा0॥ एशएश्च४ए९ शार्त ॥69-0रशइ। 0 तारद5८ 5टटणंववा 
एा6९05, ज्ांततवला एाणा56 053फ॥0॥/70फ0शीा 50टांधए, १४5, 
0 ००प्राइ९, शिशडज्ांड॥, [0660 ॥ एछ5 ध6 82005 97050 0 
वएीड7--वधि ॥05 शिशा ॥5$ ०गाएणगएण९त 30९0089 धा0 5 
गलिल्जाएंए णारभीआंए ९०णाणाए त९09-नोी9| €णाउगॉपटत 
5 0श॥९१0005 39088|, ९5०९८४॥ए ॥0 6९८०4 ५. 

(गाधगधपगांडझशआ ०08 95९त6 5 8 5एडदा, ॥ €णीवफ़स्पे 
९ए0707089ए, [5 गरधलांधे ज/0॥5655 छ0०९८९॥00ए. #रहल्यप॑ 
् लाह्याााए एलगिा। व टालबाट्त ग्राष्दाश-गाष्रल्कषए्त ता सालयाए 


[8 एवज्रीवीशा एगााहु। शा हित 2 : 75५5 


€८0ा0णागगांट €वुण्बाए। साल्चध्ते 87070 टक्षिपार 0 पिटलांणा॥65 
लां0शजंप्ट्र शास्थराल् ७एणा0ण्ांए ज्राए6265 विधा 06 फ़्रज0 ॥80 
९एटा 5९९॥. ठउपां 85 8 ल8९0, थिाजांधा 2097520 96८408९6 | 00 
70 एछाठश6 ॥6 “६€ए शिवा ?, पराइल्वत 7 >0पष्ठा। 0. शाएं 
डशंालाशी2०॥6०6 2] 8 एगऊा  6 “06 40ंथ्रा777: (णाप्फाणा, 
2९60, 270 |घ58॥ 0 790०ण्रढ; थाएए शाप प्रापरपद त$प05; 9०(५ 
एाशाएए 900 5०टअएश655; छ॥2, ४०989, भातं 080070ए|4707, 


256 : १/४॥४००९८ा 4 775॥958 





यु महाप्रज्ञ की प्रमुख कृतियां 


& नया मानव : नया विश्व 

७ समस्या को देखना सीखे 

(» महावीर का अर्थशास्त्र 
है मन के जीते जीत 

७ किसने कहा मन चंचल है 

७ अपने घर में 

# चेतना का ऊध्वरोह्ण 

७ जैन योग 

९ एकला चलो रे 

(9 आभामण्डल 

७ में हूं अपने भाग्य का निर्माता 
6? महावीर की साधना का रहस्य 
# एसो पंच णमोक्कारो 

& में : मेरा मन : मेरी शान्ति 
९) मनन और मूल्यांकन 

७ आमंत्रण आरोग्य को 

€॥ कर्मवाद 

€ अहिसा और शान्ति 

७ जैन दर्शन : मनन और मीमांसा 
( घट-घट दीप जले 

७ अणुव्रत दर्शन 

९ जैन दर्शन ओर अनेदान्त 

# भिक्षु विचार दर्शन 

७ समय के हस्ताक्षर 

७ गूंजते स्वर : वहरे री 

७ दन्‍्दी शब्द : मुक्त भाव 

# सभव 5 समायान 

# अत्म 

ह "उिन की साधना 


आदि-पादि 






